


मुद्रक तथा अकाशक 
इनुमानप्रसाद पोद्दार 
गीताप्रेस, गोरखपुर 


सं० २००७ से २०१० तक १५७२५० 
स० २०१५ तृतीय ससकरण  ३॥००० 


कुल १८,२५० 


मूल्य १) सजिल्द १) 


पता-गीताप्रेस, पो० गीवाग्रेस ( गोरखपुर ) 


औरीद्टरिः 
नग्न निवेदन 


वर्तमान संसारके प्राणियोंकी गति उत्तरोत्तर अधोगामिनी हो 
रही है । लोक-परलोकके विनाशके लक्षण प्रत्यक्ष प्रकट हो रहे हैं | 
भगवानपर अविश्वास बढ़ रहा है | धर्मके नामपर जहाँ एक ओर 
घोर पापकी बृद्धि हो रही है, वहों दूसरी ओर सच्चे धर्मके प्रति 
भी घृणा फैलायी जा रही है । धर्मके नामसे ही कुछ छोग तो नाक- 
भों सिकोड़ने छगे हैं | समय बहुत भयंकर है, आज हासको 
विकासका नाम देकर अनाचारका विस्तार किया जा रहा है ! इस 
शोचनीय स्थितिमें अपने आदर पूर्वजोंके पवित्र चरित्रोंका अनुशील्न 
करने तथा भगवानके खरूपका कुछ परिचय प्राप्त कर भजनमें 
प्रदत्त होनेके सिवा अन्य कोई उपाय नहीं सूझता । किसी भी प्रकार 
लोग भगवत्वरायण होकर भजन करें और अपने पूर्ेजॉंके आचरणों- 
को अपनाना आरम्म करें तो आशा की जा सकती हैं कि इस 
महान्‌ पतनके म्रवाइसे फिस्ती अशर्मे दमारी रक्षा हो सजेगी। 'तत्- 
चिन्तामगि'के इस छठे भागमें इसीलिये हमारे कुछ आदर महापुहपों 
ओऔर सल्नारियेकि चरस्त्निका और साथ ही भगवानके खख्ूप-तत्व एव 


ऋम .. 


साधन-भजनसम्बन्धी कुछ महत्तपूर्ण व्वित्रनोकण सभद किया गया 


(४) 


है । इसमें प्रकाशित सभी लेखोंके अधिकारी लेखक है---परमार्यपथके 
प्रकाशदीप श्रीजयद्यालजी गोयन्दका | 'तत्त-चिन्तामणिः्के पू्- 
प्रकाशित पांचों भागोंको पढ़कर जिन लोगोंने लाभ उठाया दै, उनमेंसे 
कुछ लोगोंको अबर्य यह अनुभव हुआ द्वोगा कि वे एक यवाथथे 
अधिकारी पृरुषकी वाणीसे कृतार्थ हो रहे है । अधिक लिखनेकी 
आवश्यकता नहीं | पहलेकी माँति इस छठे भागसे भी भारतके नर-नारी 
पारमार्थिक छाम उठावेंगे, ऐसी आग और प्रार्थना हैँ । 


ज्येष्ठ शुक्क १५ । २००७ बि० | हज्ुमानप्रसाद पोदार 
गल्लातठ, ऋषिकेश, हिमालय ( कल्याण-सम्पादक 9 





3» श्रीपरमात्मने नमः 


विनय 


मेरे लेख जो “कल्याण'में प्रकाशित होते है, उनको पुस्तकाकारमें 
उापनेका कई एक भाइयोंका आग्रह रहता है। इसी उद्देश्यसे 
4तत्तत-चिन्तामणि'के नामसे पूर्षमें पाँच भाग प्रकाशित किये जा चुके 
हैं, इसी प्रकार यह छठा भाग निकाला जा रहा है । ये लेख श्रुति- 
स्मृति, इतिहास-पुराण आदि आार्त्ों, ईश्वर तथा भक्तोंके चरित्रों एवं 
सुनी-समझी हुई बातोंके आधारपर ही लिखे गये है | इन लेखोंमें 
शाल्रोंके वचन होनेसे मुश्नको विश्वास है कि इनके अनुसार अनुष्ठान 
करनेसे मनुष्य विशेषरूपसे आध्यात्तिक छाम उठा सकता है। 
थाठकगण इनको पढ-सुनकर इनमें लिखी बातोंको काममें छाबें तो 
बड़े आनन्दकी बात है | इनमें जो त्रुटियों रही हों, पाठकगण मुझे 
सूचित करनेकी कृपा करेंगे | 


विनीत 
जयदयाल गोयन्दका 





उन्होंने युधिष्टिरको 
उगातार कह दिनोतक वर्णाश्रमघर्म, राजघस, आपदर्म, मोौक्षघर्मः 
आउधर्म, दानधर्म भौर स्रीधर्म आदि अनेऊ मद र्वपूर्ण विपयोंपर उपदेश 


दिया ।” उनका उपदेश सुननेके छिये व्यास भादि महर्षि भी 
उपस्थित हुए थे । [ पु० १६ 


+--+<+४ ०७७७-०१ 


विषय-सूची 


लिष पृष्ठ संख्या 
१-महात्मा मीष्मपितामह **० >ज४ 
२-धमंराज युधिष्टिर **« जब 2 
३--वीरवर अजुन ह *** श३ 
४-कुन्तीदेवी ०० "०० ६५७ 
५-देवी द्रौपदी *** डआ उई 
६-पतिमक्ता गान्धारी बन "० ७९ 
७-महात्मा विदुर न** *** ८६ 
८-मन्निश्रेष्ठ सा्ञय -*० की 
९-मगवान्‌ वेदव्यास कि *** १०६ 
१०-महाभारतकी महिमा ०० *** ११३ 
११-पद्मपुराणकी महिमा ००० **- ११७ 
१२-मावंण्डेयपुराणपर एक विहृज्ञम-दृष्टि. *** *** १२७ 
१३-नब्रह्म पुराणपर एक विदृद्जम दृष्टि 252१ *** शदृ२ 
१४-ज्त्रियोंके लिये कल्याणके कुछ घरेलू प्रयोग ** १९१ 
१५-अत्याचारका प्रतीकार * *** २०३ 
१६-सामयिक चेतावनी हक *-* २०९ 
१७-ईश्वर और धर्म क्‍यों! न ** शर९ 
१८-दिनचर्याका सुधार **०९ ** २५९ 
१९-चदरसे शञान-वैराग्य आदिकी शिक्षा. *** ** २७० 
२०-मान-बड़ाईका त्याग *** +अ9- ३४७ 


२१ भगवानका प्यारा या] 7 २९८ 


(८) 


२२-निष्कामभावकी महत्ता रे 
२३-सत्सज्के अमृत-कण 

२४-साधनसमम्बन्धी प्रश्नोत्तर १ 
२५-मगवदाअयसे लोक-परलोकका कल्याण ** 
२६-भगवशिन्तनका प्रमाव 5.९९ 
२७-योगसैमका वहन कं 


२८-भगवदन्नामका मूल्य 


२९-भीमद्भागवतर्म विद्ुद्ध भक्ति 


३०-गीताकी सर्वप्रियता 
३१-परमानन्दकी सोती 


३२-नैराग्य और उपरामता 
३३-शानयोगके अनुसार विविध साधन 
१४-निर्गुण निगफारता न्यान 52 


कक 


१-ट)्रौगदीओं सान्त्वना 





चित्र-सूची 


३२३०७ 
३१९ 
३२१ 
३३७ 
३३९ 


४ ३५० 


” ३६६ 
* २७६ 
* 3९५ 
* ४०६ 
* ४१३ 


४२३ 
इपड८ट 


लि 


दे >> 5 ५ 





८ सु 3 
हर बन ८ ०] ९ 
अकबर... 7 आ ऋ ६. -जशफप 


छोपदीकों सान्त्वना 


ख्क 
ओपरमात्मने नमः 


महात्मा भीष्मपितामह 

महात्मा भीष्म ग्रसिद्ध कुरुबंशी महाराज शान्तनुके पुत्र थे | वे 
गड्गादेबीसे उत्पन्न हुए थे | वसु नामक देवताओंमें “यो? नामके वच्चु 
ही महर्षि वसिष्ठके शापसे भीष्मके रूपमे अवतीर्ण हुए थे । उन्होंने 
कुमारावस्थामें ही साड्डोपाड़् वेदोंका अध्ययन तथा अलोंका अभ्यास 
कर लिया था। अल्लोंका अभ्यास करते हुए उन्होंने एक बार अपने 
बाणोंके प्रभावसे गल्गाकी धाराको ही रोक दिया था । उन्हें बचपनमें 
लोग देवब्रत कहते थे । 

एक दिन राजर्षि शान्तनु वनमें विचर रहे थे | उनकी दृष्टि एक 
सुन्दरी कैवर्तराजकी कन्यापर पडी, जिसका नाम सत्यवती था और 
उसपर वे आसक्त हो गये | उन्होंने उससे विवाह करना चाहा | 
सत्यवती थी तो एक राजकन्या, परल्तु वह कैंवर्तराजके घर पली थी । 
उसके पिता कैवर्तराजने उसके विवाहके लिये राजाके सामने यह शर्त 
रक्‍खी कि उसके गर्भसे जो पुत्र हो, वद्दी राज्यका अधिकारी हो | 
राजाने उसकी यह हा मंजूर नहीं की । परंतु वे उस कन्याको भी 


१० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


न मुछा सके । वे उसीको पानेकी चिन्तामें उदास रहने छगे | देववरतको 
जब उनकी उदासीका कारण ज्ञात हुआ, तो वे ख़यं कीवर्तराजके 
पास गये और उससे खय॑ अपने पिताके लिये कन्याकी याचना की । 
उन्होंने उसकी शर्ते मंजूर करते हुए सबके सामने यह प्रतिज्ञा की कि 
इसके गर्मसे जो पुत्र होगा; वही हमारा राजा होगा ! परन्तु 
कैबतराजको इतनेपर भी सनन्‍्तोप नहीं हुआ। उसने कद्ा--“आपका 
बचन तो कभी अन्यथा नहीं होनेका, परन्तु आपका पुत्र राज्यका 
अधिकारी हो सकता है |? इसपर देवबतने उसी समय यह दूसरी 
कठिन प्रतिज्ञा की कि “मैं आजीवन ब्रह्मचर्यका पालन करूँगा |? कुमार 
देवब्रतकी इस भीष्म-प्रतिज्ञाको छुनकर देवताओंने पृष्पवर्षा की और 
तभीसे उन्हें लोग “भीष्म? कहने छूगे। मीष्मने सत्यवतीको ले जाकर 
अपने पिताको सौंप दिया। भीष्मका यह दुष्कर कार्य छुनकर राजा 
शान्तनु बहुत प्रसन हुए और उन्होंने अपने पुत्रको इच्छा-मृत्युका 
वरदान दिया | इस प्रकार भीष्मने जीवनके आरम्भमें ही पिताकी इच्छा 
पूर्ण करनेके लिये संसारके सामने अलौकिक त्यागका आदर्श उपस्थित 
किया। जिप्त राज्यके लिये उनकी दो ही पीढ़ीके बाद उन्हींके बेटों-पोतोमें 
तथा उन्हींकी उपस्थितिमें भीषण सहारकारी महायुद्ध हुआ, उसी 
राश्यको उन्होंने बात-की-बातमें अपने पिताकी एक मामूछी-सी इच्छापर 
न्यौछावर कर दिया। जिन कामिनी-काग्चनके लिये ससारके इतिहासमें 
न जाने कितनी बार खून-खराबा हुआ है और राज्य-के-राण्य ध्वंस दो 
गये हैं, उनका सदाके लिये तृणवत्‌ परित्याग कर उन्होंने एक विरक्त 
महात्माका-सा आचरण किया | धन्य पितृभक्ति ! 

सत्यवतीके गर्भसे महाराज गान्‍्तनुके दो पुत्र हुए | बडेका नाम 


महात्मा भीष्मपितामह श्र्‌ 


था चित्राइद और छोटेका विचित्रवीर्य | अभी चित्राड्ुद जवान नही 
हो पाये थे कि राजा शान्तनु इस लछोकसे चल बसे | चित्राज्नद राजा 
हुए, परन्तु वे कुछ ही दिनों बाद गन्धर्वोके साथ युद्ध करते हुए मारे गये। 
विचित्रवीर्य भी अभी बालक ही थे, अतः वे भीष्मकी देख-रेखमें राज्यका 
शासन करने लगे | कुछ दिनों बाद भीष्मको विचित्रवीर्यके विवाहकी 
चिन्ता हुईं । उन्हीं दिनों काशीनरेशकी तीन कन्याओंका खबंबर होने 
जा रहा था | भीष्म अकेले ही रथपर सवार हो काशी पहुँचे। उन्होंने 
अपने भाईके लिये बल्पूवेक कन्याओंको हरकर अपने रथपर बिठा 
लिया और उन्हे हस्तिनापुर ले चले | इसपर खयंवरके लिये एकत्र हुए 
सभी राजाछोग उनपर टूट पड़े, परन्तु उन राजाओंकी एक भी न चढी | 
उन्होंने अकेले ही सबको परास्त कर दिया और कन्याओंको छाकर 
विचित्रवीर्यके अर्पण कर दिया | उस समय संसारको उनके अलौकिक 
पराक्रम तथा अलकौशलका प्रथम बार परिचय मिला | 

भीष्म काशिराजकी जिन तीन कन्याओंको हरकर ले आये थे, 
उनमें सबसे बड़ी कन्या अम्बा मन-ही-मन राजा शाल्वको वर चुकी थी। 
भीष्मको जब यह माद्म हुआ, तो उन्होंने अम्बाको वहॉसे विदा कर 
दिया और शेष दो कन्याओंका विचित्रवीर्यसे विवाह कर दिया | परन्तु 
विचित्रवीर्य अधिक दिन जीवित न रहे । विवाहके कुछ ही वर्षों बाद वे 
क्षयरोगके शिकार हो इस संसारसे चछ बसे । उनके कोई सनन्‍्तान न 
थी । फलतः कुरुवंशके उच्छेदका प्रसड्ग उपस्थित ही गया। भीष्म चाहते 
तो बड़ी आसानीसे राज्यपर अधिकार कर सकते थे । प्रजा उनके अनुकूल 
थी ही । वंशरक्षाके लिये विवाह करनेमे भी अब उनके सामने कोई 
अडचन नहीं थी | परल्तु बड़े-से-बड़ा प्रछोमन तथा आवश्यकता मीः 


१५ तत्त्व-चिन्तामणि भाग दे 


भीष्मको उनके वचनसे नहीं डिगा सकी । सत्यवतीके पिंतासे की 
हुई प्रतिज्ञाको दुहदराते हुए एक समय उन्होंने कहा था---मैं त्रिलोकीका 
राज्य, ब्रह्माका पद और इन दोनोंसे अधिक मोक्षका भी परित्याग कर 
सकता हूँ, पर सत्यका त्याग नहीं कर सकता। पॉचों भूत अपने-अपने 
गुणोंको त्याग दें, चन्द्रमा शीतछता छोड दे, और तो क्या, खण 
धर्मराज मले ही अपना धर्म छोड दें, परन्तु मैं अपनी सत्पप्रतिज्ञा 
छोडनेका बिचार मी नहीं कर सकता | प्रतिज्ञाका पालन हो तो ऐसा हो | 

इधर अम्भाकों शाल्॒रने खीकार नहीं किया | वह न इधर॒की 
रही, न उधरकी | छजाके मारे वह पिताके घर भी न जा सकी | अपनी 
इस दुर्दशाका कारण भीष्मकी समझकर वह मन-ही-मन उन्हें कोसने 
और उनसे बदला लेनेका उपाय सोचने छगी। अपने नाना राजर्षि 
होत्रवाहनकी सलाहसे वह जमदम्रिनन्दन परशुरामकी शरण गयी और 
उनसे अपने दु.खका कारण निवेदन किया। भीप्मने परशुरामसे 
अश्नविंधा सीखी थी । उन्होंने भीष्मको कुरुक्षेत्र बुलाकर कहा कि 
<स कन्पाका बल्पूर्वक स्पश करके तुमने इसे दूपित कर दिया है; 
इसलिये शाल्वने इसे सखीकार नहीं किया | अतः अब तुम्दींको इसका 
विधिपूर्वक पाणिग्रहण करना होगा |? भीष्मने उनकी वात खीकार 
नहीं की | उन्होंने कहा कि “इस कन्याने ही मुझसे कहा था कि मे 
शाल्वकी हो चुकी हूँ। ऐसी हालतमें में उसे कैसे रख सकता था; 
जिसका दूसरे पुरुपपर प्रेम है, उसे कोई धार्मिक पुरुष कैसे रल सकता 
है ? अब तो परशुराम आगबबूछा हो गये। उन्होंने कहा---५भीष्म ! 
तुम जानते नहीं कि मैंने इक्कीस वार इस पृथ्वीको क्षत्रियेंसि हीन कर 
दिया था ” भीफने कहा--“गुरुजी ! उस समय भीष्म पैदा नहीं हुए' 


महात्मा भीष्मपितामह श्ह्रे 


थे यह सुनकर उन्होंने मीष्मको युद्धके लिये लछकारा | भीष्मने उनकी 
चुनौती खीकार कर ली | फिर तो गुरु-शिष्यमें भयद्डुर युद्ध छिड गया । 
तेईस दिनोंतक लगातार युद्ध होता रहा । परन्तु किसीने भी हार नहीं 
भानी | अन्तमें देवताओंने तथा मुनियोंने बीचमें पड़कर युद्ध बंद करा 
दिया | इस प्रकार मीष्मने परशुरामकी बात भी न मानकर अपने 
सत्यकी रक्षा की तथा अपने अद्भुत पराक्रमसे परशुराम-जैसे अद्वितीय 
धनुर्धरके भी छक्के छुडा दिये। सत्यप्रतिज्ञता और वीरताकी पराकाष्ठा 
हो गयी । 

महाभारत-युद्धमें कौरवपक्षके सर्वश्रेष्ठ योद्धा भीष्म ही थे | 
अतएव कौरव-द्के प्रथम सेनानायक होनेका गौरव उन्हींको प्राप्त 
हुआ । पाण्डव एवं कौरव-दोनोंके पितामह होनेके नाते उनका दोनोके 
प्रति समान ग्रेम एवं सहानुभूति थी तथा दोनोंका ही समानरूपमें वे हित 
चाहते थे। फिर भी यह जानकर कि धर्म एवं न्याय पाण्डवोंके ही 
पक्षमें है, वे पाण्डबोंके साथ विशेष सहानुभूति रखते थे और हृदयसे 
उनकी विजय चाहते थे | परन्तु हृदयसे पाण्डवोके पक्षपाती द्वोनेपर 
भी उन्होंने युद्धमें कभी पाण्डवोंके साथ रियायत नहीं की और प्राणपणसे 
उन्हे जीतनेकी चेष्टा की | युद्धके अठारह दिनोंमेंसे दस दिनोंतक 
अकेले भीष्मने कौरवोका सेनानायकत्व किया और इस बीच पाण्डव- 
पक्षकी बहुत-सी सेनाका संह्दार कर डाला । दृद्ध होते हुए भी युद्धमें 
उन्होंने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया कि दो बार खय॑ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णोो श्र न लेनेकी अतिज्ञा होते हुए भी अज्जैनकी रक्षाके 
लिये उनके मुकाबलेमें खडा होना पडा | अर्जुनका बल क्षीण होते 
देख एक वार तो वे चक्र लेकर उनके सामने दौड़े और दूसरी वार 


५१४ तत्त्व चिन्तामणि भाग ८ 


चाबुक लेकर उन्होंने भीष्मको छलकारा; और इस प्रकार एक भक्तके 
आ्आणोंकी रक्षा करते हुए दूसरे भक्तके गौरवकों बढ़ाकर अपने 
उभयतोमुखी भक्तवत्सठताका परिचय दिया । अन्तमें पाण्डवोंने जब 
देखा कि भीष्मके रहते कौरवोपर विजय पाना असम्भव-सा दै, तब 
उन्होंने खय पितामहसे उनकी मृत्युका उपाय पूछा और उन्होंने 
दया करके उसे बता दिया । उन्होंने बताया कि “ुपदकुमार 
शिखण्डी ख्रीरूपमें जन्मा था, इसलिये यधपि वह अब पुरुषके रूपमें 
बदल गया है, फिर भी मेरी दृष्टिमें वह ख्री ही है । ऐसी दशामें 
उसपर मैं शत्र नहीं उठा सकता । वह यदि भेरे सामने युद्ध करने 
आयेगा तो मैं शलत्र नहीं चछाऊँगा | उस समय मुझे अज्जुन मार 
सकता है / क्षत्रियध्मके पालन और वीरताका उदाहरण इससे 
बढ़कर क्या होगा 

जिस समय युद्धमें मर्माहत होकर भीष्म घराशायी हुए, उस 
समय उनका रोम-रोम बार्णोसे बिंध गया था | उन्हीं बाणोंपर वे सो 
गये, धरतीसे उनका स्पर्श नहीं हुआ | उस समय सूर्य दक्षिणायनमें 
थे | दक्षिणायनको देहवत्यागके लिये उपयुक्त काल न समझकर वे 
अयन-पर्िवितेनके समयतक उसी शरहस्यापर पड़े रहे; पिताके 
वरदानसे मृत्यु तो उनके अधीन थी ही । भीष्मजीके गिरते ही उस दिन 
युद्ध बंद हो गया | कौरब॒ तथा पाण्डबव वीर भीष्मजीको घेरकर 
उनके चारों ओर खड़े हो गये । भीष्मजीका सारा शरीर बाणोंसे 
संल्म था, केबछ उनका शिर नीचे छटक रहा था, उसके लिये 
उन्होंने कोई सहारा माँगा । छोगोंने उत्तमोत्तम तकिये छाकर उनके 
सामने रख दिये, परन्तु उन्हे वे पसंद नहीं आये । उन्होंने 


महात्मा भीष्मपितामद १५ 


अजुनसे कहा--बेठा | तुम क्षत्रियधर्मको जानते हो; इसलिये मेरे 
अनुरूप तकिया लगा दो |? अर्जुन उन वीरशिरोमणिके अभिग्रायको 
समझ गये । वीरोंके संकेत वीर ही समझ सकते हैं | उन्होंने बाण 
मारकर भीष्मजीके मस्तकको ऊँचा कर दिया, उन बाणोंपर उनका 
मस्तक टिक गया। इधर दुर्योधनने बाण निकालनेमें कुशल वैद्योंको 
भीष्मजीक़ी चिकित्साके लिये घुल्वाया, परन्तु पितामहने उन सबको 
सम्मानपूर्वक छोटा दिया। गौरवमयी वीरगतिको पाकर उन्होंने चिकित्सा 
करानेमें अपना अपमान समझा | सब छोग उनके असाधारण 
शौये, सहिष्णुता और साहसको देखकर दंग रह गये। उस समय भी युद्ध 
बंद कराने तथा दोनों पक्षोमें शान्ति स्थापन करनेकी उन्होंने पूरी 
चेष्टा की, परन्तु उसमें वे सफल नहीं हुए | दैवका ऐसा दही विधान 
था, उसे कौन ठाल सकता था । 


वार्णोकी असह्य वेदनासे भीष्मजीका गला सूख रहा था; 
उनका सारा शरीर जल रहा था | उन्होंने पीनेके छिये पानी मॉगा। 
लोगोने आरियोमें भर-भरकर शीतछ और झुगन्धित जछ उनके सामने 
उपस्थित किया | भीष्मजीने उसे छौठा दिया | उन्होंने कहा कि 
पहले भोगे हुए मानवीय भोगोंको अब मैं खीकार नहीं कर सकता; 
क्योंकि इस समय मैं शरशब्यापर पड़ा हुआ हूँ ।? फिर उन्होंने 
अजुनको बुछाकर कहा---'बेटा ! तुम्हीं मुझे विधिवत्‌ जल पिला 
सकते हो | अज्जुनने “जो आज्ञा” कहकर अपने भायथेमेंसे एक दमकता 
हुआ बाण निकाछा और उसे पज्जन्यात्नसे संयोजित कर भीष्मके 
बगलवाली जमीनपर मारा | उसी समय सबके देखते-देखते पृथ्वीमेंसे 


१६ तत््व-चिन्तामणि भाग ६ 


दिव्यजछकी एक धारा निकली और बह ठीक भीक्मजीके मुज़में 
गिरने लगी | अमृतके समान उस जलको पीकर भीष्मजी तृप्त हो 
गये और अ्ुनके उस कमकी उन्होंने भूरि-म्‌रि प्रशसा की | उसी 
समयसे भीष्मने अन्न-जलका त्याग कर दिया और फिर जितने दिन 
वे जीवित रहे, बा्णोंकी ममोन्तक पीडाके साथ-साथ भूख-प्यासकी 
असह्य वेदना भी सहते रहे । इस प्रकार उन्होंने वीरताके साथ साथ 
धैर्य एवं सहन-शक्तिकी भी पराकाष्ठा दिखा दी | 


महामना भीष्म केवल आदर पितृमक्त, आदर्श सत्यप्रतिज्ञ एव 
आदर वीर द्वी नहीं थे, वे शार्रोंके महान्‌ ज्ञाता, घम एवं ईश्वरके तत््वको 
जाननेवाले एवं मद्दान्‌ मगवद्धक्त भी थे। उनके अगाध ज्ञानकी प्रशसा 
करते हुए स्वय भगवान्‌ श्रीकृप्णने यहाँतक कह दिया कि “आपके 
इस लोकसे चले जानेपर सारे ज्ञान छुत हो जायँगे, संसारमें जो 
सन्देहग्रस्त विषय हैं, उनका समाधान करनेवाला आपके सिवा दूसरा 
कोई नहीं हैः इत्यादि । भगवान श्रीकृष्णकी प्रेरणा एवं शक्तिसे 
उन्होंने युधिष्ठिककी छगातार कई दिनोंतक वर्णाश्रमपर्म, राजधर्म, 
आपद्धम, मोक्षधर्म, श्राद्व्म , दानध्म और स्रीधम आदि अनेक महत्त्वपूर्ण 
विषयोपर उपदेश दिया, जो महाभारतके शान्तिपर्व तथा अनुशासन- 
पर्वमं सगृहीत है । साक्षात्‌ धर्मके अंशसे उत्पन्न तथा धर्मकी 
प्रत्यक्ष-मूति मद्बाराज युधिष्ठिरकी धर्मविषयक शझ्जाओंका निवारण करना 
पितामह भीष्मका ही काम था | उनका उपदेश सुननेके लिये न्यास 
आदि महर्षि भी उपस्थित हुए थे । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके माह्ात्य एवं प्रभावका ज्ञान जैसा भीष्मको 


महात्मा भीष्मपितामद १्छ 


था, बैसा उस समय बहुत कम छोगोको था । धृतराष्ट्र एवं दुर्योधन- 
को उन्होंने कई बार श्रीकृष्णकी महिमा सुनायी थी | राजसूय यज्ञमें 
अग्रपूजाके लिये श्रीकृष्णको ही सर्वोत्तम पात्र सिद्ध करते हुए उन्होंने 
भरी सभामें श्रीकृष्णकी महिमा गायी थी और उन्हें साक्षात्‌ ईश्वर 
बतलाया था | श्रीक्षष्ण जन्र अजुनकी ओरसे चक्र लेकर उनके 
सामने दौड़े तब उन्होंने उनके हाथसे मरनेमें अपना गौरव समझकर 
शल्लोक्रे द्वारा ही उनकी पूजा करनेके लिये उनका आवाहन किया। 
उन्होंने युधिष्ठिकी भगवान्‌ विष्णुका जो सहस्तननाम-स्तोत्र सुनाया, 
उससे उनकी भगवद्धक्ति तथा मगवत्तत्त्त-ज्ञानका स्पष्ट परिचय मिलता है | 
आज भी उस तजिष्णुसहलनामका भक्तोमे वडा आदर है। खामी 
श्रीशड्डराचार्यजीने गीता, उपनिपदू एवं ब्रह्मसूत्रोंकी मॉति उसपर भी 
विस्तृत भाष्य लिखा है | उनकी भक्तिका ही यह फल था कि 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अन्त समयमें उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ 
किया । इस प्रकार भक्ति, ज्ञान, सदाचार--जिस ओरसे भी हम 
भीष्मऊे चर्त्रिपर दृष्टि डाछते हैं, उसी ओरसे हम उसे आदरश पाते 
हैं | भीप्मकी कोटिके महापुरुष संसारके इतिहासमे इने-गिने ही पाये 
जाते है। यद्यपि भीष्म अपुत्र ही मरे, फिर भी सारे त्रैवर्णिक हिंदू 
आजतक पितरोंका तर्पण करते समय उन्हें जल देते हैं | यह गौरव 
भारतके इतिहासमें और किसीको भी प्राप्त नहीं है। इसीलिये 
सारा जगत्‌ आज भी उन्हें पितामहके नामसे पुकारता है । भीष्मकी- 
सी अपुत्रता बड़े-बड़े पुत्रवानोंके लिये भी ईष्पौकी वस्तु है । 


+-2-3-७०६०७-:४ ०... 


त० चि० मा० ६-२--- 


धर्मराज युधिष्टिर 


महाराज युधिष्ठिर भी पितामह भीष्मकी ही भाँति अत्यन्त उच्च 
कोस्कि महापुरुष थे। ये साक्षात्‌ धर्मके अशसे उत्पन्न हुए थे और धर्मके 
मूर्तिमानू खरूप थे | इसीसे छोग इन्हे धर्ेराजके नामसे पुकारते 
थे। इनमें सत्य, क्षमा, पैये, सिरता, सहिष्णुता, शूरवीरता, गम्मीरता, 
मम्रता, दयाढुता और अविचल प्रेम आदि अनेकों वोकोत्तर गुण थे। 
ये अपने शील, सदाचार तथा विचारशीछतामे कारण बचपनमें दी 
अत्यधिक लोकप्रिय हो गये थे | जब ये बहुत छोटे थे, तभी इनके 
पिता महात्मा पाण्डु खरगबासी हो गये । तभीसे ये अपने ताऊ 
धृतराष्ट्रको ही पिताके तुल्य मानकर उनका बड़ा आदर करते थे और 
उनकी किसी भी आज्ञाकों नहीं ठालते थे । परंतु बतराष्ट्र अपने कुटिक 
खमाबके कारण इनके ग्रुणोंकी प्रशसा सुन-छुनकर मन-ही मन इनसे 
कुडने छगे। उनका पुत्र दुर्यावन चाइता था कि किसी तरह पाण्डव 
कुछ दिनकर डिये हस्तिनापुरसे हट जाये तो उनकी अनुपश्थितिमें 
उनके पैतृक अधिकारको छीनकर मैं खर्य राजा बन बैटूँ | उसने अपने 
अंघ एवं प्रनाहीन परिताको समझाकर इसके डिये राजी कर छिया | 
धृतग्ठने पाण्टब्रोकों चुडाकर उन्हें मेछा देखनके बहाने वारणावत जानेके 
विये कहा । उन्होंने उनकी भाज्ञा समझकर इसपर कोई आपत्ति 
नद्ीींकी और चुपचाप भपनी माता कुन्तीके साथ पॉचों भाई बारणाबरत 
चले गये | इन्हें जछा डाउनेक्े डिये पहलेसे ही वहाँ दुर्योधनने एक 


घर्मराज युधिप्ठिर १९, 


छाक्षाभवन तैयार करा रक्‍्खा था। उसीमें इन्हे रहनेकी आज्ञा हुई) 
उसमें आग छगगा दी गयी, पर चाचा विदुरकी सहायतासे ये छोग पहले 
ही वहोंसे किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर भाग निकले और इन्होंने 
जंगलकी शरण छी | पीछेसे घृतराष्ट्रके पुत्रोने इन्हे मरा समझकर 
हस्तिनापुरके राज्यपर चुपचाप अधिकार कर लिया | 

कुछ दिनोंके बाद द्रौपदीके खयंवरमे जब पाण्डवोंका रहस्य 
खुला, तब घृतराष्ट्रके पुत्रोंकी यह पता छगा कि पाण्डव अभी जीवित 
है | तब तो धृतराष्ट्रने विदुरकी भेजकर पाण्डबोंको हस्तिनापुर बुलुवा 
लिया और अपने पुत्रोंके साथ उनका झगडा मिटा देनेके लिये आधा राज्य 
लेकर खाण्डबप्रस्थमे रहनेका प्रस्ताव उनके सामने रक्‍्खा | युधिष्ठिरने 
उनकी यद्द आज्ञा भी खीकार कर छढी और ये अपने भाइयोंके साथ 
खाण्डब्रग्रस्थमें रहने छगे | वहाँ इन्होने अपनी एक अलग राजघानी 
बसा ली, जिसका नाम इन्द्रप्रस्थ रक्खा गया। इन्द्रप्रस्थमें इन्होंने एक 
राजसूय यज्ञ किया, जिसमें बड़े-बडे राजाओंने आकर इन्हे बहुमूल्य 
उपहार दिये और अपना सम्राट खीकार किया । 

परन्तु दुर्योधन इनके वैभवको देखकर जलने छंगा | उसने 
एक विशाल समभाभवन तैयार कराकर पाण्डवोंको जुएके लिये आमन्त्रित 
किया । घृतराष्ट्रकी आज्ञा मानकर युधिष्ठटिरने उसका निमन्त्रण खीकार 
कर लिया और वहाँ दुर्योधनके मामा शकुनिकी कपठभरी चा्लेसे ये 
अपना सवस्त्र हार बैठे | यहॉतक कि भरी सभामें राजरानी द्रौपदीका 
घोर अपमान किया गया । फिर भी धृतराष्ट्रके प्रति युधिष्टिरका वही 
भाव बना रहदा। छृतराष्ट्रने भी इनको इनका सारा घन और राज्य 
लौटा दिया और, इन्हें पुनः इन्द्रप्रस्थके लिये विदा कर दिया। 


२० तरव-चिस्तामण भाग ५ 


दुर्योधनकों यह बहुत बुरा छगा। उसने घृतराष्ट्रको समझा- 
बुझाकर इस बातके लिये सहमत कर लिया कि दूत भेजकर पाण्डवॉकी 
फिरसे बुलाया जाय और उनसे वनवासकी शर्तपर पुनः जुआ खेछा 
जाय | युधिष्टिर जुएका दुष्परिणाम एक बार देख चुके थे तथा 
कौरवोंकी नीयतका भी पता उन्हें चछ गया था, फिर भी अपने 
ताऊकी आज्ञाको वे टाल नहीं सके और बोचमेंसे ही छीट आये | 
अवकी बार भी युधिष्िर ही हरे और फछतः इन्हें सब कुछ छोड- 
कर अपने भाइयों तथा राजरानी द्रौपदीके साथ वारह वर्षके वनवास 
तथा एक वर्षके अज्ञातवासके लिये जाना पडा। पिंता (ताऊ) के 
आज्ञापालनरूप धर्मके निर्वाहके लिये इन्होंने सब कुछ चुपचाप सह 
लिया | धन्य पितृमक्ति | 

महाराज युधिष्ठिर बड़े ही धर्ममीरु एवं सहनशील थे | ये सब्र 
प्रकारकी हानि सह सकते थे, परतु वर्मकी हानि इन्हें सत्य नहीं 
थी | प्रथम बार जुएमें जब ये अपने चारों भाइयोंको तथा अपने- 
आपको एवं दोपदीतकको द्वार गये और कौरवलोग भरी समामें 
द्रौपदीका तिरस्कार करने छगे, उस समय भी धर्मपाशसे बँघे रहनेके 
कारण इन्होंने चूँतक नहीं किया और चुपचाप सब कुछ सह्द लिया | 
कोई सामान्य मनुष्य भी अपनी आँखोंके सामने अपनी पत्नीकी इस 
प्रकार दुर्देशा ह्वोते नहीं देख सकता | इन्होंके भयसे इनके भाई भी 
कुछ नहीं बोले और जी मसोसकर रह गये । ये छोग चाहते तो बल- 
पूवेक उस अमानुषी अत्याचारकी रोक सकते थे | परंतु यही सोच- 
कर कि धर्मराज द्रौपदीको स्वेच्छासे दॉवपर रखकर ह्वार गये हैं, ये छोग 
चुप रहे । जिम द्रोपदोकी इनके सामने कोई आँख उठाकर भी देख लेता 


धर्मराज़ युधिप्ठिर २१ 


तो उसे अपने प्राणोंसे हाथ धोने पडते, उसी द्वीपदीकी दुर्दशा इन्होंने 
अपनी ओंखोंसे देखकर भी उसका ग्रतिकार नहीं किया | युधिष्ठटिर यह 
भी जानते थे कि शकुनिने उन्हें कपट्यूवंक जीता है, फिर भी इन्होंने 
अपनी ओरसे धर्मका त्याग करना उचित नहीं समझा । इन्होंने सब 
कुछ सहकर भी सत्य और धर्मकी रक्षा की | धर्मप्रेम और सहन- 
जील्ताका इससे बडा उदाहरण जगतमें शायद ही कहीं मिले | 

जत्र पाण्डवछोग दूसरी वार भी जुएमें हार गये और वनमें जाने 
लगे, उस समय हस्तिनापुरकी प्रजाकी वडा दुःख हुआ | सब छोग 
कौर्रोंकी कोसने लगे और नगरवासी वहुत बडी संख्यामें अपने 
'घर-परिवारकी छोडकर इनके साथ चलनेके लिये इनके पीछे हो 
लिये | उस समय भी धर्मराजने कौरवोंके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं 
कहा और सत्र लछोगोंको किसी प्रकार समझा-बुझाकर छौठाया | फिर 
भी बहुत-से ब्राह्मण जबरदस्ती इनके साथ हो लिये | उस समय 
धर्मराजको यह चिन्ता हुई कि “इतने ब्राह्मण मेरे साथ चछ रहे है, 
इनके भोजनकी क्या व्यवस्था होगी ” इन्हें अपने कर्शेकी तनिक 
भी परवा नहीं थी, परंतु ये दूसरोंका कष्ट नहीं देख सकते थे | 
अन्तमे इन्होंने भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करके उनसे एक ऐसा पात्र 
आप्त किया, जिसमें पकाया हुआ थोड़ा-सा भी भोजन अक्षय हो जाता। 
उसीसे ये बनमे रहते हुए भी अतिवि-्राह्मणोंकी भोजन कराकर पीछे 
खय्यं भोजन करते । वनवासके कष्ट भोगते हुए भी इन्होंने आतिथ्य- 
धर्मका ययोचित पालन किया । महाराज युधिष्ठिस्के इसी धर्मप्रेमसे 
आकर्षित होकर बड़े-बड़े महर्षि इनके वनवासके समय इनके पास 
आकर रहते और यज्ञादि नाना प्रकारके धर्मानुष्ठान करते । 


२२ तरच-चिन्तामणि भाग दे 


महाराज युधिष्टिर अजातशत्रुके नामसे प्रसिद्ध थे | इनका 
वास्तवमे किसीके साथ वैर नहीं था | शत्रुओंके प्रति भी इनके हृदयमें 
सदा सद्भाव ही रहा करता था। शन्नु भी इनकी दृश्टिमें सेवा और सह्यजु- 
भूतिके ही पात्र थे । अपकार करनेवालेका भी उपकार करना---यही 
तो सतका सबसे बडा लक्षण है । “उमा सत कै इहइ बडाई | मद 
करत सो करत भलाई ॥--गोखामी तुल्सीदासजीकी यह उक्ति 
महाराज युधिष्टिसमें पूरी तरह चरितार्थ होती थी | एक बारकी बात 
है-.-जब पाण्डव द्ेतत्रनमें थे, घोषयात्राके बहाने राजा दुर्योधन अपने 
मन्त्रियों, भाडयों, रनिवासकी ब्लियों तथा बहुत बडी सेनाको साथ 
लेकर वनवासी पाण्डबोको अपने वैभवसे जलानेके पापपूर्ण उद्देश्यसे 
उस बनमें पहुँचा | बहोँ जलक्रीडाके विचारसे वह उस सरोवरके 
तटपर पहुँचा, जहाँ महाराज युधिप्टिर कुटी बनाकर रहते थे। सरोवरको 
गन्धवोंने पहलेसे ही घेर रक्खा था | उनके साथ दुर्योधनकी 
मुठ्भेड हो गयी | बस, दोनों ओरसे बड़ा भीपण और रोमाश्वकारी 
युद्ध छिड गया | विजय गन्धर्वोकी ओर रही । उन छोगोंने रानियों- 
सहित दुर्योधनकी कैद कर लिया | जब महाराज युघिप्ठटिस्को यह 
समाचार मिला तो इन्होंने अपने भाइयोंको आज्ञा दी कि 'तुम सब 
लोग जाकर वल्पूर्वक राजा दुर्याधनकों छुठा छाओ। मान कि के 
लोग हमारे शत्रु है, परतु इस समय विपत्तिमें हैं | इस समय उनके 
अपरार्धोकी उठाकर उनकी सहायता करना ही हमारा धर्म है। भन्नुता 
रखते है तो क्या हुआ, आखिर है तो हमारे भाई ही। हमारे रहते दूसरे 
छोग इनकी दुर्दशा करें, यद्द हमछोग कैसे देख सकते हैं |? बस, 
फिर क्‍या था। अर्जुनने वाणवर्पासे गन्धवोंके छक्के छुडा दिये और 


धर्मराज युधिप्ठिर श्के 


दुर्योधनकी भाइयों तथा रानिर्योसहित उनके बन्धनसे छुडा लिया । 
दुर्योधनकी दुरभिसन्विकी जानकर देवराज इन्द्रने ही दुर्योधनको बाँध 
ले अनेके लिये ग्न्ववोको भेजा था | महाराज युधिष्ठिकके विशाल 
हृदयको देखकर वे सत्र दंग रह गये | वन्य अजातशज्नुता ! 


एक समयकी वात हैं, द्रौपदीको आश्रममें अकेली छोड़कर 
पाण्डव बनमे चले गये थे | पीछेसे दुर्योधनका वहनोई पिन्धुराज 
जयद्रथ उघर आ निकत्र । द्रीपदीके अनुपम रूप-लावप्यकी देखकर 
उसका मन विंगड गया | उसने द्रौपदीके सामने अपना पापपूर्ण 
प्रस्ताव रकखा, किन्तु द्वौपदीने उसे तिरस्कारपूर्वक ठुकरा दिया। तब तो 
उसने द्रीयदीको खींचकर जबर्दस्ती अपने रथपर विठा लिया और 
ले भागा | पीछेसे पाण्डत्रोंकी जब्र जयद्रथकी इस शैतानीका पता लगा 
तो उन्होंने उसका पीछा किया और थोडी ही देरमें उसे जा दबाया | 
पाण्डवोने बात-की-बातमें उसकी सारी सेनाको तहस-नहस कर डाला | 
पापी जयद्रयने भयभीत होकर द्रौपदीको रथसे नीचे उतार दिया और 
खयं प्राण बचाकर भागा | भीमसेनने उसका पीछा किया और थोड़ी 
ही देरमें उसे पकड़कर घर्मराजके सामने छा उपस्थित किया । धर्मराजने 
सम्बन्धी समझकर दयापूर्वक उसे छोड़ दिया और इस प्रकार 
अपनी अद्भुत क्षमाशीठ्ता एवं दयाठुताका परिचय दिया | 

महाराज युविष्ठिर बड़े भारी बुद्धिमान, नीतिज्ञ और धम्मक्ञ तो 
थें ही; उनमें समता भी अद्भुत थी । एक समयकी बात है---जिस 
बनमें पाण्डबव रहते थे; उसमें एक ब्राह्मणके अरणिसहित मन्धथन- 
काएसे, जो किसी वृक्षकी आखापर टेंगा हुआ था, एक हरिन अपना 


२8 तत्व-चिन्तामणि भाग ६ 


सींग खुजलाने छगा । वह काए्ठ उसके सींगमें फेंस गया | हरिन ढसे 
लेकर भागा | मन्यनकाष्ठके न रहनेसे अग्निह्ोत्रमें बाधा आती देख 
ब्राह्मण पाण्डवोंके पास गया और उनसे उस मन्यनकाए्टको छा देनेकी 
प्राथना की | धर्मराज थुधिष्ठिर अपने चारों भाव्योंकों साथ लेकर 
मृगके पीछे मागे, परन्तु देखते-ही-देखते वह उनकी ऑखेंसे ओझल हो 
गया | पाण्डव बहुत थक गये थे । प्यास उन्हें अलग सता रही थी, 
धर्मराजकी आज्ञा पाकर नकुल पानीकी तलाशमें गये | थोडी ही 
दूरपर उन्हें एक सुन्दर जछाशय मिछा | उसके समीप जाकर ज्यों 
ही वे जल पीनेके लिये झुके कि उन्हें यह आकाञवाणी सुनायी 
दी-'पहले मेरे प्रश्षका उत्तर दो, तव जल पीना ।? परन्तु नकुछकों 
बड़ी प्यास लगी थी । उन्होंने आकाशवाणीकी कोई परवा नहीं की | 
फलत, पानी पीते ही वे निर्जाव होकर जमीनपर लोट गये | तदनन्तर, 
धर्मराजने क्रमशः सहृदेव, अजुन और भीमसेनको भेजा, परन्तु उन 
तीनोंकी भी वही दशा हुईं | अन्तमें धर्माज खय उस तालाबपर 
पहुँचे । इन्होंने भी वही आवाज सुनी और साथ ही अपने चारों 
भाइयोंको निश्चेण होकर जमीनपर पड़े देखा । इतनेमें ही इन्हें एक 
विशालकाय यक्ष दीख पडा | उसने युधिष्ठिरकी वतछाया कि करे 
प्रश्नोंका उत्तर दिये बिना ही जल पीनेके कारण तुम्हारे भाश्योंकी यह 
दशा हुई है। यदि तुम भी ऐसी अनधिकार चेष्टा करोगे तो मारे 
जाओगे |? युधिप्टिर उनके प्रश्नोंका उत्तर देनेको तैयार हो गये । यक्षने 
जो-जो प्रश्न युधिप्ठटिसे किये, सबका समुचित उत्तर देकर 
युधिप्टिरने यक्षका अच्छी तरह समाधान कर दिया । इनके उत्तरोंसे 
झसन होकर यक्ष बोछा-(राजन्‌ ! अपने भाश्योंमेंसे जिस किसी एकको 


घर्मराज युधिप्ठिर श्५ 


तुम जिलाना चाहो, उसे मैं जीवित कर दूँ |” धर्मराजने नकुछको 
जीवित देखना चाहा | कारण पूछनेपर इन्होंने बताया कि 'मेरे 
पिताके दो भायाएँ थी-कुन्ती और माद्वी | मेरी दृश्टिमें वे दोनों समान 
हैं। मैं चाहता हैँ कि वे दोनों पुत्रवती वनी रहे | कुन्तीका पुत्र तो 
मैं मौजूद हूँ ही; मै चाहता हूँ कि मा माद्रीका भी एक पुत्र बना रहे । 
इसीलिये मैंने भीम और अर्जुनको छोडकर उसे जिलानेकी प्रार्थना की 
है | युधिष्ठिककी बुद्धिमत्ता तथा धर्मज्ञताकी परीक्षाके लिये खय 
धर्मने हीं यह छीला की थी। इनकी इस अद्भुत समताको देखकर 
ये बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना परिचय देकर चारों भाशयों- 
को जीवित कर दिया। धमैने इन्हें यह भी कहा कि मैं ही मृग 
बनकर उस ब्राह्मणके मनन्‍्थनकाष्ठकी ले गया था, लो, यह मन्थनकाह 
तुम्हारे सामने है |? युघिष्ठिरने वह मन्थनकाष्ठ उस ब्राह्मणको ले 
जाकर दे दिया। 


युधिष्ठिर जैसे सदाचारसम्पन्न थे वैसे ही विनयी भी थे | ये 
समयोचित व्यवहारमें बडे कुशछ थे, गरुरुजनोंकी मान-मर्यादाका सदा 
ध्यान रखते थे | कठिन-से-कठिन समयमे भी ये शिष्टाचारकी मर्यादा- 
को नहीं भमूलते थे। महाभारत-युद्धके आरम्भमें जब दोनों ओरकी 
सेनाएँ युद्धेके लिये सन्नद्व खडी थीं उस समय इन्होंने सबसे पहले 
शत्रुसेनाके बीचमें जाकर पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण एवं कृप तथा 
मामा रल्यके चरणोंमें प्रणाम किया और आशीर्वाद मॉगा | इनके 
इस विनयपूर्ण एवं शिष्टजनोचित व्यवहारसे वे सभी गुरुजन बड़े 
असन्न हुए और इनकी हृदयसे विजय-कामना की । चारोंने ही 


4 तत्व-चिन्तचामणि भाग ६ 


अन्यायी कौखोंकी ओरसे छडनेके लिये बाध्य होनेपर खेद प्रकट 
किया और इसे अपनी कमजोरी वतछाया | खय भगवान्‌ श्रीकृप्णने 
युपिष्ठिकके इस आदर्श व्यवहारका अनुमोदन किया | 


युविष्ठिककी सत्यवादिता तो जगद्विस्यात थी । सभी जानते 
थे कि युधिष्ठटिर भय अथवा छोमवश कभी असत्य नहीं बोलते । 
इनकी सत्यवादिताका ही यह फछ था कि इनके रथके पढ़िये सदा 
पृथ्वीसे चार अंगुल ऊँचे रहा करते थे। जीवनमें केवल ,एक बार 
इन्होंने असत्यमापण किया । द्वोणाचार्यके सामने अद्धत्थामा 
हाथीके मारे जानेके बहाने झूठ-मूठ यह कद्द दिया कि “अश्वत्थामा 
मारा गया |? इसी एक वारकी सत्यच्युतिके फलठखरूप इनके रथके 
पहिये प्ृथ्बीसे सटकर चलने छगे और इन्हें मुह॒र्तमरके लिये कल्पित 
नरकका दृश्य भी देखना पडा । 

युधिष्ठिरकी उद्वारता भी अलौकिक थी । जब कौरवोंने किसी 
प्रकार भी इनका राज्य छौठाना खीकार नहीं किया तब इन्होंने केवल 
पॉच गाँव लेकर सनन्‍्तोष करना खीकार कर लिया और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा दुर्योधनको यह कहला भेजा कि “यदि वह हमें 
हमारे इच्छातुसार केवल पाँच गाँव देना खीकार कर ले तो हम युद्ध 
नहीं करेंगे |? परन्तु दुर्योधनने इन्हें सूइंकी नोकके बराबर जमीन देना 
भी खीकार नहीं किया | तब इन्हें बाध्य होकर युद्ध छेडना पडा | 
इतना ही नहीं, जब दुर्योधनकी सारी सेना मर-खप गयी और वह 
खय एक तालाबमें जाकर छिप रहा, उस समय इन्होंने उसके पास 
जाकर उसे अन्तिम बार युद्धके लिये छलकारते हुए यहॉतक कद्द 


धमेराज युधिष्ठिर २७ 


विया कि इममेंसे जिस-किसीके साथ तुम युद्ध कर सकते हो । 
हममेंसे कितती एकपर भी तुम इन्द्रयुद्धमें विजय पा लछोगे तो सारा 
राज्य तुम्हारा हो जायगा !? भला, इस प्रकारकी शर्त कोई दूसरा कर 
सकता हैं ? जिस दुर्योवनका गठढायुद्धमे भीमसेन भी, जो पाण्डवोंमें 
सबसे अधिक बल्वान्‌ एवं गठायुद्धमें प्रवीण थे, मुकाबछा करते 
हिचकने थे, उसके साथ यह शर्त कर लेना कि हममेंसे किसी 
एकको तुम हरा ढोगे तो राज्य तुम्हारा हो जायगा? युधिष्टिर-जैसे 
महानुभावका ही काम था। अन्तमें भीमसेनके साथ उसका युद्ध 
होना निश्चित हुआ और भीमसेनके द्वारा वह मारा गया | 


इतना द्वी नहीं, युद्ध-समातिके वाद जब युधिष्ठिरका राज्या- 
भिपेक हो गया और छतराष्ट्र-गान्धारी इन्हींके पास रहने छगे, उस 
समय इन्होंने दोनोंकों इतना सुख पहुँचाया, जितना उन्हे अपने 
पुत्रोंसे भी नहीं मिला था | ये सारा रान-काज उन्हीसे पूछ-पूछकर 
करते थे और राज-काज करते हुए भी उनकी सेवाके लिये बराबर समय 
निकाछा करते ये | इनकी माता कुन्ती साम्राज्ञी द्रौपदी तथा अपनी 
अन्य बरहुओंके साथ देवी गान्धारीकी सेवा किया करती थीं | ये इस 
बातका सदा ध्यान रखते थे कि उनके सामने कभी कोई ऐसी बात 
न हो जिससे उनका पुत्र-शोक उम्रड पड़े। अन्तमें जब धृतराष्ट्र 
और गान्धारीने अपनी थेप आयु वनमें बितानेका निश्चय किया, 
उस समय युधिप्ठटिक्की बड़ा दुःख हुआ और ये खर्य उनके साथ 
वन जानेको तैयार हो गये | बडी कठिनतासे व्यासजीने आकर इन्हें 
समझाया, तब कहीं ये ४तराष्ट्रगान्‍्धारीको वन भेजनेपर राजी हुए | 


२८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग दे 


फिर भी कुन्तीदेवी तो अपने जेठ-जेठानीके साथ ही गयी और 
अन्तसमयतक उनकी सेबरामें रहीं एवं उनके साथ ही प्राणय्याग 
भी किया | वन जानेसे पहले घृतराष्ट्रने अपने म्रत पुत्रों तथा अन्य 
सम्बन्धियोंका विधिपूर्वक अन्तिम बार श्राद्ध करना चाह्य और उन्हींके 
कल्याणके लिये ब्राह्मणोंकी अपरिमित दान देना चाहा | युधिष्ठिरको 
जब इनकी इच्छा माढम हुई तो इन्होंने विदुरजीके द्वारा यह कहृछाया 
कि “अर्जुनसह्वित मेरा प्राणपर्यन्‍त समंख आपके अर्पण हैं |? एव 
उनकी इच्छासे भी अधिक खुले-ार्थों खो करनेका प्रवन्ध कर 
दिया । रिर तो धृतराष्ट्रने बडे विधि-विधानसे अपने सम्जन्धियोंका 
श्राद्ध किया और त्राक्षणोंकी भरपूर दान दिया | उस समय महाराज 
युविष्टिरने भ्रतराष्ट्रके आज्ञानुसार धन और रक्नोंकी नदी-सी वहा दी | 
जिसके लिये सौकी आज्ञा हुई, उसे हजार दिया गया | जब धतराष्ट्र- 
गान्चारी बनकी जाने छगे, उस समय पॉँचों भाई अपनी रानियेके 
साथ पैदल ही बडी दूरतक उन्हें पहुँचाने गये | जिन धृतराष्ट्रके 
कारण पाण्डवोंक्ी भारी-भारी विपत्तियोंका सामना करना पडा, 
जिनके कारण उन्हें अपने पेतुक भधिकारसे वच्चित रहना पड़ा और 
कितनी बार वनवासके कष्ट उठाने पड़े, जिनकी उपस्थिति उनके 
पुत्रोने सती शिरोमणि द्रीपदीका भरी समभामें घोर अपमान किया 
और जिन्‍्हनि उन्हें दर-दरका मिखारी बना दिया और पाँच गाँवतऊ 
देना खीकार नहीं किया--जिम्तके फलस्वरूप दोनों ओरसे इतना 
भीषण नर-संद्यार हुआ--उन्हीं बृत्ताष्ट्रके प्रति इतना निशछछ ग्रेम- 
भाव रसना और अन्ततक उन्हें सुख पहुँचानेकी पूरी चेश करना 


घधमराज युधिष्ठिर २०, 


युधिष्टिस-जैसी महान्‌ आत्माका ही काम था । वैरीके प्रति ऐसा 
सद्व्यवहार जगतके इतिहासमें कम ही देखनेकी मिलेगा | 

महाराज युधिष्ठिरकी शरणागतबत्सछता तथा प्रेम तो और भी 
विंकक्षण था । भगबान्‌ श्रीकृष्णके परमधामगमन तथा यादवोके संहार- 
की बात जब इन्होंने सुनी तो इन्हे बड़ा दुःख हुआ | इन्होंने सोचा 
कि “जब हमारे परम आत्मीय तथा हितपी वे श्रीकृष्ण ही इस धरातलूपर 
न रहे, जिनकी कृपासे हमने सब कुछ पाया था, तब फिर हमारे 
लिये यह राज्यसुख किस कामका और इस जीवनको ही रखनेसे क्या 
प्रयोजन । श्रीकृष्णकी बात तो अछग रही, वे तो पाण्डबोंके जीवन- 
प्राण एवं सर्वल् ही थे | उनके ऊपर तो इनका सब कुछ निर्भर 
था | कौरवोंके विनाशपर भी इन्हें इतना दुःख हुआ था कि विजय 
तथा राज्यप्राप्तिके प्रसड़में हर्प मनानेके बदले ये सब कुछ छोड़कर 
वन जानेकी तैयार हो गये थे | वडी कठिनतासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा महर्षि व्यास आदिने इन्हे समझा-बुझाकर राज्याभिपेकके लिये 
तैयार किया था । भीष्मपितामहने भी धर्मका उपदेश देकर 
इनका शोक दूर करनेकी चेष्टा की, तथा भीष्मजीकी आज्ञा मानकर 
इन्होंने ग़ज्य भी किया; परन्तु खजनवघसे होनेवाली ग्छानि इनके 
चित्तसे कभी दूर नही हुई | अब श्रीकृष्णके परमधामगमनकी बात 
सुनकर तो इन्होने वन जानेका इढ़ निश्चय कर लिया और अर्जुनके 
पौत्र कुमार परीक्षित॒कोी राजगद्दीपर बिठाकर तथा क्ृपाचार्य एवं 
घृतराष्ट्रपश्न युयुत्युकी उसकी देखभालमें नियुक्त कर ये अपने चारों 
भाई तथा द्रौपदीको साथ लेकर हस्तिनापुरसे चल पड़े। पृथ्वी- 
प्रदक्षिणाके उद्देश्यसे कई देशोंमें घूमते हुए ये हिमाठ्यकी पार कर 


३० तर्व-चिन्तामणि भाग ६ 


मेहपर्वतकी ओर बढ़ रहे थे। रास्तेमें देवी द्रौपदी तथा इनके चारो 
भाई एक-एक करके क्रमशः गिरते गये | उनके गिरनेकी भी परवा न 
कर युधिछ्िर आगे बढते ही गये | इतनेमें ही खय देवराज इन्द्र 
रथपर चढकर इन्हें लेनेके लिये आये और रघपर चढ जानेको 
कहा । युधिए्िरने अपने भाइयों तथा पतिग्राणा देवी द्रौपदीके बिना 
अफेले रथपर बैठना खीकार नहीँ क्षिया। इन्द्रके यह विश्वास 
दिलानेपर कि थे छोग तुमसे पहले ही खर्ममें पहुँच चुके है? इन्होंने 
रथपर चढ़ना खीकार किया | परन्तु इनके साथ एक कुत्ता भी था, 
जो आरम्भसे ही इनके साथ चल रहा था | युधिष्ठिरने चाहा कि वह 
कुत्ता भी उनके साथ चले | इन्द्रके आपत्ति करनेपर इन्होंने उनसे 
सष्ट कद दिया कि दस खामिमक्त कुत्तेको छोडकर मैं अकेला खर्ग 
जानेके लिये तैयार नहीं हूँ | यह कुत्ता और कोई नहीं था, खर्य 
धर्म ही युविष्ठिकी परीक्षाक लिये उनके साथ हो लिये थे। युधिछिर- 
की इस अनुपम जरणागतबत्सछताको देखकर वे अपने असली रूपमें 
प्रकट हो गये और युधिप्ठिर्कों रथमें विदाकर इन्द्र एवं अन्य देवताओं 
तथा देवपिंयोंके साथ उच्च लोकोंमें चले गये | उस समय देवर्षि 
नाददने इनकी प्रणसा करते हुए कहा कि महाराज युधिप्ठिरसे पहले 
कोई भौतिक गरीरसे खर्ग गया हो, ऐसा सुननेमें नहीं आया | फिर 
भी देवराज इन्द्रसे युविष्टिरने यही कहा कि “जहाँ मेरे भाई-बन्धु 
तथा देवी द्रीण्दी हों, बढ्दीं मुझे छे चलिये, वहीं जानेपर मुझे शान्ति 
मिडेगी, अन्यत्र नहीं । जहाँ मेरे भाई नहीं है, बद खर्ग भी मेरे 
जित्त काप्रफा |? वन्य बन्धुप्रेम ! 


चर्मराज युधिषप्ठिर हे१ 


इस प्रकार युधिष्ठिककी प्रबल इच्छा जानकर देवताओंने इन्हें 
भाइयोंकी दिखानेके लिये देवदूतकों साथ भेजा | आगे जाकर जब 
देवराज इन्द्रकी मायासे इन्हें नरकका दृश्य दिखायी पड़ा और वहाँ 
इन्होंने अपने भाशयोंके कराहने एवं रोनेकी आवाज सुनी, साथ ही 
इन्होंने छोगोंको यह कहते भी सुना कि “महाराज | थोड़ा रुक 
जाइये, आपके यहाँ रहनेसे हमें नरककी पीड़ा नहीं सताती,” तब 
तो ये वही रुक गये और जो देबदूत इन्हें वहाँ ले गया या, उससे 
इन्होंने कहद्या कि हम तो यहीं रहेंगे; जब हमारे रहनेसे यहाँके 
जीवोंकी सुख मिलता है तो यह नरक ही हमारे छिये खगेसे बढ़कर 
है |? धन्य दयादुता ! 


थोड़ी ही देर बाद वह दृश्य गायत्र हो गया और वहाँ इन्द्र, 
धर्म आदि देवता आ पहुँचे | वे सब इनके इस छुन्दर भावसे बहुत 
प्रसन्न हुए और उन्होंने बताया कि “तुमने छलसे गुरु द्रोणाचार्य- 
को उनके पुत्रकी मृत्युका विश्वास दिलाया था, इसीलिये तुम्हे छलसे 
नरकका दृश्य दिखाया गया था | तुम्हारे सब माई दिव्यल्ेकर्मे पहुँच 
गये हैं |? इसके बाद युधिष्टिर भगवानके परमधाममें गये और वहाँ 
इन्होंने भगवान्‌ श्रीकृषष्णके उस्ती रूपमें दशन किये, जिस रूपमें 
वे पहले उन्हें मत्येल्रोकर्में देखते आये थे | वहां उन्होंने श्रीकृष्णकी 
परिचर्या करते हुए अजजुनको भी देखा | देवी द्रौपदीको लक्ष्मीके रूपमें 
देखा तथा अपने भाश्योको भी उन्होंने दूसरे-दूसरे स्थानोंमें देखा । 
अन्तमें वे अपने पिता धर्मके शरीरमें प्रविष्ट हो गये । इस प्रकार 
युधिष्ठिरने अपने धर्मके बल्से दुर्लूम गति पायी | 


३२ चर्व चिन्तामणि भाग दे 


युविष्टिःकी पवित्रताका ऐसा अद्भुत प्रमाव था कि ये जहाँ भी 
जाते, बह“ँका वातावरण अत्यन्त पवित्र हो जाता | जिप्त समय 
पाण्डव अज्ञातरूपसे राजा विराठके यहाँ रद्द रहे थे, उस समय 
कौरवोंने इनका पता छगाना चाहा | उसी प्सड्गमें भीषापितामहने, 
जो पाण्डवोंके प्रभावको भलीभोंति जानते थे, उन्हें बतछाया कि (राजा 
युधिष्ठिर जिम्त नगर या राष्ट्रमें होंगे वहाँकी जनता भी दानशील, 
प्रियवादिनी, जितेन्द्रिय और छजाशीछ होगी । जहाँ वे रहते हंगि 
बहाँके लोग सयमी, सत्यप्रायण तथा धर्ममें तत्यर होंगे, उनमें ईप्यो, 
अभिमान, मत्सर आदि दोप नहीं होंगे | वहों हर समय वेदध्वनि 
होती होगी, यज्ञ द्वोते होंगे, ठीक समयपर वर्षा होती होगी, वहॉकी 
भूमि धन-धान्यपूर्ण तथा सब प्रकारके भयों एवं उपद्रवोंसे शून्य 
होगी, वहाँ गायें अधिक एवं हृष्ट-पुष्ट होंगी?-इत्यादि | यही नहीं, 
हम ऊपर देख ही चुके हैं कि इनकी सन्निविसे नरकके प्राणियों- 
तकको छुख-शान्ति मिलती थी | राजा नहुषने, जिन्हें महर्षि 
अगस्त्यफे शापसे अजगरकी योनि प्राप्त हुई थी और जिन्होंने उसी 
रूपमें भीमसेनको अपने चगुलमें फैसा लिया था, युधिष्ठिकके दर्शन 
तथा उनके साथ सम्भापण करनेमात्रसे अजगरकी योनिसे छूटकर 
पुनः खर्ग प्राप्त किया | ऐसे पुण्पछोक महाराज युविष्टिक्के चर्रिका 
जितना भी हम मनन करेंगे, उतने ही पवित्र होंगे । 


“धर्मों विषर्धति युधिष्ठिरकीतेनेन ।! 





वीरबर अजुन 


अर्जुन साक्षात्‌ नर-ऋषिके अवतार थे । ये भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
परम भक्त, सखा एवं प्रेमी थे तथा उनके हाथके एक उत्तम यन्त्र थे। 
इनको निमित्त बनाकर भगवानने महाभारत-युद्धमें बड़े-बड़े योद्धाओंका 
संहार किया और इस प्रकार अपने अवतारके एक प्रधान उद्देश्य 
भूभारहरणकी सिद्ध किया । इस बातको खय॑ भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने 
गीताके विश्वरूपदर्शनके प्रसड्रमें यह कहते हुए खीकार किया है. 
कि ८ये सब शरीर पहलेहीसे मेरे द्वारा मारे हुए हैं। 
हे सब्यसाचिन्‌ ! त्‌ तो केवल निमित्तमात्र बन जा? (११। ३३)। 
इनकी भक्ति तथा मित्रताको भी भगवानने गीतामें ही “भक्तोडसि मे सखा 
चेति? (9 | ३), इष्टो5सि मे दृढमिति(१ ८।६४) आदि शब्दोंमें खीकार 
किया है | जिसे खययं भगवान्‌ अपना भक्त और प्यारा मानें और 
उद्धोषित करें, उसके भक्त होनेमें दूसरे किसी प्रमाणकी क्या आवश्यकता 
है ? गीताके अन्तमें 'करिप्ये बचनं तवः ( १८। ७३ ) कहकर 
अर्जुनने खयं भगवानके हाथका यन्त्र बननेकी प्रतिज्ञा की है और 
महाभारतके अनुशीलनसे इस बातका पर्याप्त प्रमाण भी मिलता है कि 
इन्होंने अन्ततक॑ इस प्रतिज्ञाका भलीभाँति निर्वाह किया । गीतासे 


त्‌० चि० भा० ६---३--- 


क्रछ तत्व-चिन्तामणि भाग < 


ही इस बातका भी प्रमाण मिल्ता है कि ये मगवानकी अपना 
सखा मानते थे और उनके साथ बरावरीका नाता भी रखते थे । 
श्रीकृष्ण और अर्जुन अनेकों वार मित्र मित्र अवसरोपर एवं सिन्न-मित्र 
स्थानोंमें महीनों साथ रहे थे और ऐसे अवसरॉपर खाभाविक दी 
इनका उठना बैठना, खानायीना, घृमना-फ़िरना, सोना छेठना साथ 
ही होता था और ऐसी स्थितिमें इनमें परत्यर किसी प्रकारका 
संकोच नहीं रह गया था | दोनोंका एकड्ूसरेके साथ खुला 
व्यवहार था, अभिन्नद्वदयता थी | दोनोंका एक दूसरेके अन्त पुरमें 
भी नि सकोच आना-जाना, उठना-बैठना होता था। एकडूसरेसे 
किसी प्रकारका पर्दा नहीं था| इन दोनोंमें कैसा प्रेम था, इसका 
वर्णन सन्नयने धृतराष्ट्रको पाण्डब्रोंका सन्देश कद्दते समय खुनाया 
था । युद्धके पूर्व जत्र सज्लय कौरवोंका सन्देश लेकर 3पप्व्यमें 
पाण्डप्रेके पास गये, उस समय श्रीकृष्ण और अर्जुनको उन्होंने 
किस अवस्थार्मे देखा, इसका वर्णन करते हुए समञ्नय कहते हैं--- 
भ्द्याराज ) आपका सन्देश सुनानेक्े लिये में अर्जुनके अन्त पुरमें 
गया | उस स्थानमें अमिमन्यु और नकुछ-सहृदेव भी नहीं जा 
सकते थे । वहों पहुँचनेपर मैंने देखा कि श्रीकृष्ण अपने दोनों 
चरण अजजुनकी गोदर्मे रक्खे हुए हैं तथा अर्जुनके चरण द्रौपदी 
ओर सत्यभामाकी गोदमें हैं, इत्यादि । 


५ 4 ८ 

जब्र पाण्डत्र जुएकी शतेके अनुसार बनमें चले जाते हैं, उस 
समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे मिलनेके लिये आते हैं | उस समय वे 
अजुनके साथ अपनी एकताका उलछेख करते हुए कहते हैं---:अर्जुन ! 
तुम एकमात्र मेरे हो और मैं एकमात्र तुम्हारा हैँ । जो मेरे हैं, थे 


चीरवर अजुन इ्ष 


तुम्हारे हैं और जो तुम्दारे है, वे मेरे हैं | जो तुमसे द्वेष करता है, 
वह मुझसे द्वेष करता है और जो तुम्हारा प्रेमी है, वह मेरा प्रेमी 
है | तुम नर हो और मैं नारायण । तुम मुझसे अमिन्न हो और मैं 
तुमसे । हम दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है, हम दोनों एक हैं ।? 
अर्जुन श्रीकृष्णको कितने प्रिय थे तथा दोनोंमें कैसी एकता थी-- 
इसका प्रमाण महढामारतकी कई घटनाओंसे मिलता है| जब अजुन 
अपने वनवासके समय तीर्थयात्राके प्रसड्से प्रभासक्षेत्रमे पहुँचते हैं 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण इनका समाचार पाते ही इनसे मिलनेके लिये 
द्वारकासे प्रभासक्षेत्रको जाते हैं. और वहॉसे इन्हे रेबतक पर्र॑तपर 
ले आकर कई दिन इनके साथ वहीं त्रिताते हैं | रैबतक परववतसे 
दोनों द्वारका चले आते है और द्वारकामें अर्जुन श्रीकृष्णके ही महलोंमें 
कई दिनोंतक उनके प्रिय अतिथिके रूपमें रहते हैं. और रातको 
दोनों साथ सोते है | वहाँ जब श्रीकृष्णको पता चलता है कि अर्जुन 
उनकी बहन सुभद्गासे विवाह करना चाहते हैं तो वे इनके बिना 
पूछे ही इसके लिये अनुमति दे देते हैं और उसे हरकर ले जानेकी 
युक्ति भी बतला देते है | इतना ही नहीं, अपना रथ और दृथियार 
भी इन्हे दे देते हैं एवं सुभद्राहरण हो जानेके बाद जब बलरामजी 
इसका विरोध करते हैं तो वे उन्हें समझा-बुझाकर मना लेते हैं. और 
वहीं द्वारकामें सुभद्राका पाणिग्रदण हो जाता है । यही नहीं, 
खाण्डवदाहके प्रसड़मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन्द्रसे यह वरदान मॉगते हैं 
कि “उनकी अजुनके साथ मित्रता उत्तरोत्त बढ़ती ही जाय | 
खाण्डवदाहके प्रसड्में ही अर्जुन और श्रीकृष्णक्ी एकताका एक और 
प्रमाण मिलता है | खाण्डववनके भयद्डूर अभ्निकाण्डमेंसे मय दानव 


शे६ तत्त्व-चित्तामणि भाग ५ 
निंकल भागनेकी चेश्ट कर रद्दा था | अग्निदेव उसे जछा डाढनेके 
लिये उसके पीछे दौड़ रहे थे । उनकी सहायताके लिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी अपना चक्र लिये उसे मारनेको ग्रस्तुत थे | मय दानवने 
अपने बचनेका कोई उपाय न देखकर अर्जुनकी शरण छी और 
अर्जुनने उसे अमयदान दे दिया । अब तो श्रीक्ृष्णने भी अपना 
चक्र वापस ले लिया और अग्निदेतने भी उसका पीछा कएजा छोड 
दिया। मय दानवके प्राण बच गये । मय दानवने इस उपकारके 
बदलेमें अजुनकी कुछ सेवा करनी चाही। अजुुनने कहा---(तुम 
श्रीकृष्णकी सेवा कर दो, इसीसे मेरी सेवा हो जायगी |? मय दानव 
बडा निपुण शिल्पी था | श्रीकृष्णने उससे महाराज युधिष्टिरके लिये 
एक बडा सुन्दर समामवन तेयार कराया । इस प्रकार अर्जुन और 
श्रीक्षण सदा एक दूसरेवा प्रिय करते रहते थे । 

जिस प्रकार श्रीकृष्ण अजुनको प्यार करते थे, उसी प्रकार 
अजुन भी श्रीकृष्णको अपना परम आत्मीय एवं हितैषी समझते थे । 
यही कारण था कि इन्होंने भगशन्‌ श्रीक्षष्णकी नारायणी सेनाको 
न लेकर अकेले और शब्रहीन श्रीक्षष्णकी ही सहायकके रूपमें वरण 
किया। जहाँ भगवान्‌ एवं उनके ऐस्र्यका मुकाबला होता है, वहाँ 
सच्चे भक्त ऐश्वर्यकोी त्यागककर भगवान्‌का ही वरण करते हैं। 
श्रीकृष्ने भी इनके ग्रेमके वशीमूत होकर युद्धमें इनका सारध्य 
करना खीकार किया | अर्जुन साथ-ही-साथ अपने जीव्रनरूप रथकी 
बागडोर भी उन्हींके दार्थोमें सौंपकर सदाके लिये निश्चिन्त हो गये । 
फिर तो अर्जुनकी विजय और रक्षा--योग और क्षेम--दोनोंकी 
चिन्ता सर्वसमर्थ श्रीकृष्णके ऊपर ही चछी गयी। उनकी तो यह 


घीरवर अजुन ३७ 


अ्तिज्ञा ही ठहरी कि जो कोई अनन्यभावसे उनका चिन्तन करने 
हुए अपनी सारी चिन्ताएँ उन्हींपर डाल देते हैं, उनके योगक्षेमका 
भार वे अपने कन्धोंपर ले लेते हैं | कोई भी अपना भार उनके 
ऊपर डालकर देख ले | 

बस, फिर क्‍या था। अब तो अजुनको जिताने और भीष्म- 
जैसे दुर्दन्त पराक्रमी वीरोंसे इनकी रक्षा करनेका सारा भार श्रीक्ृष्णपर 
आ गया। वैसे विजय तो पाण्डत्रोंकी पहलेसे ही निश्चित थी; क्योंकि 
धर्म उनके साथ था । जिप्त ओर धम, उसी ओर श्रीकृष्ण और निस 
ओर श्रीकृष्ण, उसी ओर विजय--यह तो सदाका नियम है | फिर 
तो युद्धके प्रारम्भमें भगवद्गीताके उपदेश तथा विश्वरूपदर्शनके द्वारा 
इनके मोहका नाश करना, युद्धमें शक्ष न लेनेकी प्रतिज्ञाकी परवा 
न कर भीप्मकी ग्रचण्ड बाणवर्षाकों रोकनेमें असमर्थ अर्जुनकी प्राण- 
रक्षाके लिये एक वार चक्र लेकर तथा दूसरी बार चाबुक लेकर 
भीष्मक्रे सामने दौंडना, भगदत्तके छोड़े हुए सर्चसंद्ारक वैष्णवास्रको 
अपनी छातीपर ले लेना, रथको पैरोंसे दवाऋर कर्णके छोड़े हुए 
सर्पमुख बाणसे अजुनकी रक्षा करना तथा अब्वोंसे जले हुए अर्जुनके 
रथको अपने सकल्पके द्वारा अक्षुण्ण बनाये रखना आएरि अनेकों 
लीलाएँ श्रीकृष्णने अजुनके योगक्षेमक्रे निर्वाहके लिये कीं | 

श्र म ८ 

भीष्मको पाण्डब्रोंसे छड़ते छड़ते नो दिन हो गये थे । फिर भी 
उनके पराक्रममें किसी ग्रकारकी शिथिलता नहीं आ पायी थी। 
प्रतिदिन वे पाण्डत्र-पक्षके हजारों वीरोंका संहार कर रहे थे | उनपर 
विजय पानेका पाण्डवोंकी कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था, महाराज 


८ वच्व-चिन्तामणि भाग ८ 


युधिष्टिरने बड़े ही करुणापूर्ण शब्दोंमें सारी परिस्थिति अपनी नौकके 
कर्णधार श्रीक्षप्णके सामने रक्‍्खी | श्रीक्ृष्णने उन्हें सानन्‍्त्बना देते 
हुए जो कुछ कहा, उससे उनका अजुनके प्रति असाधारण प्रेम 
प्रकट होता है । साथ ही अजुनके सम्बन्ध उनकी कैसी ऊँची 
घारणा थी, इसका भी पता छगता है | श्रीकृष्ण बोले---*घमराज ! 
आप बिल्कुल चिन्ता न करें । भीष्मके मारे जानेपर ही यदि आपको 
विजय दिखायी देती हो तो में अकेले ही उन्हे मार सकता हूँ। 
आपके भाई अजुैन मेरे सखा, सम्बन्धी तथा 'शिप्य है, आवश्यकता 
हो तो मैं इनके लिये अपने शरीरका मास भी काटकर दे सकता 
हैँ और ये भी मेरे लिये प्राण त्याग सकते हैं । अजजुनने उपप्ठथ्यमें 
सबके सामने भाष्मको मारनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसकी मुझे हर 
तरहसे रक्षा करनी है । जिस कामके लिये भर्जुन मुझे आज्ञा दें, 
उसे मुझे अवश्य करना चाहिये | अथवा भीष्मको मारना अर्जुनके 
लिये कौन बडी वात है। राजन्‌ | यदि अर्जुन तैयार हो जायें तो 
ये असम्भव कार्य भी कर सकते हैं | दैत्य एवं दानबेंके साथ सम्पूर्ण 
देवता भी युद्ध करने था जाये तो अर्जुन उन्हें भी परास्त कर सकते हैं, 
फिर भीष्मकी तो वात ही क्या है? सच है, “कतुमक्तुमन्यथाकर्तुम? समर्थ 
भगवान्‌ जिसके रक्षक ए4 सहायक हों, वह क्या नहीं कर सवता | 


पं ९ ८ 
पुत्रशोकसे पीडित अर्जुन अभिमन्युकी मृत्युका प्रधान कारण 
जयद्र॒यको समझकर दूसरे दिन सूयोस्तसे पदले-पहले जयद्रथको मार 
डालनेकी प्रतिज्ञा कर बैठते हैं और साथ ही यह्द भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि 
ऐसा नकर सका तो मैं खयं जछ्ती हुई आगमें कूद पडेँगा ।? “योगक्षेमं 


चीरवर अजुन ३९, 


वहाम्यहम? (९ | २२ ) इस वचनके अनुसार अज्जुनकी इस ग्रतिज्ञाको 
पूर्ण करनेका भार भी भगवान्‌ श्रीकृष्णपर आ पड़ा था। अर्जुन तो उनके 
भरोसे निश्चिन्‍्त थे । इधर कौरबोंकी ओरसे जयद्रथको बचानेकी पूरी 
चेष्शा हो रही थी | उसी दिन श्रीकृष्ण आधी रातके समय ही जाग 
पड़े और सारयि दारुकको बुलाकर कहने छंगे--५दारुक ! मेरे लिये 
ख्री, मित्र अथवा भाई-बन्धु---कोई भी अर्जुनसे बढकर प्रिय नहीं है | 
इस संसारको अर्जुनके बिना मैं एक क्षण भी नहीं देख सकता। 
ऐसा हो नहीं सकता | कल सारी दुनिया इस बातका परिचिय पा 
जायगी कि मैं अर्जुनका मित्र हैँ | जो इनसे द्वेष रखता है. वह मेरा' 
भी ढ्वेपी है, जो इनके अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है | तुम 
अपनी बुद्धिमें इस बातका निश्चय कर छो कि अर्जुन मेरा आधा 
शरीर है। मेरा विश्वास है कि अर्जुन कर जिस-जिस वीरकों 
मारनेका प्रयत्न करेंगे, वहाँ-वहाँ अवश्य इनकी विजय होगी |? भला, 
ऐसे मित्रवत्सल प्रभु जिसके लिये इस प्रकार उद्चत हों उसकी 
विजयमें क्या संदेह हो सकता है | दूसरे दिन श्रीकृष्णकी बतायी 
हुई युक्तिसे जयद्रथको मारकर अर्जुनने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और 
सारे संसारने देखा कि श्रीकृष्णकी कृपासे अज्ुनका बार भी बॉका 
नहीं हुआ | 
२५ २८ ८ 
कर्ण अर्जुनके प्रति प्रारम्मसे ही ईष्यो रखता था। दोनों एक 

दूसरेके प्राणोंके ग्राहक थे | भीष्मके मरणके बाद भगवान्‌ श्रीक्षष्णको 
अजुनके लिये सबसे अधिक भय कणसे ही था | उसके पास 
इन्द्रकी दी हुई एक अमोध शक्ति थी, जिसे उसने अ्जुनको मारनेके 
लिये ही रख छोड़ा था | उस शक्तिके बलपर वह भर्जुनको मरा 


8० तत्त्न-चिन्तामणि भाग ६ 


हुआ ही समझता था| उसका प्रयोग एक ही बार हो सकता था। 
कर्णकी उस शक्तिसे हीन करनेके लिये भगवानने उसे मीमसेनके पुत्र 
घटोत्कचसे मिडा दिया | धटोत्कचने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया कि 
कर्णके प्राणॉपर भी बन आयी | वद्द उप्तके प्रद्यरोकों नहीं सद्द 
सका | उसने बाध्य होकर वह इन्द्रदरत्त शक्ति घश्ेत्कतचपर छोड़ दी 
और उसने घवोत्कचका काम तमाम कर दिया । घशेत्कचके मारे 
जानेसे पाण्डवोंके शिरिरमें शोक छा गया | सबकी ऑखोंसे आँसुओं- 
की धारा बहने लगी | परन्तु इस घटनासे श्रीकृष्ण बडे प्रसन हुए | 
ते हर्षसे झूमकर नाचने छगे | उन्होंने अजुनको गले लगाकर 
इनकी पीठ ठोंकी और बारबार गजना की | अजुनने उनके अनवसर 
इस प्रकार आनन्द मनानेका रहस्य जानना चाहा, क्योंकि ये जानते 
थे कि भगवानूकी कोई भी क्रिया अकारण नहीं होती । इसके 
उत्तरमें श्रीकृषष्णने जो कुछ कहा, उससे उनका भर्जुनके प्रति अगाष 
प्रेम झज्कता है | उन्होंने कह्य--“अर्जुन | आज सचमुच मेरे लिये 
बड़े ही आनन्दका अवसर है | कारण जानना वाहते हो सुनो । 
तुम समझते हो कर्णने घठोत्कचको मारा है; पर मैं कहता हूँ कि 
इन्द्रकी दी हुई शक्तिको निष्फल करके घटोत्कचने ही कर्णको मार 
डाल है | अब तुम कर्णको मरा हुआ ही समझो । कोई भी मनुष्य 
ऐसा नहीं है, जो कर्णके द्वाथमें शक्ति रहते उसके सामने ठहर 
सकता |? उन्होंने यह भी बतलाया कि भैंने तुम्हारे ही हितके लिये 
जरासन्ध, शिशुुपाठ आदिको एक-एक करके मरवा डाला | वे लोग यदि 
पहले न मारे गये होते, तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। हम- 
, 'लोगेंसे द्वेष रखनेके कारण वे लोग अवश्य ही कौरबोंका पक्ष लेते और 


चीरवर अजुन 8१ 


दुर्योधनका सहारा पाकर वे समस्त भूमण्डलकों जीत लेते | उनके 
समान देव-द्रोहियोंका नाश करनेके लिये ही मेरा अवतार हुआ है |? 
इसी ग्रसड्डपर उन्होंने सात्यकिसे यह भी कहा कि 'कौरवपक्षके सब 
छोग कर्णको यही सलाह दिया करते थे कि वह अर्जुनके पिवा किसी 
दूसरेपर शक्तिका प्रयोग न करे, और वह भी इसी विचारमें रहता 
था; परन्तु मैं ही उसे मोहमें डाल देता था | यही कारण है कि उसने 
अजुनपर शक्तिका प्रह्मर नहीं किया । सात्यके ! अर्जुनके लिये वह 
शक्ति मृत्युरूप है---यह सोच सोचवर मुझे रातों नींद नहीं आती थी । 
आज वह घग्ेत्कवपर पढनेसे व्यर्थ हो गयी---यहद देखकर मैं ऐसा 
समझता हूँ कि भर्जुन मौतके मुँहसे छूट गये । मैं अजुनकी रक्षा करना 
जितना आवश्यक समझता हूँ, उतनी अपने माता-पिता, तुम-जेसे भाइयों 
तथा अपने ग्रा्णोंकी भी रक्षा आवश्यक नहीं समझना। तीनों छोकोंके 
राज्यकी अपेक्षा भी यदि कोई दुर्लभ वस्तु हो, तो उसे भी मैं अजुन- 
के बिना नहीं चाहता | इसीलिये आज अर्जुन मानो मरकर जी उठे 
हैं, ऐसा समझकर मुझे बडा आनन्द हो रहा है। इसीलिये इस रात्रिमें 
मैंने राक्षत घट्मेत्कचको ही कर्णसे छडनेके लिये भेजा था, उसके 
सिवा दूसरा कोई कर्णको नहीं दवा सकता था |? भगवानूके इन 
वाक्येंसि स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन मगवान्‌को कितने प्रिय थे 
और उनकी वे कितनी सेमाछ रखते थे | जो अपनेकी मगवानके हाथ- 
का यन्त्र बना देता है, उसकी भगवान्‌ इसी प्रकार सेंमाल रखते हैं 
और उसका बाल भी बॉका नहीं होने देते। ऐसे भक्तत्रत्सल प्रभुकी 
शरणको छोड़कर जो और-और सहारे ढूँढते रहते हैं, उनके समान 
मूल कौन होगा । 

2 


२५ २८ 


8२ तरव-चिन्तामणि भाग ६ 


द्रोणाचार्यके बधसे अमर्षित होकर वीर अश्वत्यामाने पाण्डवोके 
प्रति आग्नेयाल॒का प्रयोग किया | उसके छूठते ही आकाशसे बार्णोकी 
वर्षा होने लगी और सेनामें चारों ओर आग फैल गयी । अर्जुन अकेले 
एक अक्षीहिणी सेना लेकर अश्वत्यामाका मुकाबिला कर रहे थे। उस अख्न- 
के प्रभावले उनकी सारी सेना इस प्रकार दरध हो गयी कि उप्तका नाम- 
निशानतक मिट गया, परन्तु श्रीकृष्ण और अर्जुनके शरीरपर ऑचतक 
नहीं आयी। इन दोनों महापुरुषोंकों अब्नके प्रभावसे मुक्त देखकर 
अश्वत्यामा चकित और चिन्तित हो गया | अपने हाथका धनुप फेंककर 
वह रथसे कूद पडा और 'पिक्कार है, घिक्कार है? कहता हुआ रणभूमिसे 
भाग चला। इतनेमें ही उसे व्यासनी दिखायी दिये | उसने उन्हें प्रणाम 
किया और उस सर्वसहारी अख्नरका श्रीकृष्ण और अ्जुनपर कुछ भी प्रभाव 
न पडनेका कारण पूछा । तब व्यासजीने उसे बताया कि “श्रीकृष्ण नारायण 
ऋषिके अवतार हैं और अज्ज'ुन नरके अवतार हैं | इनका प्रभात्र भी 
नारायणके ही समान है । ये दोनों ऋषि ससारको धर्ममयौदामें रखनेके 
लिये प्रत्येक युगमें अवतार लेते हैं |? व्यासजीकी इन वार्तोको सुनकर 
अश्वत्यामाकी शबह्जा दूर हो गयी और उसकी अर्जुन तथा श्रीक्ृष्णमें 
महत्तत-बुद्धि हो गयी । व्यासजीके इन बचनेंसे भी श्रीकृष्ण और अर्जुन- 
की एकता सिद्ध होती हैं | 

अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृप्णके तो कृपापात्र थे ही, भगवान्‌ शह्भुरकी 
भी इनपर बडी छुपा थी। युद्धमें शन्रु-सेनाका सहार करते समय ये 
देखते थे कि एक अग्निफे समान तेजस्वी महापुरुष इनके आगे-भागे 
चल रहे हें । वे ही इनके शन्रुओंका नाश करते थे, किन्तु लोग समझते 
थे कि यह भर्जुनका कार्य हैं | वे त्रिशूल धारण किये रद्दते थे और 


वीरचर अजुन 8३ 


सूर्यक्रे समान तेजखी थे। वेदव्यासजीसे बात होनेपर उन्होंने अर्जुनको 
बताया कि वे भगवान्‌ शट्डूर द्वी थे। जिसपर श्रीकृषष्णकी कृपा हो, 
उसपर और सत्र छोग भी कृपा करें--इसमें आश्चर्य ही क्‍या है। 
धजापर कृपा राम के होई | तापर कृपा करदिं सब कोई ॥ अस्तु; 

भगवानके परम भक्त एवं कृपापात्र होनेके साथ-साथ अजुनमें 
और भी अनेक गुण थे | क्यों न हो, सूर्यके साथ सूर्यरश्मियोंकी 
तरह भक्तिके साथ साथ दैवी गुण तो आनुषड्लिकरूपसे रहते ही हैं । 
ये बड़े धीर, वीर, इन्द्रियजयी, दयाठु, कोमठ्खभाव एवं सत्यप्रतिज्न 
थे | इनमें दैवीगुण जन्मसे ही मौजूद थे, इस बातको गीतामें खय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने “सम्पदं देवीमभिजातोडसि? कहकर खीकार किया 
है। इनके जन्मके समय आकाशवाणीने इनकी माताकों सम्बोधन 
करके कहा था, 'कुन्ती ! यह बालक कार्तवीर्य अजुन एवं भगवान्‌ 
शंकरके समान पराक्रमी तथा इन्द्रके समान अजेय होकर तुम्हारा यश 
बढ़ायेगा । जैसे विष्णुने अपनी माता अदितिको ग्रसन किया था, 
वैसे ही यद्व तुम्हें प्रसल करेगा |? इस आकाशवाणीको केवल कुन्तीने 
ही नहीं, सब लोगोंने सुना था | इससे ऋषि-मुनि, देवता और समस्त 
प्राणी बहुत प्रसन्न हुए । आकाशमें दुन्दुमियों बजने ढगीं, पुष्पवर्षा 
होने लगी | इस ग्रकार इनके जन्मके समयसे ही इनकी अलोकिकता 
प्रकट होने लगी थी | जब ये कुछ बड़े हुए तो इनके भाइयों तथा 
दुर्योधनादि धघृतराष्ट्रकुमारोंके साथ-साथ इनकी शिक्षा-दीक्षाका भार 
पहले छृपाचार्यको और पीछे द्रोणाचार्यको सौंपा गया । सूतपुत्रके 
नामसे प्रसिद्ध कर्ण भी इन्हींके साथ शिक्षा पाते थे। द्रोणाचार्यके सभी 
शिष्योर्मे शिक्षा, बाहुबल और उद्योगकी इश्टिसे तथा समस्त शक्नोंके 


४७ तच्च-चिन्तामणि भाग ६ 


प्रयोग, फुर्ता और सफाईमें अर्जुन ही सबसे बढ़े-चढ़े थे | ये द्रोणाचार्य- 
की सेवा भी बहुत करते थे | इनकी सेवा, छगन और बुद्धिसे प्रसनन 
होकर द्रोणाचार्यने एक दिन इनसे कहा था कि “वेट! मैं ऐसा प्रयत्न 
करूँगा कि समारमें तुम्हारे समान और कोई धनुर्थर न हो ।! प्ोणाचार्य- 
जैसे सिद्ध गुरुकी प्रतिज्ञा क्या कभी असत्य हो सकती हैं. । अर्जुन 
वास्तवमें सतारके अद्वितीय धनुर्वर निकले | 

जब पाण्डव एवं कौरव-राजकुमार अखविद्याका अभ्यास पूरा कर 
चुके और गुईदक्षिगा देनेका अवसर आया, उस समय गुरु द्वरोणाचार्यने 
अपने शिष्योंसे कह्ा--“तुमछोग पाश्चालराज ह्रुपदको युद्धमें पकडकर 
ला दो, यही मेरे लिये सबसे बडी गुरुदक्षिणा होगी |? सबने प्रसन्नता- 
से गुरुदेवकी भाशा खीकार की और उनके साथ अल-शखसे चुसजित 
हो, रथपर सवार होकर द्वुपदनगरपर चढ़ाई कर दी | वहाँ पहुँचनेपर 
पाश्चालराजने अपने भाइईयेंके साथ इनका सुकाविला किया | पहले 
अकेले कौरबोंने ही इनपर धात्रा किया था | परन्तु उन्हें पाग्चालराजसे 
हारकर छौटना पडा | अन्तमें अर्जुनने भीम और नकुछ-सहृदेवको 
साथ लेकर ह्ुपदपर आक्रमण किया । बात-की-बातमें अर्जुनने द्रपदको 
धर दबाया और उन्हें पकडकर द्रोणाचार्यक्रे सामने खडा कर दिया। 
इस अ्रकार अजजनके पराक्रमकी सर्वत्र धाक जम गयी । 

रे मर रेप 

पाण्डव द्रौपदीके खयवरका समाचार पाकर एकचक्रा नगरीसे 
हुपदनगरकी ओर जा रहे थे । रास्तेमें उनकी गन्धर्बोत्ते मुठभेद हो 
गयी | अर्जुनने अपने अलकौशछसे गन्धवोंके छक्के छुडा दिये और 
उनके राजा अद्भारपर्ण ( चित्ररथ ) को पकड़ डिया । अन्तमें दोनोंमें 


चीरवर अजुन ४५ 


मित्रता हो गयी । द्रौपदीके खयंतरमें अजुनने वह काम करके दिखला 
दिया, जिसे उपस्थित राजाओंमेंसे कोई भी नहीं कर सका था। 
दुर्याधन, गाल्त, शिज्ञुपाछ, जरासन्ध एवं शल्य आदि भनेको महावली 
राजाओं तथा राजकुमारोंने वहॉपर रक्खे हुए धनुषको उठाकर चढ़ाने- 
की चेष्टा की, परन्तु सभी असफल रहे | अर्जुनने बात-की-बातमें 
उसे उठाकर उसपर रौदा चढ़ा दिया और लोगोंके देखते-देखते लक्ष्यको 
भी बेघ दिया। उस समय अर्जुन ब्राह्मणके वेषमें अपनेको छिपाये 
हुए थे। अतः उन्हे ब्राह्मण समझकर समस्त राजारओंने मिलकर उनका 
पराभव करना चाहा | परन्तु वे अर्जुन और भीमका कुछ भी न कर 
सके । उस समय अर्जुन और कर्णका वाणयुद्ध और भीम एच शल्य- 
का गदायुद्ध हुआ । परन्तु अर्जुन और भीमके सामने उनके दोनों ही 
प्रतिदृन्द्दियोंकी नीचा देखना पडा | 

खाण्डवदाहके समय भी अ्जुनने अद्भुत पराक्रम दिखलाया था। 
जब अग्निदेवताने श्रीकृष्ण और अज्जुनकी सहायतासे खाण्डववनकों 
जलाना प्रारम्भ किया, उस समय उसकी गर्मासे सारे देवता त्रस्त 
हो देवराज इन्द्रके पास गये | तब इन्द्रकी आज्ञासे दल-के-दल मेंघ 
उप्र प्रचण्ड अग्निको झान्त करनेके लिये जल्की मोटी-मोटी धाराएँ 
बरसाने लगे | अजुनने अपने अद्ववलसे बाणोके द्वारा जलकी धाराओं- 
को आकाशमें ही रोक दिया और प्रथ्वीपर नहीं गिरने दिया | इन्द्रने 
भी अपने तीक्ष्ण अब्बोंकी वर्पसि अर्जुनको उत्तर दिया | दोनों ओरसे 
घमासान युद्ध छिड गया । श्रीकृष्ण और अज्जुनने मिंडकर अपने 
चक्र और तीखे बाणोके द्वारा देवताओंकी सारी सेनाको तहस-नहस 
कर डाछा | भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय अपना कालरूप प्रकट 


४६ तत््व-चिन्तामणि भाग ६ 


कर दिया था। देवता और दानव सभी उनके पीरुषकी देखकर 
दग रह गये | अन्तमें इन्द्रको सम्बोधन करके यह आकाञवाणी हुई 
कि तुम अजुन और श्रीकृष्णको युद्धमें क्रिसी प्रकार भी नहीं जीत 
सकोगे | ये साक्षात्‌ नर-नारायण हैं | इनकी शक्ति और पराक्रम 
असीम हैं | ये सबके लिये अजेय हैं | तुम देबताओंको लेकर यहाँसे 
चले जाओ, इसीमें तुम्हारी शोभा दै ।! आकाशवाणी छुनकर 
देवराज अपनी सेनाके साथ छौट पडे और अग्निने देखते-देखते उस 
विशाल बनको भस्म कर दिया | अर्जुनकी सेवासे प्रसन होकर 
अग्निने उन्हें दिव्य अब दिये | इन्द्रने भी उनके अख्रकोशल्से प्रसन्न 
होकर उन्हें समय आनेपर भत्र देनेकी प्रतिज्ञा की | तथा अग्निकी 
प्राथनापर वढुणदेवने उन्हे अक्षय तरकस, गाण्डीव धन्ुप और वानर- 
चिह॒युक्त ध्वजासे मण्डित रथ युद्धसे पहले ही दे दिया था । 

जब पाण्डबडोग दूसरी बार जुएमें हारकर बनमें रहने लगे, 
उस समय एक दिन महर्षि वेदब्यासजी उनके पास आये और 
युधिष्ठिककी एकान्तमें ले जाकर उन्होंने समझाया कि “अर्जुन नारायण- 
का सहचर महातपस्री नर है | इसे कोई जीत नहीं“सकता, यह 
अच्युतखरूप है | यह तपस्या एवं पराक्रमके ह।रा देवताओंके दर्शन- 
की योग्यता रखता हैं | इसलिये तुम इसको अज्विद्या प्राप्त करनेके 
लिये भगयान्‌ शब्डूर, देवराज इन्द्र, वरुण, कुबेर और धर्मराजके पास 
भेजो । यह उनसे अब प्राप्त करके बड़े पराक्रम करेगा और तुम्हारा 
खोया हुआ राज्य वापस छा देगा |? युधिप्ठिरने वेदब्यासनीकी आज्ञा 
मानकर अजुनको उन्ही महर्षिकी दी हुई मन्त्रविधा सिखाकर इन्द्रके 
दर्शनके लिये इन्द्रकीछ पर्वतपर भेज दिया | वहाँ पहुँचनेपर एक 


वीरवर अजुन ४७ 


तपखीके रूपमें इन्हे इन्द्रके दर्शन हुए । इन्द्रने इन्हे खर्गके भोगों 
एवं ऐश्वर्यका प्रढोभन दिया, परन्तु इन्होंने सब कुछ छोड़कर उनसे 
अखविधा सीखनेका ही आग्रह किया | इन्द्रने कहा--'पहले तुम 
तयद्वारा भगवान्‌ शब्डूस्के दशन प्राप्त करो । उनके दर्शनसे सिद्ध 
होकर तुम खर्गर्म आना, तत्र मैं तुम्हे सारे दिव्य अब्न दे दूँगा ।? 
अजुन मनखी तो थे ही | वे तुरंत ही कठोर छपस्यामें छय गये | 
इनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शड्डूर एक भीलके रूपमें इनके 
सामने प्रकः हुए। एक जगली सूअरको लेकर दोनोंमें विवाद खडा 
हो गया और फिर दोनोंमें युद्ध छिड़ गया | अर्जुनने अपने अख्नकौशल्से 
भगवान्‌ शहझ्करको प्रसन्न कर लिया । वे वोले--“अर्जुन ! तुम्हारे 
अनुपम कर्मसे मैं प्रसन्न हूँ। तुम्दारे-जेसा धीर-बीर क्षत्रिय दूसरा 
नहीं है | तुम तेज और बलमें मेरे ही समान हो | तुम सनातन ऋषि 
हो । तुम्हे मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ, तुम देवताओंकों भी जीत सकोगे |? 
इसके बाद भगवान्‌ शड्ड[रने अर्जुनको देवी पात्रतीके सहित अपने असली 
रूपमें दर्शन देकर विविधूर्वक पाग्ुपतात्रकी शिक्षा दी । इस प्रकार 
देवाविदेव महादेवकी कृपा प्राप्त कर ये खगे जानेकी बात सोच रहे थे 
कि इतनेमें ही वरुण, कुबेर, यम एवं दवराज--ये चारों छोकपाल वहा 
आकर उपस्थित हुए | यम, वरुण और कुवेरने क्रमश: इन्हे दण्ड, 
पाश एवं अन्तर्धान नामक अख् दिये और इन्द्र इन्हे खर्गमें आनेपर 
अब देनेकी कह गये | इसके बाद इन्द्रके भेजे हुए रथपर बैठकर 
अजुन खर्गलोकमें गये और वहाँ पॉच वर्ष रहकर इन्होंने अख्ज्ञान 
आप्त किया और साथ-ही-साथ चित्रसेन गन्धर्वसे गान्धर्बविद्या सीखी ! 
इन्द्रसे अलविदा सीखकर जब अर्जुन सब ग्रकारके अल्लोंके चलमनेमें 


४८ तत्व-चिन्तामणि भाग ६ 


निपुण हो गये, तत्र देवराजने इनसे निवातक्वच नामक दानवोंका 
वध करनेके लिये कहा । वे समुद्रके भीतर एक दुर्गम स्थानमें रहते 
थे | उनकी संख्या तीन करोड बतायी जाती थी। उन्हे देवता भी 
नहीं जीत सकते थे | भ्जुनने भकेले ही जाकर उन सबका सहार 
कर डाढा | इतना ही नहीं, निवातकवरचोंको मारकर लौटते समय 
इनका कालिकेय एवं पौलोम नामक दैत्योंसे युद्ध हुआ और उनका 
भी अजुनने सफाया कर डाला । इस प्रकार इन्द्रका प्रिय काय करके 
तथा इन्द्रपुरीमें कुछ दिन और रहकर अर्जुन वापस अपने भाइयोंके 
पास चले आये | 

खग्गसे लौठकर वनमें तथा एक वर्ष अज्ञातरूपसे विराटनगरमें 
र्ते हुए भी अजुनने अद्भुत पराक्रम दिखाया | वनमें इन्होंने 
दुर्योधनादिकी छुडानेके लिये गन्वर्षोंसे युद्ध किया, जिसका उल्लेख 
युधिष्ठिकके प्रसज्में किया जा चुका है | इसके बाद जब वनवासके 
बारह वर्ष पूरे द्वो गये और पाण्डबछोग एक वर्षके अज्ञातवासकी शर्त 
पूरी करनेके लिये विराठके यहाँ रहने छगे, उस समय इन छोगोंका 
पता लगानेके डिये दुर्योवनने विराटनगरपर चढ़ाई की । भीष्म, द्रोण, 
कर्ण, कप, अश्वत्यामा आदि सभी प्रधान-प्रधान बीर उनके साथ 
थे। ये छोग राजा विराट्की साठ हजार गौओंको घेरकर के चले । 
तब विराठ-कुमार उत्तर बृद्वन्नछा बने हुए अर्जुनको सारथि बनाकर 
उन्हें रोकनेके लिये गये | कौरवोंकी विशाल सेनाको देखते ही उत्तरके 
रोंगटे खडे हो गये, वह रथसे उतरकर भागने छगा | बृहन्नछा 
(अर्जुन ) ने उसे पकडकर समझाया और उसे सारधि बनाकर खय 
युद्ध करने चले | इन्होंने बारी-बारीसे कर्ण, कृप, द्रोण, अश्वत्यामा 


चीरवर अर्जुन डर, 
और दुर्योधनको पराजित किया और भीष्मको भी मूछित कर दिया । 
इसके बाद भीष्म, दुर्योधन, कर्ण, दुःशासन, विविंशति, द्वोणाचार्य, 
अद्तत्यामा और कृपाचाये--ये सभी महारथी एक साथ अर्जुनपर 
टूट पडे और उन्होंने इन्हें चारों ओरसे घेर लिया; परंतु अर्जुनने 
अपने बाणोंकी झडीसे सबके छक्के छुडा दिये । अन्तमें इन्होंने 
सम्मोहन नामके अज्जको प्रकट किया, जिससे सारे-के-सारे कौरव वीर 
वेहोश हो गये, उनके हाथोंसे शत्र गिर पडे | उस समय अर्जुन 
चाहते तो इन सवको आसानीसे मार सकते थे, परंतु ये इन सब 
बातोंसे ऊपर थे | होशमे आनेपर भीष्मकी सलाहसे कौरवोंने गौओंको 
छोडकर छोट जाना ही श्रेयस्कर समझा | अर्जुन त्रिजयधोष करते 
हुए नगरमें चले आये | इस प्रकार अजुनने विराटकी गौओंके साथ- 
साथ उनकी मान-मर्यादाकी भी रक्षा करके अपने आश्रयदाताका ऋण 
कई गुने रूपमें चुका दिया | धन्य खामिमक्ति ! 
महामारत-युद्धके तो अर्जुन एक प्रधान पात्र थे ही । पाण्डवों- 
की सेनाके प्रधान सेनानायक यही थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन्हींका 
सारथि बनना खीकार किया था तथा भीष्म, द्रोण, कण; अद्धत्थामा 
आदि अनेय योद्धाओंसे टक्कर लेना इन्हींका काम था। वे लोग सभी 
इनका छोहा मानते थे। इन्होंने जयद्रथ-बधके दिन जो अद्भुत 
पराक्रम एवं अब्रकोशछ दिखलाया, वह तो इन्हींके योग्य था। 
इनकी भयंकर प्रतिज्ञाको छुनकर उस दिन कौरवेंनि जयद्रथको सारी 
सेनाके पीछे खडा किया था । कई अक्षोहिणी सेनाक्रे बीचमें रास्ता 
काटते हुए अजुैन बड़ी मुस्तैदी एवं अठम्य उत्साहके साथ अपने 
लक्ष्यकी ओर बढ़े चले जा रहे थे | शत्रु-सेनाके हजारों वीर और 


त० चि० भा० ६--४७४--- 


8 नच्च-चिन्तामति भाग 5 


० 
दतीड मन: छर्पीड बरायल शिकार इन चके थे । थे स्थ्से 
हवीशआाड उन अमान ब्रायत्म शद्वऋर हद चुके श् ॥ 5 ५४६ 

हे कल ब्छ ्क  मिय, आज 2 कब 


एक शायन कद झाए 
का का गटी | इनक 


हैक... 
कर ब्फ्पा ४> अं क्जजछ जज न््णल्टक ब्म्सा 
&#7 आज एर्ट्रिमओ ऋग्ण अल भी गधा आ। सृल्कप्यास 


कक्षा दवा रही ४ी। अर्टनने शीद्धणसे कद्दा---/आाय शक 
दऔधका 26% आग निद्माठ दीजिय | तबतक् में कौखोंकी सती 
कवाकी मेक सूँगा 6 ठसा कद्कर अ्लेन रथसे डतर पढ़े 
7 श्रद्षी यायवानीये बनुप्र छेकर अग्चित् मावसे खड़ें दो गये । 
2व समय इस्टें पराजित करनेका अच्छा मौका देखकर इाह-सेनाके 


के 
न 


कान एक साथ इस्ट श्र स्या जर तरद-तरहके बाणों एवं शन्नोंसे 
84 टिया; किले। बीर अर्दुनने ठक़के अन्नोंकों अपने अज्नॉसे रोककर 
अंदका। ठन म्मीकं। आागेसि आच्छाटित कर दिया | इधर श्रीक्षण्णने 
अप कहा कि थोड़े प्याससे व्याकुछ हो रहे हैं, किन्त पासमें 
कई जराअप्र नहीं | उसपर अर्जुनने तुरंत द्वी अब्द्वारा प्रथ्वीको 
बाद एक पाली पीमे थोग्य एक सुन्दर सरोवर बना दिया । 
४गना ही मढीं, उस करोवरके ऊपर इन्होंने एक वार्णोंका घर बना 
दिया | अष्भका यह अभूतपूर्व पराक्रम देखकर सिद्ध, चारण और 
गनिक दॉगितिड छंगुडी ठबाने और वाहवाह करने छगे। 
गे मढ़व जाश्4ती बात तो यह हुए कि बड़े-बड़े महारथी भी 
दि अर्जग। पी नहीं हटा सके । इस बीचमें श्रीकृष्णने फर्तासि 
भीयति भाभ चिगाएवर उन्हें नद्छाया, मालिश की, जछ पिलाया 
णीर जाग लिछाकर तया जगीनपर छिटाकर उन्हें फिरसे रथमें जोत 
णिया | जग भत्र जुकपफे पारा पहुँचे तो इनपर आठ महारथियोंने 


ौँ 


बीरवर अजुच ण्र 


एक साथ आक्रमण किया और दुर्योधनने अपने बहनोईकी रक्षाके 
उद्देश्यसे इन्हे चारों ओरसे घेर लिया; परंतु अज्लुन उन सबका 
मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते ही गये | इनके वेगको कोई रोक 
नहीं सका । इन्होंने श्रीकृष्णकी ऋपासे सूयोस्त होते-होते जयद्रथको 
अपने बज्रतुल्य वाणोंका शिकार बना लिया और श्रीकृष्णके 
कथनानुसार इस कौशलसे उसके मस्तकको काठा कि उसका सिर 
कुरुक्षेत्रसे बाहर जाकर उसके प्रिताकी गोदमें गिरा | इस प्रकार 
श्रीकृष्णकी सहायतासे सूर्यास्तसे पहले-पहले अजुनने जयद्रथको 
मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की | 


२५ 4 >९ 

अजुन जगद्विजयी बीर और अद्वितीय घनुधर तो थे ही; वे 
बड़े भारी सत्यप्रतिज्ञ, सदाचारी, धर्मात्मा एवं इन्द्रियजयी भी थे । 
पाण्डव जब इन्द्रप्रस्थमें राज्य करते थे, उन दिनों एक दिन लुटेरे 
किसी ब्राह्मणकी गौएं लेकर भाग गये | ब्राह्मणने आकर पाण्डवके 
सामने पुकार की । अर्जुनने ब्राह्मणकी करुण पुकार सुनी और उन्हे 
गौओंको छुड़ाकर छानेका वचन दिया। परंतु इनके शत्र उस 
घरमें थे, जहॉँ इनके बड़े भाई महाराज युधिष्टिर द्रोपदीके साथ 
एकान्तमे बैठे हुए थे। पाँचों भाइयोंमें पहलेसे ही यह शर्ते हो 
चुकी थी कि जिस समय द्रौपदी एक भाईके पास एकान्तमें रहे, उस 
समय दूसरा कोई भाई, यदि उनके कमरेमें चछा जाय तो वह बारह 
वर्षतक ब्रह्मचर्य-ततका पाछन करता हुआ वनमें रहे । अज्जुन बड़े 
असमंजसमें पड़ गये । यदि आ्राह्मगकी गौओंकी रक्षा नहीं की जाती 
तो क्षत्रिय-धर्मसे च्युत होते हैं और उसके लिये श्र लेने कमरेमें 


५२ तत्त्न-चिन्तामणि भाग ६ 


जाते हैं तो नियममड् होता है । अन्तमें अर्जुनने नियमभड्ड॒ करके 
भी ब्राह्मणकी गौओंकी रक्षा करनेका ही निश्चय किया | इन्होंने 
सोचा---'नियमभड्ढके कारण मुझे कितना भी कठिन प्रायश्वित्त क्यों 
न करना पड़े, चाहे प्राण द्वी क्यों न चले जायें, ब्राह्मणके गोधनकी 
रक्षा करके अपराधियोंको दण्ड देना मेरा धर्म है और वह मेरे 
जीवनकी रक्षासे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है !? धन्य धर्मग्रेम ! 

अजुन चुपचाप युधिष्ठिरके कमरेमें जाकर शत्र ले आये और 
उसी समय छुटेरोंका पीछा करके ब्राह्मणकी गौएं छुडा छाये | वहाँसे 
लौटकर इन्होंने अपने बड़े भाईसे नियमभड्के प्रायश्षित्तरूपमें वन 
जानेकी भाज्ञा मॉगी | युभरिष्ठिरने इन्हें समझाया कि 'वडा भाई 
अपनी ख्रीके पास बैठा हो उस समय छोटे भाईका उसके पास चला 
जाना अपराध नहीं है | यदि कोई अपराध हुआ भी हो तो वह्द 
मेरे प्रति हआ है और मैं उसे स्वेच्छासे क्षमा करता हैँ। फिर 
तुमने धर्मपालनके लिये ही तो नियमभन्न किया है, इसलिये भी तुम्हें 
वन जानेकी आवश्यकता नहीं है ।? अजुनके लिये नियमभड्डके प्रायश्रित्त- 
से बचनेका यद्द अच्छा मौका था। और कोई होता तो इस मौझेको 
इायसे नदीं जाने देता । आजकल तो कानूनके फदेसे बचनेके लिये 
कानूनका दी आश्रय लेना त्रिल्कुल न्यायप्ड्डत समझा जाता है | परंतु 
अजुन बहाना लेकर दण्डसे बचना नहीं जानते थे | इन्होंने युविष्ठिर- 
के समझनेपर भी सत्यकी रक्षाफे लियि नियमका पाछझनः आवश्यक 
समझ ओर बनवासकी दीक्षा लेकर वहाँसे चल पड़े ! घन्य 
सम्यप्रतिज्ञता और नियम-यालनकी तत्यरता ! 

रप 6 श्प 


हर चीरवर अर्जुन थे 


जिस समय अजुन इन्द्रपुरीमें रहकर अल्लविद्या तथा गान्धर्व- 
विद्या सीख रहे थे, एक दिन इन्द्रने रात्रिके समय इनकी सेवाके 
लिये वहाँकी सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशीको इनके पास भेजा | उस दिन 
सभामें इन्द्रने अजुनको उबंशीकी ओर निनिमिष नेत्रोंसे देखते हुए 
पाया था | उर्वशी अजुैनके रूप और ग्रुणोंपर पहलेसे ही मुग्ध थी । 
वह इन्द्रकी आज्ञासे खूब सज-धजकर अर्जुनके पास गयी । अर्जुन 
उर्वशीको रात्रिमें अकेले इस प्रकार निःसंकोचमावसे अपने पास 
आयी देख सहम गये | इन्होंने शीव्वश अपने नेत्र बंद कर लिये 
और उ्शीको माताकी भाँति प्रणाम किया । उ्बेशी यह देखकर दंग 
रह गयी । उसे अजुनसे इस प्रकारके व्यवहारकी आशा नहीं थी | 
उसने खुल्लमखुल्ला अजुनके ग्रति कामभाव प्रकट किया । अब तो 
अजुन मारे संकोचके धरतीमें गड़-से गये | इन्होंने अपने हाथोंसे 
दोनों कान मूँद लिये और बोले--“माता ! यह कया कह रही हो ? 
देवि ! निस्सन्देह तुम मेरी गुरुपलीके समान हो । देवसमामें मैंने तुम्हें 
निर्निमेष नेत्रोंसे देखा अवश्य था, परन्तु मेरे मनमें कोई बुरा भाव 
नहीं था| मैं यही सोच रहा था कि पूरुवंशकी यही माता है। 
इसीसे मैं तुमको देख रद्दा था | देवि ! मेरे सम्बन्ध्में और कोई बात 
तुग्हें सोचनी ही नहीं चाहिये | हे निष्पापा ! तुम मेरे छिये बड़ोंकी 
बड़ी और मेरे पूर्वजोंकी जननी हो । जैसे कुन्ती, माद्री और इन्द्रपत्नी 
शची मेरी माताएँ हैं, बैसे ही तुम भी पूरु॒बंशकी जननी होनेके नाते 
मेरी पूजनीया माता हो । हे झुन्दर वर्णवाली देवि ! मैं तुम्दारे 
चरणोंमें सिर झुकाकर भ्रणाम करता हूँ, तुम मेरे लिये माताके समान 


५छ तत््व-चिन्तामणि भाग ५ 


पूय्या हो, और मैं तुम्द्ारे द्वारा पुत्वत्‌ रक्षा करने योग्य हूँ॥ |? अब 
तो उ्बशी क्रोधके मारे आगत्रव॒ुला हो गयी | उसने भर्जुनकों शाप 
दिया-ैं इन्द्रकी आज्नासे कामातुर द्वोकर तुम्हारे पास आयी थी । 
परन्तु तुमने मेरे प्रेमको ठुकरा दिया । इसलिये जाओ, तुम्हें लिये 
बीचमें नचनियाँ होकर रहना पड़ेगा और लोग तुम्दे दिजदा काकर 
पुकारेंगे |? अ्जुनने उ्शीओे शापकों सदर्प खीकार कर लिया, परन्तु 
धर्मका त्याग नहीं किया । एकान्तमें स्वेस्ठासे आयी हुई उर्वशी-जैश्ती 
अनुपम सुन्दरीका परियाग करना अर्जुनका ही काम था। पन्‍्य 
इन्द्रियनय ! जब इन्द्रको यह बात माठम हुई तो उन्होंने अर्जुनकों 
बुलाकर इनकी पीठ ठोंकी और कट्ठा-वेठा ! तुम्दारे-जैसा पूत्र 
पाकर तुग्हारी माता धन्य हुई | तुमने अपने धैयसे ऋषियोंकी भी 
जीत लिया | अब तुम किसी प्रकारकी चिन्ता न करो। उर्वशीने जो 
शाप तुम्हें दिया है, वह तुम्हारे लिये बरदानका काम करेगा, तेरहवें 
वर्षमें जब तुम अज्ञातबास करोंगे, उस समय यह शाप तुम्हारे 
ठिपनेमें सहायक द्वोगा | इसके बाद तुम्हें पुरुपत्वकी प्राप्ति हो 
जायगी |? सच दै---'धर्मो रक्षति रक्षितः |? 


२५ ५ हर 





# यथा कुन्ती च माद्री च शची चैव ममानवे। 

तथा च वशजननी त्व॑ हि भेज्य गरीयतोी॥ 

गच्छ मूर्ध्ना प्रपन्नोइस्सि पादो ते वरवर्णिनि। 

स्व हिं मे मातृवत्‌ पूज्या रक्ष्योष्द॑पुन्नवत्त्वया ॥ 
( सहा० वन० ४६ | ४६४७ ) 


चीरवर अज्जुन ण्ण 


विराटनगरमें अज्ञातववासकी अवधि पूरी हो जानेपर जब 
पाण्डवॉने अपनेको राजा विराठके सामने प्रकट क्या; उस समय 
राजा विराटने कृतज्ञतावश अपनी कन्या उत्तराकुमारीका अजुनसे 
विवाह करना चाहा | परन्तु अजुनने उनके इस प्रस्तावको खीकार 
नहीं किया | उन्होंने कहा--'राजन्‌ ! मैं बहुत कावतक आपके 
रनिवासमें रहा हूँ और आपकी कन्याको एकान्तमें तथा सबके सामने 
भी पुत्रीके रूपमें द्वी देखता आया हूँ | उसने भी मुझपर पिताकी 
भाँति ही विश्वास किया है | मैं उसके सामने नाचता था और 
सगीतका जानकार भी हूँ | इसलिये वह मुझसे प्रेम तो बहुत करती 
है परल्तु सदा मुझे गुरु दी मानती आयी है | वह वयस्का हो गयी है 
और उसके साथ एक वर्षतक मुझे रहना पड़ा है | अतः आपको 
या किसी औरको हम दोनोंके प्रति अनुचित सन्देह न हो, इसलिये 
डसे मैं अपनी पृत्रवधूके रूपमें ही वरण करता हूँ । ऐसा करनेसे ही 
हम दोनोंका चरित्र शुद्ध समझा जायगा |? अजुनके इस पवित्र 
भावकी सब छोगोंने प्रशंसा की और उत्तरा अभिमन्यथुको ब्याह दी 
गयी | अजुन-जैसे महान्‌ इन्द्रियजयी ही इस प्रकार युवती कन्याके 
साथ एक वर्षतक घनिष्ठ सम्पर्कमें रहकर भी अपनेको अछूता रख 
सके और उसका भाव भी इनके प्रति बिगड़ा नहीं | वयस्क छात्रों 
तथा छात्राओंके शिक्षकोंकी इससे शिक्षा लेनी चाहिये | 

4 ५ 4 

जब अश्वत्थामा रात्रिमें सोये हुए पाण्डबोंके पुत्रों तथा धृष्टयुम्न 
आदिको मारकर खय्य गल्लातटपर जा बैठा, तब पीछेसे उसके क्रूर 
कर्मका सवाद पाकर भीमसेन और अर्जुन उससे बदला लेनेके लिये 


द्च्दे तत्व-चिन्तामणि भाग ६ 


उसकी तडाशमें गये | भीम और अज्जुनको आते देख अश्वत्यामा , 
बहुत डर गया और इनके हायोंसे बचनेका और कोई उपाय न देख 
उसने ब्रह्माल्नका प्रयोग किया | देखते-देखते वहाँ प्रठयकालकी-सी अग्नि 
उत्पन्न हो गयी और वह चारों ओर फैलने छगी ।.उसे शान्त करनेके 
लिये अजुनने भी ब्रह्मात्रको प्रकट किया, क्योंकि ब्रह्मालको 
ब्रह्माख॒के द्वारा ही शान्त किया जा सकता था। दोनों अल्लोंके आपसमें 
टकरानेसे बडी भारी गर्जना होने छूगी, हजारों उल्काएँ गिरने लगीं 
और सभी प्राणियोंकी बडा भय मार्धम होने लगा | यह भयद्भर 
काण्ड देखकर देवर्षि नारद और महर्षि व्यास दोनों वहोँ एक साथ 
पधारे और दोनों वीरोंको शान्‍्त करने लगे | इन दोनों महापुरुषोंके 
कहनेसे अ्जजुनने तो तुरंत अपना दिव्य अल लछौठा लिया । उन्होंने 
उसे छोडा ही था अश्वत्थामाके अश्नको शान्त करनेके लिये ही | 
उस अबका ऐसा प्रभाव था कि उसे एक बार छोड देनेपर सहसा उसे 
लोटाना अत्यन्त कठिन था | केवल तब्रह्मचारी ही उसे छौठा सकता 
था। अश्वत्यामाने भी उन दोनों महापुरुषोंको देखकर उसे छौटानेका 
बहुत प्रयत्न किया, पर वह सयमी न होनेके कारण उसे छौटा न 
सका । अन्तमें व्यासजीके कहनेसे उसने उस अख्नको उत्तराके गर्भ- 
पर छोड दिया और वह बालक मरा हुआ निकला, किन्तु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उसे फिरसे जिला दिया | इस प्रकार अजुनमें शूरवीरता, 
अख्ज्ञान और इन्द्रियजय---इन तीनों गुणोंका अद्भुत सम्मिश्रण था | 

अज्जुनका जीवन एक दिव्य जीवन था | इनके चरित्रपर हम 
जितना ही विचार करते हैं, उतना ही हमें वह आदर्श एवं 
सतशिक्षाओंसे पूर्ण प्रतीत होता है | 


*+रेडिक2२कन 


! ी। 


किक 
हष्णकी वृअ 
< 


' 


नूर 


४६ भंगया 


न का 
४. « 
तर 


ख् 
ज्० जे कै सूक होक 


कट ःः 
भ् 


सु 


जल 
अल + अम्कक के 
ढक 


। 


जा 
ग 
8... 8४४८ 
हर 3३ 
ध ि 
४० ४७ 
9५, रै 
३५३ १ 
रस 
है हम 
१5३ 
* का 
रड कक 
|] ई का 
पा 
हब ता 
हक ( 
्ु ्ा 
्न्ा जा 
00] 
ज्ढे 
हि ५ 
५ 
।] 
|. 
कक 
छा. िंए, 
श्र 
2 * 
बल 
प्र ४ 
हक 
* ६. 
3 
॥्। 859 
कु 
हट हर 
रुकी अबकी 
>. ई 
री या 
कक । कर 
44 कस 
ह.. ४ 
$ #. ७] 
््ः 
पड 


कक 


हल, 


& डे 
हल थे, 


कक 


अ 


सदा आर 


क्‍्त 


च्क 


ब्प्सू तक 4 हक 
/40५ हनी 


श्र! 
डे 


) वीण, 


कप है 


5 का 


् कर 
। उनेंदे: सादा छाए 


गन 
सु ह्न्क्फे 


्च८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


ज्रह्मणेमिं बडी भक्ति थी और अतिथि-सेवामें बड़ी रुचि थी | राजपुत्री 
प्रथा आलस्य और अमिमानको त्यागकर आह्मणदेवताकी सेवामें 
तन-मनसे सल्म हो गयी । इसने शुद्ध मनसे सेवा करके आह्मण- 
देवताको पूर्णतया प्रसन्न कर डिया | ज्राह्मणदेवताका व्यवहार बडा 
अटपटा था | कभी वे अनियत समयपर आते, कभी आते ही नहीं 
और कभी ऐसी चीज खानेको माँगते, जिसका मिलना अत्यन्त 
'कठिन होता, किन्तु प्रथा उनके सारे काम इस प्रकार कर देती, 
मानो उसने उनके लिये पहलेसे ही तैयारी कर रक्खी हो | इसके 
जील-खभाव एव संयमसे त्राह्मणको बडा सन्तोष हुआ। कुन्तीकी यह 
वचपनकी त्राह्मण-सेवा इनके लिये बडी कल्याणप्रद सिद्ध हुई और 
इसीसे इनके जीवनमें संयम, सदाचार, त्याग एवं सेवाभावकी नींव 
पडी | आगे जाकर इन गुणोंका इनके अंदर अद्भुत विकास हुआ | 

कुन्तीके अंदर निष्काममावका विकास भी बचपनसे ही हो 
गया था| इन्हें बड़ी तत्यरता एवं छगनके साथ महात्मा ब्राह्मणकी 
सेवा करते पूरा एक वर्ष हो गया | इनके सेवामन्त्रका अनुष्ठान पूरा 
हुआ । इनकी सेवामें ढूँढ़नेपर भी आह्मणको कोई त्रुटि नहीं दिखायी 
दी। तब तो वे इनपर बडे प्रसन्न हुए । उन्होंने कहा---थवेटी ! 
मैं तेरी सेवासे बहुत असन्न हूँ । मुझसे कोई वर मॉग छे |? कुन्तीने 
्राह्मणदेवताको बडा ही सुन्दर उत्तर दिया । श्रीक्ृष्णकी बूआ और 
पाण्डवोंकी भावी माताका वह उत्तर सर्वथा अनुरूप था । छुन्तीने 
'कहा--भगवन्‌ | आप और पिताजी मुझपर प्रसन्न हैं, मेरे सब 
कार्य तो इसीसे सफल द्ो गये | अब मुझे वरोंकी कोई आवश्यकता 
नहीं है |! एक अल्पवयरका बािकाके अंदर विलक्षण सेवामावके 


“झुन्तीदेवी ' " ण्र्‌ 


साथ-साथ ऐसी निष्कामताका संयोग मणि-काब्चन-संयोगके समान था | 
हमारे देशकी बालिकाओंको कुन्तीके इस आदर निष्काम सेवामावसे 
“शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये | अतिषि-सेवा हमारे सामाजिक जीवनका 
आण रही है और उसकी शिक्षा भारतवासियोंको बचपनसे ही मिल 
जाया करती थी। सची एवं सात्तिक सेवा वही है, जो प्रसननतापूर्वक 
“की जाय---जिसमें भार अथवा उकताहट न प्रतीत हो, और जिसके 
“बदलेमें कुछ न चाहा जाय | आजकलकी सेवामें प्रायः इन दोनों 
बातोंका अभाव देखा जाता है | प्रसन्नतापूवक निष्कामभावसे की हुई 
सेवा कल्याणका परम साधन वन जाती है | अस्तु, 
जब कुन्तीने ब्राह्मगसे कोई वर नहीं मॉगा, तब उन्होंने इससे 
देवताओंके आवाहनका मन्त्र ग्रहण करनेके लिये कहा | वे कुछ न- 
कुछ कुन्तीको देकर जाना चाहते थे । अबकी बार ब्राह्मणके 
अपमानके भयसे कुन्ती इनकार न कर सकी । तब उन्होंने इसे अथवब- 
वेदके शिरोभागमें आये हुए भन्‍्त्रोंका उपदेश दिया और कहा कि 
(इन मन्त्रोंके बसे तू जिस-जिस देवताका आबाहन करेगी, वही 
तेरे अधीन हो जायगा |? यों कहकर वे ब्राह्मण वहाँ अन्तर्घान हो 
गये | वे ब्राह्मण ओर कोई नही, उम्रतपा महर्षि दुर्वासा थे | उनके 
दिये हुए मन्त्रोंके प्रभावसे कुन्ती आगे चछकर धर्म आदि देवताओंसे 
युघिष्ठिर आदिको पुत्ररूपमें प्राप्त कर सकी । 
कुन्तीका विवाह महाराज पाण्डुसे हुआ था। महाराज पाण्ड 
बड़े ही धर्मात्मा थे | उनके द्वारा एक बार भूछसे मृगरूपधारी किन्दम 
-मुनिकी हिंसा हो गयी | इस घटनासे उनके मनमें बड़ी ग्लानि और 
'निर्वेद हुआ और उन्होंने सब्र कुछ त्यागकर वनमें रहनेका निश्चय 


दि० तच्व-चिन्ताभमणि भांग ५ 


कर लिया । देवी कुन्ती बडी पतिभक्ता थीं। ये भी अपने पतिके 
साथ इन्द्रियोंकों वशमें करके तथा कामजन्य सुखको तिलाल्नलि देकर 
बनमें रहनेके लिये तैयार हो गयीं | तबसे इन्होंने जीवनपर्यन्त 
नियमपूर्वक ब्रह्मचर्य-ज़तका पान किया और सयमपूर्वक रहीं । 
पतिका खगगवास छोनेपर इन्होंने अपने बश्चोंकी रक्षाका भार अपनी 
छोटी सौत माद्वीकों सॉपकर अपने पतिका अनुगमन करनेका विचार 
किया | परन्तु माद्दीने इसका विरोध किया | उसने कहा---“बहिंन ! 
मैं अमी युवती हूँ, अतः मैं ही पतिदेवका अनुगमन करूँगी | तुम 
मेरे बच्चोकी संभाल रखना |? कुन्तीने मांद्रीकी बात मान छठी और 
अन्ततक उसके पुत्रोकी अपने पुत्रोंसे बढकर समझा | सपत्नी एवं 
उसके पुत्रोंके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये, इसकी शिक्षा भी 
हमारी माता बहिनोंको कुन्तीके जीवनसे लेनी चाहिये | पतिके 
जीवनकालमे इन्होंने माद्रीके साथ छोटी बढह्िनका-सा बर्ताव किया 
भर उसके सती होनेके बाद उसके पुत्रोंके प्रति वही भाव रकक्‍्खा, 
जो एक साध्वी स्रीको रखना चाहिये | सहदेवके प्रति तो इनकी 
विशेष ममता थी और वह भी इन्हें बहुत अधिक प्यार करता था । 

पतिकी मृत्युके बादसे कुन्तीदेवीका जीवन बराबर कश्में बीता | 
परन्तु ये बड़ी ही विचारशीछा एवं पैर्यवतती थीं। अतः इन्होंने कश्ों- 
की कुछ भी परवा नहीं की और अन्ततक धर्मपर आरूढ़ रहीं । 
दुर्योधनके अत्याचारोंको भी ये चुपचाप सहती रहीं | इनका खमाव 
बडा ही कोमठ और दयाह्ु था। इल्हें अपने क्छोंकी कोई परवा 
नहीं थी, परन्तु ये दूसरोंका कष्ट नहीं देख सकती थीं [ छाक्षाभवनसे 
निकलकर जब ये अपने पृत्रोंके साथ एकचक्रा नगरीमें रहने लगी 


झुन्तीदेवी ६१ 


थीं, उन दिनों बहाँकी प्रजापर एक बडा भारी संकट था। उस 
नगरीके पास ही एक बकाझुर नामका राक्षस रहता था। उस 
राक्षसक्रे लिये नगरवाप्तियोंकों प्रतिदिन एक गाडी अन्न तथा दो 
मैंसे पहुँचाने पडते थे | जो मनुष्य इन्हे लेकर जाता, उसे भी वह 
राक्षत खा जाता | बहॉाँके निवासतियोंकोी बारी-बारीसे यह काम 
करना पड़ता था | पाण्डवलोग जिस ब्राह्मणके घरमें भिक्षुकोंके रूपमें 
रदते थे, एक दिन उसके धरसे राक्षसके लिये आदमी भेजनेकी बारी 
आयी । ब्राह्मणपत्वारमें कुदराम मच गया | कुन्तीको इस बातका 
पत्ता छगा, तब इनका हृदय दयासे भर आया | उन्होंने सोचा--- 
हमलोगोंगे रहते आह्मण-परिवारको कष्ट भोगना पड़े, यह दमारे 
डिये बडी छज्जाकी बात होगी | फिर हमारे तो ये आश्रयदाता हैं, 
इनका प्रत्युपकार हमें किसी-न-किसी रूपमें करना ही चाहिये। 
अवप्तर आनेपर उपकारीका प्रतद्युपकार न करना धर्मसे च्युत होना 
है। जब इनके घरमें हमलोग रद्द रहे हैं तो इनका दुःख बेंटाना 
मारा कतंव्य हो जाता है |? यों विचारकर कुन्ती ब्राह्मणके धर 
गयीं | इन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पक्की और पुत्रके साथ बैठे 
है। वे अपनी ख्रीसे कह रहे हैं कि 'तुम कुडीन, शील्वती और 
चच्चोंकी माँ हो। मैं राक्षससे अपने जीवनकी रक्षाके लिये तुम्हें 


उसके पास नहीं भेज सकता |? पतिकी बात छुनकर आह्मणीने' 
कहा--- नहीं, मैं खर्य उसके पास जाऊँंगी। पत्नीके लिये सबसे 
चढ़कर सनातन कर्तव्य यही है कि बढ अपने ग्राणोंकी निछावर 
करके पतिकी मलाई करे | ख्रियोंके लिये यह बड़े सौमाग्यकी बात 
है कि वे अपने पतिसे पहले ही परछोकवासिनी हो जायें | यह भी 


६२ तत्त्व-चिन्तनामणि भाग 


सम्मव है कि ल्लीको अवध्य समझकर वह राक्षस मुझे न मारे | 
पुरुषका वध निर्विवाद है और ख्रीका सन्देहग्रस्त, इसलिये मुझे दी 
उसके पास भेजिये |! माँ-बापकी दु.,खभरी बात छुनकर कन्या 
बोली---“आप क्यों रो रहे हैं ? देखिये, धर्मके अनुसार आप दोनों 
मुझे एक-न-एक दिन छोड़ देंगे | इसलिये आज ही मुझे छोडकर 
अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते * छोग सनन्‍्तान इसीलिये चाहते हैं 
कि वह हमें दु.खसे बचाये |? यह छुनकर माँ-बाप दोनों रोने लगे; 
कन्या भी रोये बिना न रह सकी | सब्चको रोते देखकर नन्‍्हा-सा 
ब्राह्मण-बालक कहने लगा--“पिताजी ! माताजी | बहिन ! मत 
रोओ !” फिर उसने एक तिनका उठाकर हंसते हुए कहा---५मैं 
इसीसे राक्षसको मार डाढ्ेंगा |! तब सब छोग हंस पड़े । ढुन्तीः 
यह सब ठेख-सुन रही थीं। ये आगे बढ़कर उनसे बोलीं--- 
भहाराज ! आपके तो एक पुत्र और एक ह्वी कन्या है। मेरे 
आपकी दयासे पॉच पुत्र हैं। राक्षसको भोजन पहुँचानेके लिये मैं 
उनमेंसे किसीको भेज दूँगी, आप घबरायें नहीं |? ब्राह्मणदेवता 
कुन्तीदेवीके इस प्रस्तावकी सुनकर नट गये | उन्होंने कहां---- 
'देवि | आपका इस प्रकार कद्दना आपके अनुरूप ही है; परल्तु 
मैं तो अपने लिये अपने अतिथिकी हत्या नहीं करा खैधकता |? 
कुन्तीने उन्हें बतछाया कि “मैं अपने जिस पुत्रको राक्षतके पास 
भेजूँगी, वह बडा बलवान, मन्त्रसिद्ध और तेजखी है, उसका कोई 
बाल भी बॉका नहीं कर सकता |? इसपर ब्राह्मण राजी हो गये । तब 
कुन्तीने भीमसेनकी उस कामके लिये राक्षसके पास भेज दिया | 
भला, दूसरोंकी प्राण-रक्षाके लिये इस प्रकार अपने हृदयके टुकड़ेका 


झुन्तीदेवी ध्डे 


जान-वूझकर कोई माता वलिदान कर सकती हैं | कहना न होगा कि. 
कुन्तीके इस आदर्श त्यागके प्रभावसे संसारपर बहुत ही अच्छा असर 
पडा | अतएव सभीको इससे शिक्षा लेनी चाहिये। 

कुन्तीदेवीका सत्यप्रेम भी आदर्श था। ये विनोदमें भी कभी झूठ 
नहीं बोलती थीं | भूछसे भी इनके मुँहसे जो वात निकल जाती थी, 
, उसका ये जी-जानसे पालन करती थीं। इस प्रकारकी सत्यनिष्ठा इतिहास- 
के पन्ने उल्टनेपर भी दूसरी जगह प्रायः नहीं देखनेमें आती । अर्जुन 
ओर भीम खयंबरमें द्रौपदीको जीतकर जब माताके पास छाये और 
कहा कि 'माता | आज हम यह्द मिक्षा छाये हैं? तो इन्होंने उन्हे बिना 
देखे द्वी कह दिया कि “्वेठा ! पॉचों माई मिलकर इसका उपयोग करो !! 
जब इन्हें माहम हुआ कि ये एक कन्या लाये हैं, तब तो ये बढ़े 
असमझसमें पड़ गयीं | इन्द्रोंने सोचा---“यदि मैं अपनी वात वापस 
लेती हूँ तो अप्तत्यका दोष लगता है; और यदि अपने पुत्रोंकी उसीके 
_हुपार चलनेक्रे लिये कहती हूँ तो सनातन मर्यादाका छोप ह्वोता है।? 
पीच भाशयोंका एक खीसे विवाह द्ो--यह पहले कभी नहीं देखा-छुना 
"वा था । ऐसी सितिमें कुन्तीदेवी कुछ भी निश्वय न कर सकी; वे 

किकर्तन्यबिमृद ढ़ हो गयी । अन्तमें उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिरकी रम्मति 
पूछी और उन्होंने सत्यपर कायम रहनेकी ही सझाह्द दी | पीछे राजा 
इुपदकी ओरसे आपत्ति ह्ोनेपर वेदव्यासजीने द्रौपदीके पूर्वजन्मोंकी 
कथा कहते हुए उन्हें समझाया कि शह्करजीके वरदानसे ये पाँचों 
ही ब्ुपदकुमारीका पाणिग्रहण करेंगे । इस प्रकार पाँचोंके साथ 


हपदकुमारी विधिपूर्षक ब्याह दी गयीं। कुन्तीदेवीकी सव्यनिष्ठकी 
विजय हुईं | उनके मुखसे हृठात ऐसी ही बात निकली, जो होनेवाली 


8 तत्त्व-चिन्तामणि भाग ५ 


थी। सत्यका इृढ़तापूनेक आश्रय लेनेपर ऐसा होना किसीके लिये 
भी अम्म्मव नहीं है। अत्तु, 
कुन्तीदेवीका जीवन झुरूसे अन्ततक बडा ही त्यागपूर्ण, तपस्या- 
मय और अनासक्त था | पाण्डवोंके वनवास एवं अज्ञातवासके समय 
ये उनसे अल्ग हत्तिनापुरमें ही रहीं और वहींसे इन्होंने अपने 
पुत्नोंके लिये अपने भतीजे भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके द्वारा क्षत्रियधर्मपर डटे 
रहनेका सन्देश भेजा | इन्होंने बिदुछा और सल्नयका इश्न्त देकर 
बड़े ही मार्मिक शब्दोंमें उन्हें कहलछा भेजा कि ५पुत्री | जिस कार्यके 
लिये क्षत्राणी पुत्र उत्पन्न करती है, उस कार्यके करनेका प्मय आ 
गया है [?# महामारतयुद्धके समय भी ये वहीं रहीं और युद्ध-समाप्तिके 
वाद जब धर्मराज युधिष्ठिर सम्रादके पदपर अभिषिक्त हुए और इन्हे 
राजमाता बननेका सौमाग्य प्रात्त हुआ, उस समय इन्होंने पुत्रवियोगसे 
दुखी अपने जेठ-जेठानीकी सेवाका भार अपने ऊपर ले छिया और 
द्वेष एवं अभिमानरहित होकर उनकी सेवामें अपना समय बिताने 
लगीं। यहाँतक कि जब वे दोनों युधिष्ठिस्से अनुमति लेकर चन 
जानें छगे, उस समय ये चुपचाप उनके सग हो लीं और युविष्ठिर 
आदिके समझानेपर भी अपने दृढ़ निश्चयसे विचलित नहीं हुई । 
जीवनभर दुःख और क्लेश भोगनेके बाद जब सुखके दिन आये, उत्त 
समय भी सासारिक सुख-भोगको ठुकराकर स्वेच्छासे त्याग, तपस्या 
एव सेवामय जीवन खीकार करना कुन्तीदेवी-जैसी पवित्र आत्माका ही 
काम था । जिन जेठ-जेठानीसे इन्हें तथा इनके पुत्रों एवं पुत्रवधु ओंको 
#यदर्थ क्षत्रिया सूते तस्य कालछोड्यमागत, | 
( मद्दा० उद्योग० १३७ | १० ) 


कुन्तीदेवी दर५ 
कष्ट, अपमान एवं अत्याचारके अतिरिक्त कुछ नहीं मिला, उन जेठ- 
जेठानीके लिये इतना त्याग संसारमें कहाँ देखनेको मिलता है ? हमारी 
माताओं एवं बहिनोंको कुन्तीदेवीके इस अज्लुपम त्यागसे शिक्षा लेनी 
चाहिये | 
कुन्तीदेवीको वन जाते समय भीमसेनने समझाया कि ५माता। 
यदि तुम्हें अन्तमें यही करना था तो फिर व्यर्थ हमढोगोंके द्वारा 
इतना नर-संहार क्यों करवाया ? हमारे वनवासी पिताकी मृत्युके बाद 
हमें वनसे नगरमें क्‍यों छायीं ” उस समय उढुन्तीदेवीने उन्हें जो 
उत्तर दिया, वह हृदयमें अक्लित करने योग्य है । वे बोलीं-बेठा ! 
तुमछोग कायर बनकर हाथ-पर-हाथ रखकर न बैठे रहो, क्षत्रियोचित 
पुरुषार्थकी त्यागकर अपमानपूर्ण जीवन न व्यतीत करो, शक्ति रहते 
अपने न्यायोचित अधिकारसे सदाके लिये हाथ न धो बैठो--- 
इसीलिये मैंने तुमलोगोंको युद्धके लिये उकसाया था, अपने सुखकी 
इच्छासे ऐसा नहीं किया था । सुझे राज्य-सुख भोगनेकी इच्छा नहीं 
है | मैं तो अब तपके द्वारा पतिछोकमें जाना चाहती हूँ । इसलिये 
अपने वनवासी जेठ-जेठानीकी सेवामें रहकर मैं अपना शेष जीवन 
तपमें ही बिताऊँगी | तुमछोग सुखपूर्वक घर छोट जाओ और घर्म- 
पूर्वक प्रजाका पालन करते हुए अपने परिजनोको झुख दो |? इस 
प्रकार अपने पुत्रोंकी समझा-बुझाकर कुन्तीदेवी अपने जेठ-जेठानीके 
साथ बनमें चली गयीं और अन्त समयतक उनकी सेवामें रहकर इस देवीने 
उन्हींके साथ दावाग्निर्में जलकर योगियोंकी मॉँति शरीर छोड़ दिया | 
झुन्तीदेवी-जैसी आदर्श महिलाएँ संसारके इतिहासमें'बहुत कम मिलेंगी | 


त० चि० मा० ६-७५--- 


देवी द्रौपदी 


देवी द्रौपदी पाश्चालनरेश राजा द्रपदकी अयोनिजा पुत्री थीं। 
इनकी उत्पत्ति यज्ञवेदीसे हुई थी। इनका रूप-छावण्य अनुपम था। 
इनके-जैसी सुन्दरी उस समय प्ृथ्वीभरमें कोई न थी । इनके शरीरसे 
तुरतके खिले कमलकी-सी गन्ध निकलकर एक कोौसतक फैल जाती 
थी । इनके जन्मके समय आकाशवाणीने कहा था---“देवताओंका 
कार्य सिद्ध करनेके डिये क्षत्रियोंके संहारके उद्देश्से इस रमणीरत्न- 
का जन्म हुआ है. । इसके कारण कौरवोंको बडा भय होगा ।? 
कृष्णवर्ण होनेके कारण छोग इन्हें कृष्णा कहते थे | पूर्बजन्ममें दिये 
हुए भगवान्‌ शऊ्गरके वरदानसे इन्हें इस जन्ममें पॉच पति प्राप्त हुए | 
णकेले अर्जुनके द्वारा खयवरमें जीती जानेपर भी माता बुल्तीकी 
आज्ञासे इन्हें पॉचों भाव्योंने व्याहा था | 


देवी द्ौपदी च्छ 


द्रौपदी उचचकोटिकी पतित्रता एव भगवद्धका थी । इनकी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोमें अविचल प्रीति थी। ये उन्हे अपना 
रक्षक, हिंतैषी एवं परम आत्मीय तो मानती ही थीं, उनकी स्व- 
न्यापकता एवं सर्वशक्तिमतामें भी इनका पूर्ण विश्वास था | जब 
कौरबोंकी समामें दुष्ट दुशासनने इन्हें नंगी करना चाहा और समभा- 
सदोमेंसे किसीकी हिम्मत न हुई कि इस अमानुषी अत्याचारको रोके, 
उस समय अपनी छाज बचानेका कोई दूसरा उपाय न देख इन्होंने 
अत्यन्त आतुर होकर भगवान्‌ श्रीक्षष्णको पुकारा-- 


गोविन्द द्वारकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनग्रिय ॥ 

कौरवेः परिश्रूतां मां किंन जानासि केशव | 

है नाथ हे रमानाथ व्रजनाथारत्तिनाशन ॥ 

कौरवाणंबमग्मां. मासुद्धशख. जनादन | 

कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ू विश्वमाचन।। 

प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुरुसध्येड्वसीदतीसू !# 

( मद्दा ० समा० ६८ | ४१--४४ ) 

#हे गोविन्द | हे द्वारकावासी | हे सच्चिदानन्दखरूप प्रेमधन ! हे 
गोपीजनवल्लभ ] हे सर्वशक्तिमान्‌ प्रभो ! कौरव सुझे अपमानित कर रहे 
हैं। क्‍या यह बात आपको मालूम नहीं है ? हे नाथ | हे रमानाथ ! हे 
त्रजनाथ | हे आर्तिनागन जनादंन ! मैं कौर्वोके समुद्रमें डब रही हूँ । 
आप मेरा उद्धार कीजिये। हे कृष्ण! आप सच्चिदानन्दखरूप महायोगी 
हैं | आप स्वंस॒रूप एवं सबके जीवनदाता हैं | हे गोविन्द ! मैं कौरवोंसे 
घिरकर बड़े सद्डुट्मे पड़ गयी हूँ। आपकी शरणमें हूँ | आप मेरी रक्षा 
कौजिये |? 


घट तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


सच्चे हृदयकी करुण पुकार भगवान्‌ बहुत जल्दी चुनते हैं। 
श्रीकृष्ण उस समय द्वारकामें थे | वहाँसे वे तुरंत दौड़े आये जोर 
धर्मरूपसे द्रौपदीके व्त्ोंमे छिपकर उनकी छाज बचायी । भगवान्‌की 
कृपासे द्रौपदीकी साडी अनन्तगुना बढ़ गयी । दुःशासन उसे जितना 
ही खींचता था, उतना ही वह बढ़ती जाती थी। देखते-देखते वहाँ वल्ल- 
का ढेर लग गया । महाबढी दुःशासनकी ग्रचण्ड मुजाएँ थक गयीं, 
परन्तु साडीका छोर हाथ नहीं आया । उपस्थित सारे समाजने 
भगवद्धक्ति एवं पातित्रत्यका अद्भुत चमत्कार देखा | अन्तमें दुःशासन 
हारकर छजित हो बैठ गया | भक्तवत्सल प्रभुने अपने भक्तकी छाज 
रख ली | धन्य मक्तव॒त्मलता ! 


एक दिनकी बात है---जबर पाण्डवल्षोग द्वीपदीके साथ काम्यक 
बनमें रह रहे थे, दुर्योधनके भेजे हुए महर्षि दुवोंसा अपने दस 
हजार शिष्योंकी साथ लेकर पाण्डबोंके पास आये । दुर्योधनने जान- 
बूझकर उन्हें ऐसे समयमें भेजा जब कि सब लोग भोजन करके 
विश्राम कर रहे थे | महाराज युधिषप्ठिरने अतिथिसेवाके उद्देश्यसे ही 
भगत्रान्‌ सूर्यदेवसे एक ऐसा चमत्कारी बर्तन श्राप्त किया था, जिसमें 
पकाया हुआ थोडा-सा भी भोजन अक्षय हो जाता था | लेकिन उसमें 
शर्ते यही थी कि जबतक द्रौपदी भोजन न करके अन्न परोस्तती रहे 
तमीतक उस बर्तनसे यथेष्ट अन्न प्राप्त हो सकता था। युधिषटिरने 
महर्षिको शिष्यमण्डलीके सहित भोजनके लिये आमन्त्रित किया और 
दुर्वासाजी मध्याहकालीन स्नान-सन्ध्यादि नित्यकर्मसे निद्नत्त होनेके 
लिये सबके साथ गड्ञातटपर चले गये । 


देवी द्रौपदी दर 


दुर्वासाजीके साथ दस हजार शिष्पोंका एक पूरा-का-पूरा 
विश्वविद्यालय-सा चला करता था | धर्मराजने उन सबको भोजनका 
निमन्त्रण तो दे दिया और ऋषिने उसे खीकार भी कर लिया; 
परन्तु किसीने भी इसका विचार नहीं किया कि द्रौपदी भोजन कर 
चुकी है, इसलिये सूर्यके दिये हुए बर्तनसे तो उन लोगोंके भोजनकी 
व्यवस्था हो नहीं सकती थी | द्रौपदी बडी चिन्तामें पड गयीं । 
उन्होंने सोचा --'ऋषि यदि बिना भोजन कियें वापस छौटठ जाते है 
"तो वे बिना शाप दिये नहीं रहेंगे |! उनका क्रोधी खभाव जगद्विख्यात 
था । द्रौपदीको और कोई उपाय नहीं सुझा । तब इन्होंने मन-ही-मन 
अक्तमयभञ्ञन भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण किया और इस आवपत्तिसे 
डबारनेकी उनसे इस प्रकार प्रार्थना की-- 


कृष्ण कृष्ण महावाहो देवकीनन्दनाव्यय | 
वासुदेव जगन्नाथ अणतात्तिविनाशन । 
विश्वात्मन्‌ विश्वजनक विश्वहतेः प्रभोष्ज्यय ॥ 
श्रपन्नपाल गोपाल प्रजापाल परात्पर । 
आकूतीनां च चित्तीनां प्रवत्तक नतास्ति ते ।' 
चरेण्य वरदानन्त अगतीनां गतिमंव । 
थुराणपुरुष प्राणमनोदृत्त्या,्यमो चर ।॥ 
वर्वाध्यक्ष॒पराध्यक्ष ॒त्वामहं॑ शरणं गता। 
थाहि मां कृपया देव शझ्रणागतवत्सल । 
नीलोत्पलदलब्याम पद्मगर्भारुणेक्षण । 
पीताम्बरपरीधान लसत्कौस्तुमभूषण ॥ 


० तत्व-चिन्तामणि साग ६ . 


स्वमादिरन्तो स्रृतानां त्वमेव च परायणम्‌ | 
परात्परतरं॑ ज्योतिर्विशात्मा स्वतोमुखः ॥ 
खामेबाहुः पर॑ बीज॑ निधानं सर्वंसम्पदाम्‌। 
स्वया नाथेन देवेश सर्वापदृभ्यो भयं न हि ॥ 
दुःशासनादहं पूर्व सभायां सोचिता यथा। 
तथेव सट्डूटादसान्मापमुद्भतुमिहाहसि ॥# 

( मद्दा ० वन ० २६३ | ८-१६ ) 





# हे क्रष्ण | हे मद्राबराहु श्रीकृष्ण | हे देवकीनन्दन | दे अविनाशी 
वासुदेव | चरणों पडे हुए दुखिर्योका दुख दूर करनेवाले हे जगदीश्वर ! 
तुम्हीं सम्पूर्ण जगत्‌के आत्मा हों। इस विश्वको बनाना और विगाढ़ना 
तुम्हारे ही हा्थोका खेल है। प्रमो | तुम अविनाशी हो, शरणागर्तोकी रक्षा 
करनेवाले गोपाल | तुम्हीं सम्पूर्ण प्रजाके रक्षक परात्पर परमेश्वर हो। चित्तकी 
चृत्तियों और भावोंके प्रवर्तक तुम्हीं हो) मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। 
सबके वरण करने योग्य वरदाता अनन्त ! आओ, किन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा 
कोई सहाय देनेवाला नहीं है, उन असद्दाय भक्तोंक़ी सहायता करो | पुराण- 
पृरष | प्राण और मनकी च्त्तियों तुम्हारे पाछतक नहीं पहुँच पाती | सबके 
साकी परमोत्क्ृष्ट द्वेव ! मैं तुम्हारी शरणमें हूँ। झरणागतबत्सल | कृपा करके 
मुझे बचाओ | नीलकमलदलके समान श्यामसुन्दर ! कमल पुप्पके भीतरी 
मागके समान किद्वित्‌ छाल नेत्रोंवाले ! कौस्तुममणिविभूषित एव पीताम्बर 
भारण करनेवाले औकृष्ण | तुम्दीं सम्पूर्ण भूतोके आदि और अन्त होः 
ठम्हीं परम आश्रय हो | ठ॒म्हीं परात्पए ज्योतिर्मय; सर्वव्यापक एव सर्वात्मा 
हो । शानी पुरुषोंने तुमको हो इस जगदका परम बीज और सम्पूर्ण 
सम्पदाओंका अधिष्ठान कह्दा है | देवेश ! जब तुम मेरे रक्षक हो) तो 


देवी द्रौपदी झर्‌ 

श्रीकृष्ण तो घटठ-धटकी जाननेवाले हैं | वे तुरंत वहाँ आ 
पहुँचे | उन्हें देखकर द्रौपदीके शरीरमें मानो प्राण आ गये, छूबते 
हुएकी मानो सहारा मिल गया । द्रौपदीने संक्षेपर्मे उन्हें सारी बात 
सुना दी । श्रीकृष्णने अधीरता प्रदर्शित करते हुए कहा--“और 
सब वात पीछे होगी | पहले मुझे जल्दी कुछ खानेको दो । मुझे 
वडी भूख छगी 'है । तुम जानती नहीं हो मै कितनी दूरसे ह्वारा- 
थका आया हैँ |? द्वोपदी छाजके मारे गड़-सी गयीं । इन्होंने रुकते- 
रुकते कहा---'प्रभो ! मै अमी-अमी खाकर उठी हूँ | अब तो उस 
बटलोईमें कुछ भी नहीं बचा है |? श्रीकृष्णने कह्मा---“जरा अपनी 
बटलोई मुझे दिखाओ तो सही ।? कृष्णा बटलोई ले आयीं | श्रीक्षष्ण- 
ने उसे हाथमें लेकर देखा तो उसके गलेमें उन्हे एक सागका पत्ता 
चिपका हुआ मिला | उन्होंने उसीको मुँहमें डाछकर कहा---“इस 
सागके पत्तेसे सम्पूर्ण जगत्‌के आत्मा यज्ञमोक्ता परमेश्वर तृप्त हो 
जायें |? इसके बाद उन्होंने सहदेवसे कद्दा--“मैया | अब तुम 
मुनीश्वरोंकी भोजनके लिये बुला छाओ ।? सहृदेवने गड्गातटपर जाकर 
देखा तो वहाँ उन्हे कोई नहीं मिला | बात यह हुई कि जिस समय 
श्रीकृष्णने सागका पत्ता मुँहमें डालकर वह संकल्प पढ़ा, उस समय 
मुनीश्चरकोग जलमें खड़े होकर अघमर्षण कर रहे थे | उन्हे अकस्मात्‌ 
ऐसा अनुभव होने छगा, मानो उनका पेट गलेतक अन्नसे भर गया 
हो | वे सब एक दूसरेके मुँहकी ओर ताकने छंगे और कहने छगे 
मुझपर सारी विपत्तियों टूट पडें तो भी भय नहों है । आजसे पहले समामें 


दुश्शासनके द्वाथसे जैसे तुमने घुझे बचाया था; उसी प्रकार इस वतंमान 
स्लुठसे मी मेरा उद्धार करो |? 


२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


कि “अब हमलोग वहाँ जाकर क्या खायेंगे ?* दुर्बासाने चुपचाप भाग 
जाना ही श्रेयत्कर समझा, क्योंकि वे यह जानते थे कि पाण्ड 
भगवद्धक्त हैं और अम्बरीपके यहाँ उनपर जो कुछ बीती थी, उसके 
बादसे उन्हें भगवद्भधक्तोंसे वडा डर लगने छगा था | बस, सत्र लोग 
बहाँसे चुपचाप भाग निकले | सहदेवकों वहाँ रहनेवाले तपल्ियेसि 
उन सबके भाग जानेका समाचार मिला और उन्होंने लॉटकर सारी 
नात धर्मराजकी कह सुनायी । इस प्रकार होपढीकी श्रीकृष्णभक्तिसे 
पाण्डबोंकी एक भारी बला ठल गयी । श्रीकृष्णने आकर इन्हें दुर्वाताके 
कोपसे बचा लिया और इस प्रकार अपनी गरणागतबत्सल्ताका 
परिचय दिया | 


एक बार वनमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवी सत्यभामाके साथ पाण्डबो- 
से मिलने आये । उस समय बातों ह्वी-बातेमिं सत्यभामाजीने होंपदीसे 
पूछा--बहिन ! में तुमसे एक बात पूछती हूँ | मे देखती है कि 
तुम्हारे शूरवीर और बल्वान्‌ पति सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं; 
इसका क्या कारण हैं ? क्या तुम कोई जत्तर-मतर या ऑपध जानती 
हो ? अथवा क्‍या तुमने जप, तप, त्रत, होम या विदासे उन्हे बह़ामें 
कर रक्‍खा है * मुझे भी कोई ऐसा उपाय बताओ, जिससे भगवान्‌ 
श्यामझुन्द्र मेरे चञमें हो जायें |? ढेवी द्वीपटीने कहा--“बहिन ! 
तुम्हारा इस प्रकार शद्ला करना उचित नहीं हैं, क्योंकि तुम 
बुद्धितती और श्रीक्षष्णकी पटरानी हो | जब पतिकों यह माक्म 
* हो जाता है कि पत्नी उसे काबूमें करनेके लिये किसी मन्त्र-तन्त्रका 
प्रयोग कर रही है, तव वह उससे उसी प्रकार दर रद्दता है, जिस 


देवी द्रौपदी ऊरे 
अकार घरमें घुसे हुए साँपसे | अतः मन्त्र-तन्त्रसे कमी भी पति 
अपनी पत्नीके वशमें नहीं हो सकता | इसके विपरीत, इससे कई 
अकारके अनर्थ हो जाते हैं| इसलिये ख्रीको कमी किसी प्रकार 
अपने पतिका अप्रिय नहीं करना चाहिये |? 


इसके बाद इन्होंने वतछाया कि अपने पतियोंको प्रसन्‍न 
रखनेके लिये ये किस ग्रकारका आचरण करती थीं । द्रौपदीने 
कहा--“बहिन | मैं अहकार और काम-क्रोधका परित्याग कर 
बड़ी सावधानीसे सब पाण्डबोंकी भौर उनकी ल्लियोंकी सेवा करती 
हूँ । मैं ईप्यासे दूर रहती हूँ और मनको काबूमें रखकर केवल सेवा- 
की इच्छासे ही अपने पतियोंका मन रखती हूँ | मैं कटुभाषणसे दूर 
रहती हैँ, असम्यतासे खडी नहीं होती, खोटी बातोंपर दृष्टि नही 
डालती, बुरी जगहपर नहीं बैठती, दूषित आचरणके पास नहीं 
फ़टकती तथा पतियोंके अमिग्रायपूर्ण संकेतका अचुसरण करती हैं । 
देवता, मनुष्य, गन्धवे, युवा, घनी अथवा रूपवान---केसा ही पुरुष 
क्यों न हो, मेरा मन पाण्डवोंके सिवा और कही नहीं जाता | 
अपने पतियोंके भोजन किये बिना मै भोजन नहीं करती, ज्ञान किये 
बिना ल्लान नहीं करती और बैठे बिवा खय नहीं बैठती | जब-जब 
भेरे पति घर आते हैं, तब-तब मैं खडी होकर उन्हें आसन और 
जल देती हूँ | मै घरके बर्तनोंको मॉज-घोकर साफ रखती हूँ, मधुर 
रसोई तेयार करती हूँ और समयपर भोजन कराती हूँ | सदा सजग 
रहती हूँ, धरमे अनाजकी रक्षा करती हूँ और घरको झाड-बुहारकर 
साफ रखती हैँ । मै वातचीतमें किसीका तिरस्कार नहीं करती, कुलठा 


छछ तक्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


ल्ियोंके पास नहीं फटकती और सदा ही पतियोंके अनुकूछ रहकर 
आल्स्यसे दूर रहती हूँ | मैं दरवाजेपर बार-बार जाकर खडी नहीं 
होती तथा खुली अथवा कूडा-करकट डालनेकी जगहपर भी अधिक 
नहीं ठहरती, किंतु सदा ही सत्यमाषण और पतिसेवामं तत्पर रहती 
हूँ | पतिदेवके विना अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसद नहीं है । 
जब किसी कौटुम्बिक कार्यसे पतिदेव बाहर चले जाते हैं तो मैं 
पुष्प और चन्दनादिको छोडकर नियम और ब्रतोंका पालन करते 
हुए समय बिताती हूँ | मेरे पति जिस चीजकों नहीं खाते, नहीं 
पीते अथवा सेवन नहीं करते, मैं भी उससे दूर रहती हूँ । लियोके 
लिये शात्नने जो-जो बातें बतायी हैं, उन सबका मैं पालन करती 
हूँ । गरीरको यथाग्राप्त वखालंकारोंसे सुसजित रखती हूँ तथा सर्वंदा 
सावधान रहकर पत्रिदेवका प्रिय करनेमे तत्पर रहती हूँ । 


'सासजीने मुझे कुठुम्ब-सम्बन्धी जो-जो धम बताये हैं, उन 
सबका मैं पान करती हूँ । मिक्षा देना, पूजन, श्राद्ध, त्यौहारोंपर 
पकवान बनाना, माननीयोंका आदर करना तथा और भी मेरे लिये 
जोजो धर्म बिहित हैं, उन सभीका मैं सावधानीसे रात-दिन 
आचरण करती हूँ; में विनय और नियमोंको सर्वदा सब प्रकार 
अपनाये रहती हैँ । मेरे विचारसे तो ल्लियोंका सनातनधर्म पतिके 
अधीन रहना ही हैँ, वही उनके इशष्टदेव है । मैं अपने पतियोसि 
बढकर कभी नहीं रहती, उनसे अच्छा भोजन नहीं करती; उनसे 
बढ़िया वख्ताभूषण नहीं पहनती और न कभी सासजीसे वाढ-विवाद 
करती हूँ तथा सदा द्वी संयमका पालन करती हैँ | मै सदा अपने 


डेची द्रौपदी 5५ 


पतियोंसे पहले उठती हूँ तथा बड़े-बूढ़ोकी सेवामें छगी रहती हूँ । 
अपनी सासकी मैं भोजन, वत्न और जल आदिसे सदा ही सेवा 
करती रहती हूँ | बल, आभूषण और भोजनादियमें मैं कभी उनकी 
अपेक्षा अपने कोई विशेषता नहीं रखती | पहले महाराज 
युधिष्ठिके दस हजार दासियों थीं। मुझे उनके नाम, रूप, वल् 
आदि सबका पता रहता था और इस वातका भी ध्यान रहता था 
कि किसने क्‍या काम कर लिया है और क्या नहीं | जिस समय 
इन्द्रप्रस्थमें रहकर महाराज युधिष्ठिर प्रथ्वी-गालन करते थे, उस समय 
उनके साथ एक लाख घोड़े और उतने ही हाथी चलते थे | 
उनकी गणना और प्रबन्ध में ही करती थी और मै ही उनकी 
आवश्यकताएँ सुनती थी। अन्तःपुरके ग्वा्ों और गड़रियोंमे लेकर 
सभी सेवकोंके काम-काजका देख-रेख भी मै ही किया करती थी। 


भह्ाराजकी जो कुछ आय, व्यय और बचत होती थी, उस 
सब्॒का विवरण मै अकेली ही रखती थी । पाण्डवलोग कुठुम्बका सारा 
भार मेरे ऊपर छोड़कर पूजा-पाठमें छगे रहते थे और आयें-गर्योका 
खागत-सत्कार करते थे, और मैं सब ग्रकारका छुख छोडकर उसकी 
सँभाल करती थी । मेरे पतियोंका जो अट्टूट खजाना था, उसका 
पता भी मुझ एकको ही था। मैं भूख-प्यासको सहकर रात-दिन 
पाण्डवोंकी सेवामें छठगी रहती | उस समय रात और दिन मेरे लिये 
समान हो गये थे | मै सदा ही सबसे पहले उठती और सबसे पीछे 
सोती थी । सत्यभामाजी ! पतियोंकी अनुकूछ करनेका मुझे तो यही 
उपाय मारुम है | एक आदरी गृहपत्नीको घरमे किस प्रकार रहना 


७६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग 5 
चाहिये--उसकी शिक्षा हमें द्वौपटीके जीवनसे लेनी चाहिये । 
है ( जद 


देवी द्रौपदीमें क्षत्रियोचित तेज और भक्तोचित क्षमा---दोनोंका 
अभूतपूर्व सम्मिश्रण था | ये बडी बुद्धिमती और बिदृषी भी थीं। 
इनका त्याग मी अद्भुत था | इनफे पातित्रत्यका तो सभी लोग लोहा 
मानते थे | इन्हें जत्र दुष्ट दुःआसन बाल खींचते हुए सभामें घसीट- 
कर लाया, उस समय इन्‍्द्रोंने उसे डॉटते हुए अपने पतियोंऊे कोपका 
मय दिखलाया और सारे सभासदोंको धिकारते हुए द्वोण, भीप्म और 
बिदुर-मैसे सम्मान्य गुरुजनोंको भी उनके चुप बैठे रहनेपर फटकारा। 
इन्होंने साहसपूर्वक सभासदोंको छलकारकर उनसे न्‍्यायकी अपील 
की और उन्हें धर्मकी दुद्वाई देकर यह पूछा कि “जब महाराज 
युधिष्ठिरने अपनेको हारकर पीछे मुझे दाँवपर लगाया है, ऐसी द्वाल्तमें 
उनका मुझ दोवपर छगानेका अधिकार था या नहीं ” सब्र-के-सब 
सभासद्‌ चुप रहे । किसीसे द्रौपदीके इस प्र-नका उत्तर देते नहीं बना । 
अन्तमें दुर्योधनके भाई विकर्णने उठकर सबसे ठौपदीके ग्रश्नका उत्तर 
देने और मौन भज्ञ करनेके लिये अनुरोध किया और अपनी ओरसे 
यह सम्मति प्रकट की कि “प्रथम तो द्वीपदी पाँचों भाशयोंकी स्री है, 
अत. अकेले युधिष्ठिरको इन्हें दाँवपर रखनेका कोई अधिकार नहीं 
था । दूसरे, इन्होंने अपनेको हारनेके बाद द्रौपदीको दाँवपर छगाया 
था, इसलिये भी यह उनकी अनधिकार चेश ही समझी जायगी |? 
विंकणेंकी बात सुनकर बिंदुरने उसका समर्थन किया और अन्य 
समभासदोंने भी उसकी प्रशंसा की । परंतु कर्णने डॉटते हुए उसे बल- 


देवी द्रौपदी 93 


पूरक बैठा दिया । इस प्रकार भरी समामें दुःशासनद्वारा घसीटी जाने 
एवं अपमानित होनेपर भी द्रौपदीकी नैतिक विजय ही हुई | इनकी 
बुद्धि सर्वोपरि रही । कोई भी इनकी बातका खण्डन नहीं कर सका । 
अन्तमें बिदुरके समझानेपर ध्ृततराष्ट्रने दुर्योधनकों डॉठा और द्रौपदीको 
असन्न करनेके लिये इनसे वर मॉगनेको कहा | इन्होंने वरदानके रूपमे 
इतराष्ट्रसे केवल यही मोगा कि '्मेरे पॉचों पति दासत्वसे मुक्त कर दिये 
जायें |? धृतराष्ट्रने कहा---“बेटी ! और भी कुछ मॉग ले |! उस समय 
द्ौपदीने उन्हें जो उत्तर दिया, वह सर्वयथाद्रौपदीकेअनुरूप ही था। 
उससे इनकी निलेमिता एवं धर्मग्रेम स्पष्ट झछकता था। इन्होंने 
फेहा--'महाराज ! अधिक लोभ करना ठीक नहीं | और कुछ माँगने- 
फी मेरी बिल्कुछ इच्छा नहीं है। मेरे पति खयय॑ समर्थ हैं | अब जब 
वे दासतासे मुक्त हो गये हैं, तो बाकी सब कुछ वे खयं कर लेंगे |? 
से प्रकार द्वौपदीने अपनी बुद्धिमता एवं पातित्रत्यके बछ्से अपने 
पतियोंकी दासतासे मुक्त करा दिया | 

द्रौपदीके जिन लंबे-लंबे, काले बालोका कुछ ही दिन पहले 
'जिसूय यज्ञमें अवभ्रथ-ल्लानके समय मनन्‍्त्रपूत जलसे अभिषेक किया 
या था, उन्हीं बांका दुष्ट दुःशासनके द्वारा भरी समाममें खींचा 
ना द्रौपदीको कमी नहीं भूछा | उस अभूतपूर्व अपमानकी आग 
नके हृदयमें सदा ही जछा करती थी | इसीलिये जब-जब इनके 
ने औरवोंसे सन्धि करनेकी बात आयी, तब-तब इन्होंने उसका 
रोध ही किया और बराबर अपने अपमानकी याद दिछाकर अपने 
तियोंको युद्धके लिये प्रोत्साहित करती रहीं । अन्तमें जत्र यही तय 
आ कि एक बार कौरबोंकों समझा-बुझाकर देख लिया जाय, और 


७८ तस्व-चिन्तामणि भाग £ 


जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डबोंकी ओरसे सन्विका प्रस्ताव लेक 
हस्तिनापुर जाने छगे, उस समय भी इन्हें अपने अपमानकी बात नहीं 
भूछी और इन्होंने अपने छवे-छवे वा््गेकों द्वाथमें लेकर श्रीक्षष्णसे 
कहा---श्रीकृष्ण ! तुम सन्धि करने जा रहे हो, सो तो ठीक ढें. | 
परतु तुम मेरे केशोंको न भूछ जाना |? इन्होंने यद्दोतक कद दिया 
कि ध्यदि पाण्डबोंकी युद्ध करनेकी इच्छा नही है तो कोई वात नहीं, 
अपने मद्दारथी पुत्रोंके सहित मेरे वृद्ध पिता कौरबोंसे सम्राम करेंगे 
तथा अमिमन्युके सहित मेरे पाँचों बली पुत्र उनके साथ जझेंगे ।? 
4 4 रु 

काम्यक बनमें जब दुष्ट जयद्य द्रौपदीको वल्पूर्वक ले जानेकी 
चेश्ट करने छगा, उस समय इन्होंने उसे इतने जोरसे धक्का दिया कि 
वह्द कटे हुए पेडकी तरह जमीनपर गिर पडा | किंतु वह तुरंत ही 
सेमछकर खडा दो गया और इन्हें जवर्दस्ती रथपर बैठाकर ले चला | 
पीछे जब भीम और अज्जुन उसे पकड लाये ओर उसकी काफी मरम्मत 
बना चुके, तब इन्द्रोंने दयापूर्षक उसे छुझा दिया । इस प्रकार द्वोपदी 
क्रोधके साथ-साथ क्षमा करना भी जानती थीं | इनका पातित्रत्य-तेज 
तो अपूर्व था ही । जिस किसीने इनके साथ छेड-छाड़ अथवा दुश्ेषठ 
की, उसीको ग्राणोंसे हाथ थोने पड़े । दुर्योधन, दु.शासन, कर्ण; 
जयद्रथ, कीचक आदि सत्रकी यही दशा हुई | मरा, पतित्रता पीडिता 
नारीकी हाय किसको नहीं खा लेगी | महाभारत-युद्धमें जो कोरवोका 
सर्वनाश हुआ, उसका मूल सती द्रौपदीका अपमान ही था | 


पतिभक्ता गान्धारी 


संसारकी पतित्रता देवियोंमें गान्धारीका स्थान बहुत ऊँचा हैं । 
ये गान्धारराज छुबछकी पुत्री और शकुनिकी बहिन थीं | इन्होंने 
कुमारी-अवस्थामें ही मगवान्‌ शद्भरकी बड़ी आराधना की और उचसे पं 
पुत्रोंका वरदान ग्राप्त किया | जब इन्हें मादुम हुआ कि इनका विवाह 
नेत्रहीन धृतराष्ट्रसे होनेवाछा है उसी समयसे इन्होंने अपनी दोनों 
ऑँखोंपर पट्टी वॉध छी | इन्होंने सोचा कि जब मेरे पति ही नेन्रछुख- 
से बदच्चित हैं, तब मुझे संसारकी देखनेका क्या अधिकार है | उस 
समयसे जबतक ये जीवित रहीं अपने उस इढ़ निश्चयपर अटल रहीं । 
पतिके लिये इन्द्रियसुखके त्यागका ऐसा अनूठा उदाहरण संसारके 
इतिहासमे और कहीं नहीं मिख्ता। इनका यह तप और त्याग अनुपम 
था, संसारके लिये एक अनोखी वस्तु थी। ये सदा अपने पतिके 
अनुकूल रहीं । इन्होंने ससुरालमें आते ही अपने चरित्र और सहुणों- 
से पति एवं उनके सारे परिवारको मुग्ध कर लिया | घन्य पतिग्रेम ! 


८० तच्व-चिन्तामणि भाग ५ 


देवी गान्धारी जैसी पतित्रता थों, वैसी दी निर्माक और न्याय- 
प्रिय भी थीं। ये सदा सत्य, नीति और धमका दी पक्षपात करती 
थीं, अन्यायका कमी समर्थन नहीं करती थीं । इनके पुत्रोनि देवी 
द्रोपदीके साथ भरी समामें जो अत्याचार किया था, उसका इनके 
मनमें वडा दुःख था। ये इस वातसे अपने पुत्रोंपर प्रसन्न नहीं 
हुईं | जब इनके पति राजा बृतराष्ट्रने अपने पुत्रकी बातोंमें आकर 
दुबारा पाण्डबोंकी चूतके लिये बुछा भेजा, उस समय ये बड़ी दुखी 
हुई । इन्द्रोंने जुएका विरोध करते हुए अपने पतिदेवसे कहां--- 
ज्वामी ! दुर्योधन जन्मते ही गीदडके समान रोने-चिछाने छगा था | 
इसलिये उसी समय परम ज्ञानी बिंदुरने कहा था कि इस पुत्रका 
परितयाग कर दो | मुझे तो वह बात याद करके यही माद्म होता 
है कि यह कुछबंशका नाश करके छोड़ेगा । आरयपुत्र ' आप अपने 
दोषसे सबको विपत्तिमं न डालिये | इन ढीठ मू्खोंकी “हॉ?-में-हाँ? 
न मिलाइये | इस बशके नाशका कारण मत बनिये। बँघे हुए 
पुलको मत तोडिये | बुझी हुईं आग फिर धघक छउठेगी। पाण्डव 
शान्त है और वैर-विरोधसे विमुख हैं | उनको अब क्रोधित करना 
ठीक नहों है | यद्यपि यह बात आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको 
याद दिलाती हैँ । दुर्वुद्धि पुरुषके चित्तपर जात्रके उपदेशका अभाव 
नहीं पडता ! परंतु आप बृद्ध होकर बालकोंकी-सी बात करें--- 
यह अनुचित है | इस समय आप अपने पुत्रतुल्य पाण्डबॉको अपनाये 
रक्‍्खें । कहाँ वें दुखी होकर आपसे विछिग न हो जायें | कुलकल्ड्टू 
डुर्योधनको त्यागना ही श्रेयत्कर है | मेंने मोहबश उस समय विदुरजी- 
की बात नहीं मानी, उसीका यह फल है। ञान्ति, धर्म और मन्त्रियोंकी 


पतिभका यान्धारी <८१्‌ 


सम्मतिसे अपनी विचारशक्तिको सुरक्षित रखिये । प्रमाद मत कीजिये। 
बिना विचारे काम करना आपके लिये बड़ा दुःखदायी पिद्द होगा, 
राज्यल्क्मी क्रूरके ह्वार्भे पड़कर उसीका सल्यानाश कर देती है ।? 
गान्धारीके इन वाक्योंसे धर्म, नीति और निष्पक्षता टपकी पडती 
है | ये दुर्योधनकों भी उसकी अनुचित कार्रवाइयोंपर बराबर टोकती 
रहती थीं, उसकी उद्ण्डताके लिये उसे फटकारती थीं और उसकी 
अनीतिके भावी दुष्परिणामका भयकर चित्र उसके सामने खींचा 
करती थीं | पर दुर्योधनके पिरपर काछ जो नाच रहा था, वह उसे 
इन सबकी हितमरी बातोंपर ध्यान नहीं देने देता था | 

पाण्डवोंकी ओरसे सन्धिका प्रस्ताव छेकर जब खय्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हस्तिनापुर गये और वे भी दुर्योधनको समझाकर हार गये 
तब घृतराष्ट्रने देवी गान्धारीको बुलाकर इनसे कहा कि “अब तुम्हीं 
अपने पुत्रको समझाओ, वह हमलोगोंमेंसे तो किसीकी भी बात नहीं 
'सुनता |? पतिकी यह बात घछुनकर गान्धारीने कहा--राजन ! 
आप पुत्रके मोहमें फेंसे हुए हैं, इसलिये इस विषयमें सबसे अधिक 
दोषी तो आप ही हैं। आप यह जानकर भी कि दुर्योधन बड़ा 
पापी है, उसीकी बुद्धिके पीछे चलते रहे हैं | दुर्योधनको तो काम, 
क्रोध और छोमने अपने चंगुलमें फंसा रक्‍्खा है। अब आप बल्त्कारसे 
भी उसे इस मार्गसे नहीं हटा सकेंगे । आपने इस मूर्ख, दुरात्मा, 
कुस््टी और छोमी पुत्रकों बिना कुछ सोचे-समझे राज्यकी बागडोर 
सौंप दी; उसीका आप यह फल भोग रहे हैं | भाप अपने घरमें 
जो फट पड रही है, उसकी उपेक्षा किये चले जा रहे हैं। ऐसा 
करके तो आप पाण्डवोंकी दृष्टिमें अपने आपको ह्वास्यास्पद बना रहे 


त० चि० भा० ६-६-- 


८२ तत््व-चिन्तामणि भाग < 


हैं | देखिये, यदि साम या भेदसे ही विपत्ति ठाठी जा सकती दो 
तो कोई भी बुद्धिमान्‌ खजनोंके प्रति दण्डका प्रयोग क्‍यों करेगा ।? 
गान्धारीकी यद उक्ति कैसी निर्माक, निष्पक्ष, द्वितभरी, नीतिपूर्ण 
और सच्ची थी। 


इसके बाद गान्धारीने अपने पुत्रको भी घुलाकर उसे समझाना 
शुरू किया | ये बोलीं---'वेटा ! मेरी बात सुनो । घमसे तुम्दारे 
पिता, भीष्मजी, द्रोणाचार्य, कृपाचाय और विंदुरजीने जो बात कही 
है, उसे खीकार कर लो । यदि तुम पाण्डवोंसे सन्धि कर छोगे तो 
सच मानो---इससे पितामह भीष्मकी, तुम्दारे पितानीकी, मेरी और 
द्रोणाचाये आदि हितैषियोंकी तुम्दारे द्वारा वड़ी सेवा होगी । बेटा ! 
राज्यको पाना, बचाना और भोगना अपने हाथकी बात नहीं है। जो 
पुरुष जितेन्द्रिय होता है, वह्दी राज्यकी रक्षा कर सकता है । काम 
और क्रोध तो मनुष्यको अर्थसे च्युत कर देते हैं । इन दोनों शन्ुओंको 
जीतकर तो राजा सारी पृथ्वीको जीत सकता है । देखो---जिस प्रकार 
उद्दण्ड घोड़े मा्गमें ही मूर्ल॑ सारथिकों मार डालते हैं, उसी प्रकार 
यदि इन्द्रियोंको काबूमें न रक्खा जाय तो वे मनुष्यका नाश करनेके 
लिये पर्याप्त हैं | इस प्रकार इन्द्रियाँ जिसके वरशमें हैं और जो सब 
काम सोच-समझकर करता है, उसके पास चिरकालतक लक्ष्मी बनी 
रहती है । तात | तुम्दारे दादा भीष्मजीने और गुरु द्रोणाचार्यजीने 
जो बात कही है, वह बिल्कुछ ठीक है। वास्तवमें श्रीकृष्ण और 
अजुनको कोई नहीं जीत सकता | इसलिये तुम श्रीकृष्णकी शरण 
लो | यदि वे प्रसन्न रहेंगे तो दोनों ही वक्षोंक्रा हित होगा | वत्स ! 
युद्ध करनेमें कल्याण नहीं है | उसमें धर्म और अर्थ भी नहीं है 


पतिभक्ता गान्धारी <रे 


तो छुख कहाँसे होगा | यदि तुम अपने मन्त्रियोंके सहित राज्य 
भोगना चाहते हो तो पाण्डवोंका जो न्यायोचित भाग है, वह उन्हें 
दे दो | पाण्डबोंको जो तेरह वर्षतक घरसे बाहर रकखा गया, यह 
भी बडा अपराध हुआ है । अब सन्धि करके इसका मार्जन कर 
दो । तात | संसारमें छोम करनेसे किसीको सम्पत्ति नहीं मिलती । 
अतः तुम छोम छोड़ दो और पाण्डवोंसे सन्धि कर छो |? कैसा 
हितपूर्ण और मार्मिक उपदेश था । इससे पता चलत्ता है कि गान्धारी 
विंदुषी थीं तथा ये श्रीकृष्ण और अजुनकी महिमा भी जानती थीं। 

दुष्ट दुर्योधनपर गान्धारीके इस उत्तम उपदेशका कोई असर 
नहीं हुआ | उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी । परिणाम यह हुआ 
कि दोनों ओरसे युद्धकी तैयारियों होने लगीं और अठारद दिनोंतक 
कुरुक्षेत्रके मैदानमें मीषण मार-काठ हुई । युद्धके दिनोंमें दुर्याधन 
प्रतिदिन इनसे प्रार्थना करता कि 'माँ ! मैं शन्नुओंके साथ लोहा 
लेने जा रद्दा हूँ; आप मुझे आशीर्वाद दीजिये, जिससे युद्धमें मेरा 
कल्याण हो ।? गान्धारीमें पातित्रत्यका बडा तेज था । ये यदि पुत्रको 
विजयका आशीर्वाद दे देती तो वह अन्यथा न होता। परंतु ये 
देतीं कैसे * ये जानती थीं कि दुर्योधन अत्याचारी है । भव्याचारीके 
हाथमें कभी राज्यलक्ष्मी टिक नही सकेती, इसीलिये ये हर बार यहद्दी 
उत्तर देती---“बेटा | जहाँ धर्म है, वहीं विजय है | विजय चाहते 
हो तो धर्मका आश्रय लो, अधर्मका परित्याग करो |? इन्होंने 
दुर्योधनका कभी पक्ष नहीं लिया | परंतु जब इन्होंने सुना कि 
मेरे सौ-के-सौ पुत्र मारे गये, ततब्र शोकके वेगसे इनका क्रोध उभड 
पड़ा और ये पाण्डवोंको शाप देनेका विचार करने लगीं | भगवान्‌ 


<8 तत््व-चिन्तामणि भाग ८ 


वेदव्यास तो मनकी वात जान लेते थे। उन्हें जब इस बातका 
पता लगा, तब उन्होंने गान्धारीके पास आकर इन्हें सान्तवना दी और 
इनको असत्‌ संकल्पसे रोका | उस समय पाण्डत्र भी वहां मौजूद 
थे | माता गान्धारीके मनमें क्षोम देखकर युधिप्टिः उनके पास गये 
और अपनेको घिक्कारते हुए ज्यों ही उनके चरणोंपर गिरने छगे कि 
गान्धारीकी क्रोधभरी दुष्टि पट्टीमेंसे होकर महाराज युविष्ठिरके नर्खोंपर 
पडी । इससे उनके सुन्दर छाल-छाल नख उसी समय काले पड 
गये । यह्द देखकर अर्जुन तो श्रीकृष्णफे पीछे खिसक गये तथा और 
भाई भी मारे भयके इधर-उधर छिपने लगे। उन्हें इस प्रकार कततमसाते 
देखकर गान्धारीका क्रोध शान्त हो गया और इन्होने माताके समान 
पाण्डवोंकी धीरज दिया। उपर्युक्त घटनासे गान्धारीके अनुपम 
पातित्रत्य तेजका पता छगता है। अन्तर्में गान्धारीने अपना क्रोध 
श्रीकृष्पपर निकाछा | अथवा यों कहना चाहिये कि अन्तर्यामी 
श्रीकृष्णने ही उनकी मति पलछठकर पाण्डवॉंकी इनके कोपसे बचा 
लिया और इनका अमिशाप अपने ऊपर छे लिया । देवी गान्धारीने 
कुरुक्षेत्रमें जाकर जब वहॉका हृदयविद्रावक दृश्य देखा तो ये अपने 
शोकको सेमाल न सकीं। क्रोधर्में भरकर श्रीकृष्णसे वोलौं--- 
“कृष्ण | पाण्डब और कौरव अपनी फूटके कारण ही नष्ट हुए हैं; 
किंतु तुमने समर्थ होते हुए मी अपने सम्बन्धियोंकी उपेक्षा क्‍यों 
कर दी * तुम्हारे पास अनेकों सेवक थे और बडी भारी सेना भी 
थी । तुम दोनोंको दबा सकते थे और अपने वाकू-कौशल्से उन्हें 
समझा भी सकते थे | परतु तुमने जान-बूझकर कौरवेंके संहारकी 
उपेक्षा कर दी । इसलिये अब तुम उसका फछ भोगो । मैंने पतिक्री 


पतिभक्का गान्धारी ८ण्‌ 


सेवा करके जो तप संचय किया जाता है, उसीके बलपर मैं तुम्हें शाप 
देती हूँ कि (जिस प्रकार परस्पर युद्ध करते हुए कौरव और पाण्डवोंकी 
तुमने उपेक्षा कर दी, उसी प्रकार तुम अपने बन्धु-बान्धवोंका भी वध 
करोगे और खय॑ भी अनाथकी तरद्द मारे जाओगे । आज जैसे ये भरतवंश- 
की ल्रियों आत्तेनाद कर रद्दी हैं, उसी प्रकार तुग्दारे कुठुम्बकी 
ल्लियों भी अपने बन्धु-बान्धवोंके मारे जानेपर सिर पकड़कर रोयेंगी |? 

गान्धारीके ये कठोर वचन सुनकर महामना श्रीकृष्ण मुसकराये 
और बोले---मैं तो जानता था कि यह बात इसी तरह होनेवाली 
है | शाप देकर तुमने होनीको ही बतलछाया है । इसमें सन्देह नहीं, 
बृण्णिवंशका नाश देवी कोपसे ही होगा। इसका नाश भी मेरे 
सिवा और कोई नहीं कर सकता | मनुष्य क्या, देवता या अघुर 
भी इनका संहार नहीं कर सकते | इसलिये ये यदुवंशी आपसके 
कलहसे ही नष्ट होंगे | 

युधिष्ठिसक्के राज्यामिपेकके वाद देवी गान्धारी कुछ समयतक 
उन्हींके पास रहकर अन्तमें अपने पतिके साथ वनमें चली गयीं 
ओर वहां तपसियोंका-ला जीवन बिताकर तपशसियोंकी भाँति ही 
इन्होंने अपने पतिके साथ दावाभिसे अपने शरीरको जछा डाछा 
ओर पतिके साथ ही कुबेरके छोकमें चली ' गयीं | इस प्रकार 
पतिपरायणा गान्धारीने इस छोकमें पतिकी सेवाकर परलेकमें भी 
पतिका सानिध्य एव सेवा ग्राप्त की--जो प्रत्येक पतित्रताका अभीष्ट 
लक्ष्य द्वोता है । प्रत्येक पतित्रता नारीकों गान्धारीके चरित्रका मनन 
कर उससे शिक्षा लेनी चाहिये । 


2 ३5 8 2. - शा 


महात्मा विदुर 


महात्मा विदुर साक्षात्‌ धर्मके अवतार थे | माण्डन्य ऋषिके 
शापसे इन्हें शूद्रयोनिमें जन्म प्रहण करना पड़ा | ये महाराज 
विचित्रवीयकी दासीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । इस प्रकार ये धृतराष्ट्र 
और पाण्डुके एक प्रकारसे सगे भाई ही थे | ये बड़े ही बुद्धिमान, 
नीतिज्ञ, धर्मज्ञ, विद्वान्‌, सदाचारी एव. भगबद्धक्त थे । इन्हीं गुर्णोके 
कारण सब लोग इनका बडा सम्मान करते थे । ये बड़े निर्माकएवं 
सत्यवादी थे तथा घृतराष्ट्र आदिको बडी नेक सलाद्द दिया करते थे। 
ये घतराष्ट्रके मन्त्री'ही थे | दुर्योधन जन्मते ही गधेकी भाँति रेंकने 
छगा था और उप्तके जन्मके समय अनेक अमझल्सूचक उत्पात भी 
हुए । यह श्वब देखकर इन्होंने ब्राह्मणोंके साथ राजा घृतराष्ट्रसे कहा 
कि “आपका यह पुत्र कुल्नाशक होगा, इसलिये इसे त्याग देना ही 
श्रेयस्कर है । इसके जीवित रहनेपर आपको दुःख उठाना पड़ेगा । 
शाल्रोंकी भाज्ञा है कि कुछके ढिये एक मनुष्यका, प्रामके लिये 


महात्मा विद्ठुर ८७ 


कुलका, देगके लिये एक ग्रामका और आत्माके लिये सारी पृथ्वीका 
पर्त्याग कर देना चाहिये |? परंतु धृतराष्ट्रने मोहबश विदुरकी बात 
नहीं मानी । फछतः उन्हें दुर्योधनके कारण जीवनभर दुःख उठाना 
पड़ा और अपने जीते-जी कुलका नाश देखना पड़ा | महात्माओंकी 
हितमरी वाणीपर ध्यान न देनेसे दुःख ही उठाना पड़ता है। 

जब दुर्योधन पाण्डवोपर अत्याचार करने छगा, तब इनकी 
सहानुभूति खाभाविक ही पाण्डवोंके प्रति हो गयी; क्योंकि एक तो 
ये पिंतृहीन थे और दूसरे घर्मात्मा थे । ये ग्रत्यक्षरूपमें तथा गुप्तहूपसे 
भी बराबर उनकी रक्षा एवं सहायता करते रहते थे। धर्मात्माओंके 
प्रति धर्मकी सद्दानुभूति होनी ही चाहिये और विदुर साक्षात्‌ धर्मके 
अवतार थे | ये जानते थे कि पाण्डवोंपर चाहे कितनी ही विपत्तियोँ 
क्यों न भाये, अन्तमें विजय उनकी ही होगी--“यतो धर्मस्ततो 
जयः |? इन्हें यह भी मारछूम था कि पाण्डव सब दीघौयु हैं, अतः 
उन्हें कोई मार नहीं सकता। इसीलिये जब दुर्योधनने खेल-ही-खेलवें 
भीमसेनकी विष खिलाकर गड्डाजीमें बहा दिया ओर उनके घर न 
छोटनेपर माता कुन्तीको चिन्ताके साथ-साथ हुर्योधनकी ओरसे 
अनिष्टकी भी आशडइ्डा हुई, तब इन्होंने जाकर उन्हें समझाया कि 
“इस समय चुप साध लेना ही अच्छा है, दुर्योधनके प्रति आशज्झा 
अकट करना खतरेसे खाछी नहीं है. | इससे वह और चिढ़ जायगा, 
जिससे तुम्हारे दूसरे पुत्रोपर भी आपत्ति आ सकती है । भीमसेन 
मर नहीं सकता, वह शीघ्र ही छौट आयेगा |? कुन्तीने विदुरजीकी 
नीतिपूर्ण सलाह मान छी | उनकी बात बिल्कुछ यथार्थ निकली । 
भीमसेन कुछ ही दिनों बाद जीते-जागते लौट आये । 


<<८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


लाक्षाभवनसे वेदाग बचकर निकल भागनेदी युक्ति मी पाण्डवोंकी 
बिंदुरने द्वी बतायी थी। ये नीतिज्ञ होनेके साथ-साथ कई भाषाभेंके 
जानकार भी थे। जिम समय पाण्डवरछोग वारणाबत जा रहे थे, उसी 
समय इन्होंने म्लेच्छ भाषामें युधिष्ठिकी उनपर आनेवाली व्रिपत्तिकी 
सूचना दे दी और साथ ही उससे बचनेका उपाय भी समझा दिया। 
इतना ही नहीं, इन्होंने पहलेसे ही एक घछुरग खोदनेवालेको 
लाक्षामवनमेंसे निकल भागनेके लिये सुरंग खोदनेको कह दिया था। 
उसने युप्तरूपसे जमीनके भीतर-द्वी-मभीतर जगलमें जानेका एक रास्ता 
बना दिया | लाक्षाभवनमें आग लगाकर पाण्डरछोग माता कुन्तीके 
साथ उसी रास्तेसे निरापद बाहर निकल आये | गद्नातठपर इनके 
पार होनेके लिये विदुरजीने नाविकके साथ एक नौका भी पहलेसे 
ही तैयार रत छोडी थी | उसीसे ये छोग गड्ढापार हो गये। इस 
प्रकार विदुरजीने बुद्धिमानी एवं नीतिमत्तासे पाण्डब्रेके प्राण बचा 
लिये और दुर्योधन आदिको पता भी न छगने दिया | उन लोगोंने 
यही समझा कि पाण्डव अपनी माताके साथ लछाक्षाभव्रनर्में जलकर 
मर गये । सर्वेत्र केबल शारीरिक बल अथवा अद्नवरू ही काम नहीं 
देता। आत्मरक्षाके लिये बुद्धि और नीतिबलकी भी आवश्यकता होती 
है। महात्मा विदुर धर्म एव शात्रज्ञानके साथ-साथ नीतिके भी खजाने थे | 

बिंदुरजी जिस प्रकार पाण्डबेंके प्रति सहानुभूति और प्रेम 
रखते थे, उसी प्रकार अपने बड़े भाई राजा धृतराष्ट्र एवं उनके 
पुत्रोंके प्रति भी स्नेह और आतत््मीयता रखते थे | उनके हितका ये 
सदा ध्यान रखते थे और उन्हें बरावर अच्छी सलाह दिया करते 
थे | “हित॑ मनोहारि च ठुर्लूम चच:? इस छिद्दान्तके अनुसार अवश्य 


मद्दात्मा विहुर ८९, 


ही इनकी बातें सत्य एवं हितपूर्ण होनेपर भी दुर्योधनादिको ऋड़वी 
लगती थीं। इसीलिये दुर्योधन एवं उसके साथी सदा ही इनसे अप्तन्तुष्ट 
रहते थे । परंतु ये उनकी अग्रसन्‍नताकी कुछ भी परवा न कर सदा 
ही उसकी मड्डल-कामना किया करते थे और उसे कुमागसे हटानेकी 
अनवरत चेष्टा करते रहते थे | घृतराष्ट्र भी अपने दुशत्मा पुत्रके 
प्रभावमें होनेके कारण यथपि हर समय इनकी बातपर अमल नहीं 
कर पाते थे और इसीलिये कष्ट भी पाते थे, फिर भी उनका इनपर 
बहुत अधिक विश्वास था। वे इन्हें बुद्धिमान, दूरदर्शी एवं अपना 
परम हितचिन्तक मानते थे और बहुधा इनसे सलाह ढिये ब्रिना 
कोई काम नहीं करते थे | पाण्डवोंके साथ व्यवहार करते समय तो 
वे खास तौरपर इनकी सलाह लिया करते थे । वे जानते थे कि. 
पाण्डवोंके सम्बन्ध्में इनकी सलाह पक्षपातशून्य होगी | अस्तु, 

जब मामा शकुनिकी सलाहसे दुष्वुद्धि दुर्योधन पाण्डवोंके 
साथ जुआ खेलनेका प्रस्ताव लेकर अपने पिताके पास पहुँचा, तब 
उन्होंने नियमानुसार विदुरजीको सलाहके लिये बुलाया | उसकी 
बात न माननेपर दुर्योधनने उन्हें प्राण त्याग देनेका मय दिखलाया; 
परंतु उन्होंने उसे स्पष्ट कद्ट दिया कि “विंदुरजीसे सछाह दिये 
व्रिना में तुम्हें जुआ खेलनेकी आज्ञा कदापि नहीं दे सकता |? 
दुर्योधनका पापपूर्ण प्रस्ताव छुनकर विदुरजीने समझ लिया कि अब 
कलियुग आनेवाला है। इन्होंने उप्त प्रस्तावका घोर विरोध किया 
और अपने बड़े भाईको समझाया कि “जुआ खेलनेसे आपके पुत्रों 
और भद्रीजोंमें वैर-विरोध ही बढ़ेगा, उनमेंसे किसीका भी हित नही 
होगा । इसडिये बूतका आयोजन न करना ही अच्छा है। इसीमें 


९० चत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


दोनों ओरका मड्डछ है |? धृत्तराष्ट्रने विदुरजी एवं उनके मतकी 
प्रशसा करते हुए दुर्योधनको बहुत समझाया, परन्तु उसने इनकी 
एक न मानी । वह तो जुएमें हराकर पाण्डवॉंकी नीचा दिखानेपर 
तुछझा हुआ था। उससे पाण्डवोंका अतुछ वैभव देखा नहीं जाता था। 
दुर्याधनको किसी तरह न मानते देखकर अन्तमें घृतराष्ट्रने उसका 
अस्ताव खीकार कर लिया और विदुरजीके द्वारा द्वी पाण्डबरोंको 
हन्द्रप्रसयसे बुलवा भेजा | यद्यपि विदुरजीको यह बात अच्छी नहीं 
लगी, फिर भी बड़े भाईकी आज्ञाका उछद्न करना इन्होंने ठीक 
नहीं समझा | 

पाण्डवोंके पास जाकर विदुरजीने उन्हें सारी बात कह 
सुनायी । महाराज युधिष्ठिरने भी जुएको अच्छा न समझते हुए भी 
अपने पिता (ताऊ) की आज्ञा मानकर दुर्योधनका निमन्त्रण खीकार 
कर लिया | जुएके समय भी इन्होंने जुएकी बुराइयाँ बताते हुए राजा 
श्वृतराष्ट्से कद्दा कि 'आप अब भी सेंभर जाइये, दुर्योधनकी “हाँ? 
में “हाँ” मिछाना छोड दीजिये और कुछको सर्वनाशसे बचाह्ये; 
पाण्डवोंसे विरोध करके उन्हें अपना शन्नु न बनाइये ।? पाण्डवोंके 
चनमें चले जानेपर धृतराष्ट्रके मनमें बडी चिन्ता और जलन हुई । 
उन्होंने विदुरजीको बुछकर अपने मनकी व्यथा सुनायी और उनसे 
यह जानना चाहा कि थ“अब हमें किस प्रकार व्यवहार करना 
चाहिये कि जिससे प्रजा हमपर सन्तुष्ट रहे और पाण्डव भी क्रोधित 
होकर हमारी कोई हानि न कर सकें |? इसपर विदुरजीने उन्हें 
समझाया कि “राजन ! अर्थ, घर्म और काम--इन तीनों फरलोकी 
आति धम्मसे दी द्ोती है। राज्यकी जड़ है धर्म, अतः आप धर्ममें 


महात्मा विहुर ९१ 


स्थित द्वोकर पाण्डबोंकी और अपने पुत्रोंकी रक्षा कीजिये | आपके 
पुत्रोंने शकुनिकी सछाहसे भरी सभामें धर्मका तिरस्कार किया है 
क्योंकि सत्यसन्ध युधिष्ठिकक्ो कपटयतमें हराकर उन्होंने उनका 
संस छीन लिया है | यह बड़ा अधर्म हुआ। इसके निवारणका मेरी 
दृष्टिमं एक ही उपाय है। वैसा करनेसे आपका पुत्र पाप और 
कलड्टसे छूटकर प्रतिष्ठा ग्रात्त करेगा | वह उपाय यह है कि आपने 
पाण्डब्रोका जो कुछ छीन लिया है, वह सब उन्हें छौठा दिया जाय। 
राजाका यह परम धर्म है कि वह भपने ही हकमें सन्तुष्ट रहे, 
दूसरेका हक न चाहे | जो उपाय मैंने बतछाया है, उससे आपका 
छाज्छन छूट जायगा, भाई-भाईमें फूट नहीं पड़ेगी और अधरम भी न 
होगा | यदि आपके पुत्रोंका तनिंक भी सौभाग्य शेष रह गया हो तो 
शीघ्र-से-शीघ्र यह काम कर डालना चाहिये | यदि आप मोहवश 
ऐसा नहीं करेंगे तो सारे कुरुवशका नाश हो जायगा। यदि आपका 
पुत्र दुर्योधन प्रसनतासे यह बात खीकार कर ले, तब तो ठीक है; 
अन्यथा पसर्वार और प्रजाके छुखके लिये उस कुलकलड्ड और दुरात्माको 
कैद करके युधिष्ठिसको राजसिंहासनपर बैठा दीजिये | युधिष्ठिरके चित्तमें 
किसीके प्रति राग-द्वेंष नहीं है, इसलिये वे ही घर्मपूर्वक पृथ्वीका शासन 
करें | दुःशासन भरी समामें भीमसेन और द्वौपदीसे क्षमा-याचना करे। 
और तो क्या कहूँ; बस, इतना करनेसे आप कृतक्ृत्य हो जायेंगे | 

विदुरजीकी यह्द 'मन्त्रणा कितनी सच्ची, हितपूर्ण, धर्मयुक्त 
और निर्मीक थी। परल्ठुं जिस प्रकार मरणासन्नको ओषधि अच्छी 
नहीं छगती, उसी प्रकार घृतराष्ट्रको विदुरजीकी यह सलाह पसंद 
नहीं आयी | वे विदुरजीपर खीज गये और बोले--(विंदुर | अब 


९२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ५ 


मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ 
रहो भयवा चले जाओ | मैं देखता हूँ कि तुम बार-बार पाण्डवोंका 
ही पक्ष लेते हो। भला, मैं उनके लिये अपने पुत्रोंको कैसे छोड 
दूँ |? बिदुरजीने देखा, अब कौरव-कुछका नाश अवश्यम्मावी है, 
इक्ल्यि ये चुपचाप उठकर वहाँसे चछ दिये और तुरत रथपर सवार 
होकर पाण्डवोंके पास काम्यक वनमें चले गये | वहाँ पहुँचकर इन्होंने 
पाण्डबोंको दृस्तिनापुरसे चले आनेका कारण बतछाया और उन्हें: 
प्रतड्डनश बड़े कामकी बातें कहीं | इधर जब धृतराष्ट्रको विदुरजीके. 
पाण्डबोंके पास चले जानेकी बात माहम हुई, तब उन्हें बड़ा पश्चात्ताप 
हुआ । उन्होंने सोचा कि विदुरकी सहायता और सलाह पाकर तो 
पाण्डव और भी बल्वान्‌ द्वो जायेंगे | तब तो उन्होंने तुरंत सञ्लयको 
भेजकर बिदुरजीको बुलवा भेजा | विंदुर॒जी तो स्वथा राग-हेषशून्य 
थे। इनके मनमें धृतराष्ट्रके प्रति तनिक भी रोष नहीं था। बड़े 
भाईकी आज्ञा पाकर जिस प्रकार ये हस्तिनापुरसे चले आये थे, उसी 
प्रकार इस बार लौट जानेकी आज्ञा पाकर वापस उनके पास चले 
गये | वहा जाकर इन्होंने घृतराष्ट्से कहा कि 'मेरे लिये पाण्डब और. 
आपके पुत्र एकसे हैं, फिर भी पाण्डवॉंको असहाय देखकर मेरे 
मनमें खामाविक ही उनकी सहायता करनेकी बात आ जाती है |; 
मेरे चित्तमें आपके पुत्रोंके प्रति कोई द्वेषभाव नहीं है।” बात सचमुच 
ऐसी ही थी । धृतराष्ट्रने भी इनसे अपने अनुचित व्यवद्वारके लिये क्षमा 
माँगी । विदुरजी पूर्ववत्‌ ही धृतराष्ट्रके पास रहुक़र उनकी सेवा करने छगे। 

एक समय धृतराष्ट्रको रातमें नींद नहीं आयी | तब उन्होंने 
रशतमें ही विदुरजीकों बुछकर उनसे शान्तिका उपाय पूछा । उस, 


मभद्दात्मा चिदुर ९३ 


समय विदुरजीने ५वराष्ट्रको धर्म और नीतिका जो सुन्दर उपदेश 
दिया, वह विदृरनीतिके नामसे उद्योगपर्व के ३९ से 9० तक आठ 
अप्यायेमिं संगृद्गीत दें। वह खतन्‍्त्ररूपसे अध्ययन और मनन 
करनेकी चीज ६ | 

विंदूरजीके भाषणकों सुनकर धृतराष्ट्रकी तृप्ति नहीं हुई । 
उन्होंने इनके मुखसे और भी कुछ छुनना चाहा | इन्होंने कहा--- 
'राजन्‌ । मुस्ले जो कुछ छुनाना था, वह मे आपको सुना चुका; 
अब बश्माजीके पुत्र सनत्छुजात नामक जो सनातन ऋषि हैं, वे ही 
आपको तस्त्वत्रिपषक उपदेश करेंगे | तत्तोपदेश करनेका सुझे 
अधिकार नहीं हैं; क्योंकि मेरा जन्म शूद्वाके गर्मसे हुआ है |? यह 
कहकर इन्होंने उसी समय महर्षि सनत्छुजातका स्मरण किया और 
वे तुरंत बढ़ाँ उपस्थित हो गये | सनव्छुजातजीने राजा धृतराष्ट्रक 
अश्षोंका उत्तर देते हुए परमात्माके खरूप तथा उनके साक्षात्कारके 
विपयर्मे बड़ा छुन्दर व्रिवेचन किया | इस प्रकार विदुरजीने खं तो 
भ्ृतराष्ट्रकों धर्म और नीतिकी बातें छुनायीं दी, सनत्छुजात-जैसे सिद्ध 
थोगी एव परमर्पिद्वारा उन्हें तत्वका उपदेश कराकर उनके कल्याणका 
मार्ग प्रशस्त किया । बिदुरजीके द्वारा धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रोकि लिये 
जो कुछ भी चेश. होती थी, वह उनके कल्याणके लिये ही होती थी। 
महात्माओंका जीवन ही दूसरोंके कल्याणके लिये ही होता है । 
यद्यपि बिंदुरजी तत्तज्ञानी थे; फिर भी झ्द्द होनेके नाते इन्होंने 
खर्य उपदेश न देकर सनातन मर्यादाकी रक्षा की और इस प्रकार 
जगत्‌को अपने आचरणके द्वारा यह उपदेश दिया कि ज्ञानीके लिये 
भी शाद्भमर्यादाकी रक्षा आवश्यक है | सनत्छुजातजीका यह 


९8 तत्त्न-चिन्तामणि भाग ६ 


उपदेश ०सनत्युजातीयःके नामसे उद्योगपर्वके दही 9१ से 9६ तक 
छः अध्यायोंमें संगृहीत है । 


बिदुरजी ज्ञानी एवं तचदर्शी होनेके साथ-साथ अनन्य भगवक्ञृक्त 
भी थे। इनकी भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें निरछल प्रीति थी | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी इन्हें बहुत मानते थे | वे जब पाण्डवेंकि दूत बनकर 
हस्तिनापुर गये, उस समय वे राजा धृतराष्ट्र एवं उनके समासदोंसे 
मिलकर सीचे विदुरजीके यहाँ पहुँचे और उनका आतिथ्य खीकार 
किया । इसके बाद वे अपनी बूआ कुन्तीसे मिले | इतना ही नहीं, 
दुर्योधनके यहाँ जानेपर जब उसने सम्बन्धी दोनेके नाते श्रीकृष्णसे 
भोजनके डिये प्रार्थना की, तब उन्होंने साफ इनकार कर दिया और 
पुन विंदुरके यहाँ चले आये । वहाँ भीष्म, द्रोण, कृप, वाहीक भादि 
कई सम्मावित छोग उनसे मिलने आये और उन सबने श्रीक्ृष्णसे 
अपने यहाँ चलकर आतिथध्य ग्रहण करनेकी प्रार्थना की; परन्तु 
श्रीकृष्णने सम्मानपूर्वक सबको विदा कर दिया और उस दिन विदुरके 
यहाँ ही पहले ब्राह्मणोंकी भोजन कराके खयं भोजन किया । इस 
घटनासे सहज ही अनुमान छगाया जा सकता है, कि बिदुरका 
श्रीकृष्णके प्रति कैसा अनुराग था। श्रीकृष्णका तो विरद द्वी ठहरा--- 

पत्र पृष्पं फल तोयं यो में भक्त्या प्रयच्छति। 

तद॒हं... भक्त्युपहतमश्षाति. प्रयतात्मन: ॥# 

(गीता ९ | २६ ) 
# जो कोई मक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र+ पुष्प+ फल) जल ( आदि ) 


महात्मा विदुर ९५ 


प्रेमशून्य बड़ी-बड़ी तैयारियों और राजसी ठाठ-बाट उन्हे आकर्षित 
नहीं कर सकते, किंतु प्रेमके रससे परिप्ठुत रूखा-सूखा भोजन 
भी उनकी तृप्तिके लिये पर्याप्त होता है | 


भोजनके बाद रात्रिमें भी श्रीकृष्ण विदुरके यहाँ द्वी रहे और 
सारी रात उन्हें बातें करते बीत गयीं। सबनेरे नित्यकर्मसे निदृत्त 
होकर श्रीकृष्ण कौरवोंकी सभामें चले गये। वहाँ जब दुर्योधनने 
श्रीकृष्णो पकड़कर कैद करनेका दुःसाहसपूर्ण विचार किया, उस 
सम्रय विदुरजीने श्रीकृष्णके बल एवं महिमाका वर्णन करते हुए उसे 
यह बतलाया कि थये साक्षात्‌ सर्वतन्त्रखतन्त्र ईश्वर हैं; यदि तुम 
श्नका तिरस्कार करनेका साहस करोगे तो उसी प्रकार नष्ट हो 
जाओगे, जैसे अम्निमें गिरकर पतंगा नष्ट हो जाता है |! इसके बाद 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना विश्वरूप प्रकठ किया, उस समय 
सब लछोगोंने भयभीत होकर अपने-अपने नेत्र मूँद लिये। केवल 
द्रोणाचार्य, भीष्म, बिंदुर, सज्ञय और उपस्थित ऋषिछोग ही उनका 
दर्शन कर सके । क्योंकि मगवाननें इन सबको दिव्यदृष्टि दे दी थी। 
थोड़ी द्वी देर बाद अपनी इस छीछाको समेटकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वापस उपप्लछब्यकी ओर चले गये, जहॉँसे वे आये थे | विदुरजी 
भी और छोगोंके साथ कुछ दूरतक उन्हें पहुँचानेके लिये गये और 
फिर उनसे विदा लेकर वापस चले आये | 

श्रीकृष्णके असफल लौट जानेपर दोनों ओरसे युद्धकी 


अर्पण करता है; उस शुद्धवुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक अपंण किया 
हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं सगुणरूपसे प्रकट होकर' प्रीतितहित खाता हू । 


दे तरव-चिन्तामणि भाग ६ 


सैयारियों होने लगीं। अठारह अक्षौद्विणी सेना लेकर दोनों दल 
कुरुक्षेत्रके मैदानपर एकत्रित हुए और अठारह दिनोंमें दी अगरह 
अक्षौहििणी सेना धासकी तरद्द कट गयी | राजा घृतराष्ट्र अपने सी- 
के-सौ पुत्रों तथा पौत्रोंका विनाश हो जानेसे बडे दुखी हुए। उस 
समय विदुरजीने मृत्युकी अनिवार्यताका निरूपण काते हुए यह 
बतलाया कि थुद्धमें मारे जानेबालोंकी बडी उत्तम गति द्वोती 
है; अतः उनके लिये तो शोक करना ही नहीं चाहिये ।? इन्होंने 
यह भी बतलाया कि, “जितनी बार प्राणी जन्म लेता है, उतनी ही 
चार वह अलग-अढछग व्यक्तियोंसे सम्बन्ध जोड़ता है और मृत्युके 
बाद वे सारे सम्बन्ध खप्नकी मॉति विलीन हो जाते हैं | इसलिये 
भी मरे हुए सम्बन्धियोंके लिये शोक करना बुद्धिमानी नहीं है। 
फिर छुख-दु.खसे सम्बन्ध रखनेवाली संयोग-वियोग आदि जितनी भी 
घटनाएँ होती हैं, वे सब अपने ही द्वाग किये हुए शुभाशुभ कर्मोके 
फलरूपमें प्राप्त होती हैं. और कर्मफल सभी प्राणियोंको भोगना ही 
पडता है ।? इसके बाद विदुरजीने ससारकी अनित्यता, निःसारता 
और पख्वितेनशीछता, जन्म और मृत्युके छेश, जीवका अविवेक, 
मृत्युकी इछ्टिसि सबकी समानता तथा धर्मके आचरणका महत्त्व 
बतलते हुए संसारके दुःखोंसे छूटनेके उपायोंका दिग्दशन कराया | 


युधिष्ठिकका राज्याभिषिक हो जानेके बाद जब धृतराष्टर 
पाण्डबेंके पास रहने छगे, तब विदुरजी भी धृतराष्ट्रके समीप रहकर 
उन्हें धर्मचर्चा सुनाया करते थे | वहाँसे जब घृतरा्ट्र और गान्धारीने 
वन जानेका निश्चय किया, तब ये भी उनके साथ हो लिये । वहाँ 


महात्मा! विदुर ९७ 


जाकर विदुरजीने घोर तपस्याका ब्रत ले लिया। ये निराहार रहकर 
निर्जेन वनमें एकान्तवास करने लगे | शून्य वनमें कभी-कभी लोगोंको 
इनके दर्शन हो जाया करते थे | कुछ दिनों बाद जब महाराज 
युधिषप्टिर अपने समस्त पट्चार एवं सेनाको साथ लेकर वनमें अपने 
ताऊ-ताई तथा माता कुन्तीसे मिंडने आये और वहाँ विदुरजीको न 
देखकर उनके विपयमें राजा ध्रृतरा्ट्रसे पूछने छगे, उसी समय उन्हें 
विंदुरजी दूरपर दिखायी दिये | ये सिरपर जठा धारण किये हुए थे, 
मुखमें पत्थर दवायें थे और दिगम्बर वेष बनाये हुए थे । इनके 
धूलिघूसरित टुवेछ शरीरपर नसे उभर आयी थीं, मैल जप्त गया था। 
ये आश्रमकी और देखकर छीटे जा रहे थे। युधिष्ठिर इनसे मिलनेके 
लिये इनके पीछे दौंडे और जोर-जोरसे अपना नाम बताकर इन्हें 
पुकारने लगे | घोर जगढमें पहुँचकर विंदुरजी एक बृक्षका सहारा 
लेकर स्थिरभावसे खड़े हो गये। राजा युधिपछ्ठिरने देखा कि विदुरजी- 
का शरीर अध्थिपज्षरमात्र रद्द गया है, ये बडी कठिनतासे पहचाने 
जाते थे। युधिष्ठिस्ने इनके सामने जाकर इनकी पूजा की, विदुरजी 
समाधिस्थ होकर निर्नितिष दृष्टिसे युधिष्टिक्की ओर देखने छगे। 
इसके वाद ये योगब्रलूसे उनके शरीरमें प्रवेश कर गये । इनका 
शरीर निर्जाबव होकर उसी भौति वृक्षके सहारे खडा रद्द गया इस 
प्रकार साक्षात्‌ धर्मके अवतार महात्मा विंदुर घरममय जीवन बिताकर 
अन्तमें धर्ममूर्ति महाराज युधिष्ठिरके ही शरीरमें प्रवेश कर गये | 
बोलो धमकी जय ! 


_ी+>०+-०्ग्पट>(0:0-९0* «०-० 


त० चि० भा० ६-७--- 


मन्त्रिश्रेष्ट सञ्ञय 


सज्ञय मदाराज घुनराष्ट्रके मन्‍्त्री ये । ये जातिके सूत थे । ये बड़े 
साउिनक, चुदिमानू, नीनिए, धर्मत, तलज्ञानी और मगवानके अनन्य 
मंद थे। ये सयगरी एएं निर्मीक नी थे । ये घरतरा्ट्रको बड़ी अच्छी सलाद 
हते | ४४ उनके वितकी इश्सि कभी कभी की बातें भी कद्द दिया करते 
मे | हींग अततक धनतगड्ठफा साथ दिया | ये महर्षि बेदब्यासके 
पापा सपा अ्टन ए मंगरन्‌ श्रीझऋणके प्रेमी थे | ये दुर्योधने 
आअधासपोफा बंद जीरो अल उ गले थे और उनका समर्थन 
पिपिवर पकाप्रफे भी फाइए दिये करते | । जब पाण्टय दूसरी 
भार एुडझ। द्वरण्स सनर्म उदने गे थे, उस प्षमय उन्होंने पाण्टेके 


छः 


मन्चिश्रेष्ठ सख्॒य ५ ९९, 


साथ दुर्योधनके अनुचित बतोवकी बड़ी कड़ी आलोचना करते हुए 
राजा धृतराष्ट्से कहा--'महाराज ! अब यह निश्चित है कि आपके 
कुलका तो नाश होगा ही, निरीह प्रजा भी न बचेगी | मीष्मपितामह, 
ह्रोणाचाये और विदुरजीने आपके पुत्रको बहुत मना किया; फिर भी 
उस निर्लजने पाण्डवोंकी प्रिय पत्नी धर्मपरायणा द्वौपदीको समभामें 
बुल्वाकर अपमानित किया । विनाशकाल समीप आनेपर बुद्धि 
मलिन हो जाती है, अन्याय भी न्यायके समान दौखने लगता है। 
आपके पुत्रोने अयोनिजा, पतिपरायणा, यज्ञवेदीसे उत्पन्न सुन्दरी 
द्रौपदीको भरी सभामें अपमानित कर भयड्डूर युद्धको न्योता दिया 
है । ऐसा निन्‍्दनीय कर्म दुष्ट दुर्याधनके अतिरिक्त और कोई नहीं 
कर सकता ।॥! क्‍या कोई निर्मीक-से-निर्मीक मन्‍्त्री राजाके सामने 
युवराजके प्रति इतनी कड़ी किन्तु सच्ची बात कह सकता है £ 
शाद्रोंमं भी कहा है----“अप्रियस्य च पथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभ: ।? 
(वा० रा० ३। ३७। २) धृतराष्ट्रने सक्षयकी बातका अनुमोदन करते हुए 
अपनी कमजोरीको खीकार किया, जिसके कारण बे दुर्योधनके उस 
अत्याचारकी रोक नहीं सके थे । 

सज्नय सामनीतिके बड़े पक्षपाती थे । इन्होंने युद्धकी रोकनेकी 
बहुत चेश् की और दोनों ही पक्षोंकों युद्धकी बुराइयोँ बतछाकर तथा 
आपसकी फूटके दुष्परिणामकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहुत 
समझाया । पाण्डबोने तो इनकी बात मान छी; परन्तु दुर्याधनने इनके 
सन्धिके प्रस्तावको तिरस्कारपूर्वक ठुकरा दिया, जिससे युद्ध करना 
अनिवार्य हो गया | दैवका विधान ऐसा द्वी था। कौरबोंके पक्षमें भीष्म, 
द्रोण, विदुर और सजञ्यका मत प्रायः एक होता था; क्योंकि ये चारों 


१०० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ५ 


ही धर्मके पक्षपाती थे और हृदयसे पाण्डवोंके साथ सहानुभूति रखते 
थे। ये चारों ही राजा धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रोंकी अप्रसनताकी 
तनिक भी परवा न कर उन्हें सच्ची बात कहनेमें कमी नहीं 
हिचकते थे और सच्ची बात प्रायः कडवी होती ही है । 

जब धृतराष्ट्रने अपनी ओरसे पाण्डबोंके साथ बातचीत करनेके 
लिये सज्नयको उपझ्ृुन्यमें भेजा, तब सज्नयने जाकर पाण्डवोंकी सच्ची 
प्रशंसा करते हुए उन्हें युद्धसे विरत होनेकी ही सलाह दी। इन्होंने 
कद्दा कि ध्युद्धसे अर्थ और धर्म कुछ भी नहीं सधनेका । सन्धि, ही 
शान्तिका सर्वोत्तम उपाय है. और राजा धृतराष्ट्र भी शान्ति ही 
चाहते हैं, युद्ध नहीं |? श्रीकृष्ण और अजुनके विशेष क्ृपापात्र 
होनेके नाते इन्हें यह पूरा विधास था कि ये छोग मेरी बातको कभी 
नहीं ठालेगे । अर्जुनके सम्बन्धमें तो इन्होने यहॉतक कह दिया कि 
“अर्जुन तो मेरे मॉगनेपर अपने प्राणतक दे सकते हैं |? इससे यह 
वात छिद्ध होती है कि सञ्ञय अजुन और श्रीकृष्णके अनन्य प्रेमी 
ये । युधि्ठिरने बड़े ग्रेमसे सञ्नयकी वातका समर्थन किया, परल्तु 
उन्होंने सन्धिकी यही शर्त रक्‍्खी कि हमें इन्द्रप्रस्यथका राज्य छौठा 
दिया जाय | भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी धर्मराजका समर्थन किया और 
सज्ञय युधिप्टिकका सन्देश लेकर वापस द्वस्तिनापुर चले आये | 
भ्वतराष्ट्रके पास जाकर पहले तो इन्होंने एकान्तमें उन्हें खूब फटकारा 
और पीछे सबके सामने पाण्डवोंका धर्मयुक्त सन्देश छुनाकर उनकी 
युद्धकी तैयारी तथा पाण्डव-पक्षके वीरोंके वहका विशदरूपसे वर्णन 
किया। साथ ही इन्होंने अर्जुन और श्रीक्ृषष्णकी एकता सिद्ध करते 
हुए उन्हें वतठाया कि दोनों एक दूसरेके साथ कैसे घुले-मिले हैं । 


मन्न्रिश्र्ध ल्ञ्ञय 


आप कल कर ओर 


उस समय वे दोनों अन्तःपुरमें थे | वे जिस कमरेमे” थे 
वहाँ अभिमन्यु और नकुलछ-सहृदेवतकका प्रवेश नहीं था। वहाँ 
पहुँचनेपर मैंने देखा कि श्रीकृष्ण अपने दोनों चरण अज|ैनकी गोदमें 
रक्खे हुए हैं तथा अर्जुनके पैर द्रौपदी और सत्यमामाकी गोदमें हैं |" 
सन्नयके इस वर्णनसे श्रीकृष्ण और अर्जुनकी एकता तो सिद्ध होती 
ही है, साथ ही यह भी प्रमाणित होता है कि सल्नय श्रीकृष्ण और 
अर्जुनके अनन्य प्रेमी थे । जिस स्थानमें अभिमन्यु और नकुछ- 
सदृददेवका भी प्रवेश नहीं था और जहाँ श्रीकृष्ण और अर्जुन अपनी 
पटरानियोंके साथ एकान्तमें बिल्कुछ निःसंकोचभावसे बैठे थे, वहाँ 
सज्नयका वेरोक-टोक चले जाना और उनकी एकान्तगोष्टीमें सम्मिल्ति 
होना इस बातको सिद्ध करता है कि इनका भी श्रीकृष्ण और 
अजुनके साथ बहुत खुला ब्यवहार था। 

सज्ञय भगवानके प्रेमी तो थे ही, इन्हे भगवानके खरूपका भी 
पूरा ज्ञान था | इन्होंने आगे चलकर महर्षि वेदव्यास, देवी गान्धारी 
तथा महात्मा विंदुरके सामने राजा धृतराष्ट्रको श्रीकृष्णकी महिमा सुनायी 
और उन्हे सारे छोकोंका खामी वतछाया | इसपर धृतराष्ट्रने इनसे 
पूछा कि “श्रीकृष्ण साक्षात्‌ ईश्वर हैं--इस बातको तुमने कैसे जान 
लिया और मैं उन्हें इस रूपमें क्‍यों नहीं पहचान सका ” इसके 
उत्तरमें सझयने वेदव्यासजीके सामने इस बातको स्वीकार किया कि 
धैंने ज्ञानवशिसे ही श्रीकृष्णको पहचाना है, बिना ज्ञानके कोई उनके 
वास्तविक खरूपको नहीं जान सकता |? इतना ही-.नहीं, इन्होंने 
यह भी बतछाया कि “मैं कमी कपट्रका:« आध्रय निंदी? लैला, किसी 


श्ण्श तत्त्व-चिन्तामणि भाग ५ 


मिथ्याधर्मका आचरण नहीं करता तथा ध्यानयोगके द्वारा मेरा 
अन्तःकरण शुद्ध हो गया है | इसीलिये मुझे श्रीकृष्फे खरूपका 
ज्ञान हो गया है |? इसके बाद स्वयं वेदव्यासजीने सञ्लयकी प्रशंसा 
करते हुए धृतराष्ट्रसे कद्वा कि 'इसे पुराणपुरुष श्रीक्षष्णके स्वछूपका 
पूरा ज्ञान है; अतः यदि तुम इनकी बात छुनोगे तो यह तुम्हें जन्म- 
मरणके महान्‌ भयसे मुक्त कर देगा |? सक्नयके ज्ञानी होनेका इससे 
बढ़कर प्रमाण और क्या होगा । इसके बाद धृतराष्ट्रने सक्लयसे 
पूछा---“मैया ! मुझे कोई ऐसा निर्मेय मागेबताओ, जिसपर चलकर 
मैं भी भगवान्‌ श्रीकृष्णको जान सकूँ और उनका परमपद पा सहूँ।! 
सन्ञयने उन्हे बताया कि (न्वियोंको जीते बिना कोई श्रीकृष्णको 
नहीं पा सकता और इन्द्रियाँ भोगोंके त्यागसे ही जीती जा सकती 
हैं| प्रमाद, हिंसा और भोग--इन तीनोंका त्याग ही ज्ञानका 
साधन है । इन्द्वीके त्यागसे परमपदकी प्राप्ति सम्भव है ।? अन्तमें 
सज्यने भगवान्‌ श्रीकृष्णके कुछ नामोंकी बड़ी छुन्द्र व्याख्या करके 
धृतराष्ट्रको खुनायी । इससे सञ्नयके शाल्नज्ञानका भी पता छगता है। 

जब दोनों ओरसे युद्धकी तैयारियों पूरी दो चुकीं और दोनों 
पक्षोंकी सेनाएँ कुरुक्षेत्रके मैदानमें जा डटीं, उस समय महर्षि 
वेदव्यासजीने सज्नयको दिव्यद्रष्टिका वरदान देते हुए धृतराष्ट्रसे 
कहा---राजन्‌ ! यह सश्नय तुम्हें युद्धका वृत्तान्त सुनायेगा | सम्पूर्ण 
युद्क्षेत्रम कोई भी ऐसी बात न होगी, जो इससे छिपी रहे । यह 
दिव्यदश्सि सम्पन्न और सर्वज्ञ हो जायगा। सामनेकी अथवा 
परोक्षकी, दिनमें होनेवाी या रातमें होनेबाली तथा मनमें सोची 
हुई वात भी इसे माह्म हो जायगी | श्तना ही नहीं, श्र इसे 


मन्त्रिश्नेष्ठ साय १०३ 


काट नहीं सकेंगे, परिश्रमसे इसे थकान नहीं माछम होगी और 
युद्धसे यह जीता-जागता निकल आयेगा |? 
बस, उसी समयसे भगवान्‌ वेदव्यासकी कृपासे सल्लयकी 
दिव्यदृष्टि हो गयी। ये वहीं बैठे युद्धकी सारी बांतें प्रत्यक्षकी भाँति 
जान छेते थे और इन्हे ज्यों-की-त्यों महाराज धृतराष्ट्रको छुना देते 
थे। कोसोंके विस्तारबाले कुरुक्षेत्रके मैदानमें, जहाँ अठारह अक्षौहिणियों 
आपसमें जूझ रही थीं, कौन वीर कहाँ किस समय किससे लड़ 
रहा है, वह किस समय किसपर कितने और कौन-कौन-से अख्लोंका 
प्रयोग करता है, कितनी बार कितने पैंतरे बदलता है और किस 
प्रकार किस कौशल्से शन्नुका वार बचाता है, उसका कैसा रूप है 
और कैसा वाहन है---ये सब बाते ये एक ही जगह बैठे जान 
लेते थें। भगवद्गीताका उपदेश भी जिस प्रकार श्रीकृष्णने अजुनको 
दिया, वह सब इन्होंने अपने कानोंसे छुना (गीता १८ | ७४-७५)। 
केवल छुना ही नही, उपदेश देते समय श्रीकृष्णणी जैसी मुखमुद्रा 
थी, जो भावभड़ी थी तथा जो उनका रूप था, वह इन्हे प्रत्यक्षकी 
भाँति ही दिखायी देता था | इतना ही नहीं, जिस समय भगवानने 
अर्जुनकी अपना विश्वरूप दिखलाया, जिसे अजजुनके सिवा और 
किसीने पहले नहीं देखा था और जिसके सम्बन्धमें खय॑ भगवानने 
उनसे कहा कि “वेद और यज्ञोंके अध्ययनसे, दानसे, क्रियाओंसे तथा 
उम्र तपस्याओंसे भी कोई दूसरा इस रूपका दशन नहीं कर सकता 
(गीता ११५ । ४८७ उस समय सज्यने भी उस रूपको उसी 
प्रकार देखा जिस प्रकार अज्जुन देख रहे थे। इसके बाद जब 
भगवानने अपने विश्वहूपको समेटकर अर्जुनको चतुर्मुजरूपमें दशन 


१०४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


दिया, जिसका दर्शन भगवानने ठेवताओंके लिये भी दुर्लभ बतढाया 
है तथा जिसके सम्बन्धमें उन्द्रोंने बताया कि तप, दान और यज्ञसे 
भी उसका दर्शन नहीं प्राप्त किया जा सकता ( गीता ११।७३ 9 
तब उसी दिव्य झँकीका दर्शन महाभाग सञ्अयकों भी दृत्तिनापुरमें 
बैठे ही ग्राप्त हो गया | उसी प्रसड्में भगवानने अर्जुनको यह भी 
बताया कि “केवल अनन्यमक्तिसे ही मेरे इस रूपका दर्शन सम्भव 
है? ( गीता ११ । ५४७ ) | इससे सहज ही अनुमान लगाया जा 
सकता दै कि सञ्ययको भी भगवानकी वह अनन्यमक्ति प्राप्त थी, 
जिसके कारण इन्हें भगवान्‌की उस दिव्य झाँकीका दर्शन हो सका। 
गीता सुननेके बाद भी उस रूपकी स्मृति सझ्नयके लिये एक 
अलौकिक आनन्दकी सामग्री हो गयी। इन्होंने स्वय॑ अपनी उस 
घह्वासपूर्ण स्थितिका वर्णन करते हुए कहा है--- 


राजनू संस्तृत्य संस्मृत्य संचादमिममद्भुतस्‌ | 
केशवाशुनयोः पुण्य॑ हृष्यामि च मुहुमेहु। ॥ 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः । 
विसयो से महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः ॥# 

( गीता १८ | ७६-७७ ) 





कक >- 


# है राजन्‌ | भगवान्‌ भ्रीकृष्ण और अर्जुमके इस रहस्वयुक्त: 
कस्याणकारक और अद्भुत सवादकी पुनः पुनः स्मरण करके में बार-बार हषित 
हो रहा हूँ । हे राजन्‌ | शीहरिके उस अत्यन्त विछक्षण रूपको मी पुनः-पुनः 
स्मरण करके' मेरे चित्तमें महान्‌ आश्रय होता है और में बारवार इर्षित ऐ 
रद्द हूँ !? 


मन्निश्रेष्ठ सञ्य १०५ 


इससे यह सिद्ध होता है कि इनका श्रीकृष्ण और अज्जुनके प्रति 
जो श्रद्धा-प्रेम था, वह विवेकपूर्वंक था; क्योंकि ये उनके यथाथ 
प्रभावकोी भी जानते थे। इन्होंने युद्धके पूष ही उनकी विजय 
घोषित करते हुए कह दिया था कि--- 


यत्र योगेश्वरः क्ृष्णो यत्र पार्थो धन्ुधरः | 
तत्र श्रीविंजयों भूतिश्लुंवा नीतिमतिमेम ॥# 


(गीता १८ । ७८ ) 


युद्ध-समाप्तिके बाद कुछ दिन महाराज युधिष्ठिरके पास 
रहकर जब धृतराष्ट्रगान्धारी वनकी ओर जाने छगे, तब सज्लय भी 
उनके साथ हो लिये | वहाँ भी इन्होंने अपने खामीकी सब प्रकारसे 
सेवा की और जब इन्हें. देवी गान्धारी और कुन्तीके सहित दावाभ्िने 
घेर लिया, तब ये उन्हींकी आज्ञासे वनवासी मुनियोंको उनके 
शरीरत्यागकी बात कहनेके लिये उन्हे छोड़कर आश्रममें चले आये 
और वहोंसे हिमालयकी ओर चले गये । इस प्रकार सञ्नयका जीवन 
भी एक महान्‌ जीवन था | इनके जीवनसे हमें यह शिक्षा मिलती 
है कि मनुष्य चाहे किसी भी वर्ण अथत्रा जातिका क्‍यों न हो, 
भगवान्‌की कृपासे वह कुछ-का-कुछ बन सकता है । 


.+झ-.-0-<.फछाकाकमाए]_:%-१००-० 
# हि राजन | जहाँ योगेश्वर मगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं और जहां गाण्डीव 


घनुषधारी अजुन हैं। वहींपर श्री: विजय) विभूति और अचल नौति है--- 
ऐसा मेरा मत है |? 


भगवान्‌ वेदव्यास 

भगवान्‌ वेदन्यास मद्टर्षि पराशरके पुत्र हैं । ये कैबर्तराजकी 
पोष्यपुत्नी सत्यवतीके गर्मसे जन्मे थे। व्यासजी एक अलौकिक 
शक्तिसम्पन्न महापुरुष हैं | यें एक महान्‌ कारक पुरुष हैं । इन्होंने 
छोगोंकी धारणा-शक्तिको क्षीण होते देख वेदोंके ऋगेद, यज्ज॒र्थद, 
सामवेद और अधथर्ववेद--ये चार विभाग किये और एक-एक सक्षिता 
अपने एक-एक शिष्यको पढ़ा दी | एक-एक संहिताकी फिर अनेकों 
शाखा-प्रशाखाएँ हुई । इस प्रकार इन्हींके प्रयत्वसे वैदिक वाकायका 
बहुबिध विस्तार हुआ। व्यास कहते हैं विस्तारको, क्योंकि वेदोंका विस्तार 
इन्हींसे हुआ, इसलिये ये “वेदव्यास'के नामसे प्रसिद्ध हुए। इनका 
जन्म एक द्वीपके अंदर हुआ था और इनका वर्ण श्याम है; 
इसलिये इन्हें छोग “कृष्णद्वैपायन? भी कहते हैं । बदरीवनमें रहनेके 
कारण इनका एक नाम “बादरायण? भी है | अठारह पुराण एवं 
महाभारतकी रचना इन्हींके द्वारा हुई और संक्षेपमें उपनिषदोंका तत्त 
समझानेके छिये इन्होंने ब्रह्मसूत्रोंका निमाण किया, जिनपर मिन्न-मिन्र 
आचायोंने मिन्न-मिन्न भाष्योंकी रचनाकर अपना-अपना अछग मत 
स्थापित किया । व्यासस्मृतिके नामसे इनका रचा हुआ एक स्मृतिम्रन्थ 
भी उपलब्ध द्वोता है । इस प्रकार भारतीय वाद्य एवं हिंदू:संस्क्ति- 


भगवान वेदव्यास १०७ 


थर व्यासजीका बहुत बडा ऋण है | श्रुति-स्मृति-इतिहास-पुराणोक्त 
सनातन धर्मके व्यासजी एक प्रधान व्याख्याता कहे जा सकते है। 
इनके उपकारसे हिंदू-नाति कदापि उऋण नहीं हो सकती | 
जबतक हिंदू-जाति और भारतीय संस्कृति जीवित है, तबतक 
:इतिहासमें व्यासजीका नाम अमर रहेगा | ये जगतके एक महान्‌ 
“पयप्रदर्शक और शिक्षक कहे जा सकते हैं । इसीसे इन्हें जगहुरु 
कहलानेका गौरव प्राप्त है | गुरु-पूर्णिमा ( आषाढ़ शुछ्ठ पूर्णिमा ) के 
दिन प्रत्येक आस्तिक हिंदू गृहस्थ इनकी पूजा करता है। भगवद्वीता- 
जैसा अनुपम रत्न भी संसारको व्यासजीकी कृपासे ही प्राप्त हुआ 
इन्होंने ही भगवान्‌ श्रीकृषष्णके उस अमर उपदेशको अपनी 
महामभारतसंहितामें ग्रथितकर उसे संसारके लिये छुछभ बना दिया। 

महर्षि वेदव्यास त्रिकालदर्शा एवं इच्छागति हैं । वे प्रत्येकके 
मनकी वात जान लेते हैं और इच्छा करते ही जहाँ जाना चाहें, 
वहीँ पहुँच जाते हैं | ये जन्मते ही अपनी माताकी आज्ञा लेकर 
वनमें तपस्या करने चल दिये । जाते समय ये मातासे कह गये 
कि “जब कभी तुम्हें मेरी आवश्यकता जान पड़े, तुम मुझे याद 
कर लेना | में उसी समय तुम्हारे पास चला आजऊंगा |! 

जब पाण्डव विदुरजीकी बतायी हुईं युक्तिका अनुसरणकर 
छाक्षामवनसे निकछ भागे और एकचक्रा नगरीमें जाकर रहने लगे, 
उन दिलों व्यासजी उनके पास उनसे मिलनेके लिये गये और 
असड्डवश इन्होंने उन्हें द्रोपदीके पूर्वजन्मका बृत्तान्त खुनाकर यह 
बताया कि “वह कन्या तुम्हीं छोगोंके लिये पहलेसे निश्चित है | 
“इस बातको सुनकर पाण्डवोंको बड़ी प्रसनता एवं उत्छुकता हुईं और 


श्ण्ट तत्व-चिन्तामणि भाग 5 


वे टरपदकुमारीके खयबरमें सम्मिलित ह्लोनेक डिये पाग्माउनगरक्की ओर 
चल पडे | वहाँ जाकर जब अर्जुनने स्वययरकी झा पूरी करके 
द्रीपटीको जीत लिया जीर माता कुन्तीकी आज्ञासे पौचों भाशयेनि 
उससे विब्राह करना चाहा, तब राजा द्ुपदने इसपर आपत्ति की। 
उसी समय व्यासजी बह्टों आ पह्ँचे और इन्दोने द्रपदवों द्रीपदीके 
पूरजन्मका वृत्तान्त छुनाकर पोंचों भाश्येफि साथ अपनी कन्याका 
विवाह करनेके लिये राजी कर लिया | 

महाराज युधिप्ठिनने जनब्न इन्द्रप्रस्थमें राजसमूय यज्ञ किया, 
उस समय भी वेदब्यासजी यज्ञ्में सम्मिलित होनेके छिये अपनी 
शिष्यमण्डडीके साथ पधारे थे। यज्ञ समाप्त दोनेपर ये दिदा होनेके 
लिये युधिष्ठिकके पास गये और बातों द्वी-बातेमिं इन्होंने युभिष्ठिरको 
बतलाया कि “आजसे तेरह वर्ष बाद क्षत्रियोंका मद्ासंद्वार होगा, 
जिसमें दुर्योधनके अपराधसे तुम्दीं निमित्त बनोगे |? 

२५ ५ 9९ 

पाण्डबोंका सर्वैस्त छीनकर तथा उन्हें बारह वर्षोकी लंबी 
अवधिके लिये बन भेजकर भी दुर्योधनको सनन्‍्तोष नहीं हुआ | बह 
पाण्डत्रेंकी वनमें ही मार डालनेकी घात सोचने लगा | अपने मामा 
शकुनि, कर्ण तथा दु'शासनसे सलाह करके उसने चुपचाप पाण्डवों- 
पर आक्रमण करनेका निश्चय किया और सब छोग शख्राससे 
सुसज्जित रथोंपर सवार होकर वनकी ओर चल पड़े। व्यासजीको 
अपनी दिव्यइएसि उनकी इस दुरमिसन्धिका पता छग गया। ये 
तुरत डनके पास गये और उन्हें इस धोर दुष्कर्मसे मना किया। 
इसे वाद इन्होंने धृतराष्ट्रके पास जाकर उन्हें समझाया कि “तुमने 


भगवान वेदव्यास १०९ 


जूएमें हराकर पांण्डवोको वनमें भेज दिया, यह अच्छा नहीं किया। 
इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा | तुम यदि अपना तथा अपने 
पुत्रोंका हित चाहते हो तो अब भी सेमल जाओ | मरा, यह कैसी 
बात है कि दुरात्मा दुर्योधन राज्यके छोमसे पाण्डबोंको मार डालना 
चाहता है | मैं कहे देता हूँ कि अपने इस छाड़ले बेटेको इस 
कामसे रोक दो । वह चुपचाप घर बैठा रहे | यदि उसने पाण्डवों- 
को मार डालनेकी चेष्टा की तो वह खय॑ अपने प्राणोंसे हाथ धो 
बैठेगा | यदि तुम अपने पुत्रकी द्वेष-बुद्धि मिटानेकी चेश नहीं 
करोगे तो बड़ा अनर्थ होगा । मेरी सम्मति तो यह है कि दुर्योधन 
अकेला ह्वी वनमें जाकर पाण्डवोंके पास रहे । सम्भव है, पाण्डथोंके 
सत्सड़से उसका द्वेषभाव दूर होकर प्रेममाव जामग्रत्‌ हो जाय | 
परन्तु यह बात है बहुत कठिन; क्योंकि जन्मगत खभावका बदल 
जाना सहज नहीं है । यदि तुम कुरुबंशियोंकी रक्षा और उनका 
जीवन चाहते हो तो अपने पुत्रसे कहो कि वह पाण्डवोंके साथ मेल 
कर ले |? व्यासजीने धतराष्ट्रसे यह भी कह्दा कि “योड़ी ही देरमे महर्पिं 
मैत्रेयजी यहाँ आनेवाले हैं | वे तुम्हारे पुत्र॒को पाण्डबोंसे मेल कर 
लेनेका उपदेश देंगे | वे जैसा कहें, बिना सोचे-बिचारे तुमछोगोंको 
वैसा ही करना चाहिये | यदि उनकी बात नहीं मानोगे तो वे 
क्रोधवश शाप दे देंगे |? परन्तु दुष्ट दुर्योधनने उनकी बात नहीं मानी 
और फलूतः उसे महर्षि मैत्रेयनीका कोपमाजन बनना पड़ा | 
# ० 0 
व्यासजी त्रिकालदर्शी तो हैं ही, इनकी सामर्थ्य भी अद्भुत 
है | जब पाण्डबलोग वनमें रहते थे, उस्त समय इन्होंने एक दिन 


११० तर्व-चिन्तामणि भाग दे 


उनके पास जाकर युधिष्ठिरके द्वारा अ्जुनकों ग्रतित्मृति-विधाका 
उपदेश दिया, जिससे उनमें देवदशनकी योग्यता आ गयी । इतना 
ही नहीं, इन्होंने सञ्ञयको दिव्यदृष्टि दे दी, जिसके प्रभावसे उन्हें केवल 
युद्धकी सारी बातोंका ही ज्ञान नहीं हुआ बल्कि उनमें भगवानके- 
विश्वछूप एवं दिव्य चतुर्भुजरूपके देवदुर्लम दर्शनकी योग्यता भी 
आ गयी और वे साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके'सुखारबिन्दसे भगवद्गीता- 
के दिव्य उपदेशका भी श्रवणकर सके, जिसे अर्जुनके सिवा और 
कोई मी नहीं घुन पाया था, जिस दिव्य-इृश्टिके प्रभावसे सन्नयमें: 
इतनी बडी योग्यता आ गयी, उस दिव्यदृष्टिके प्रदान करनेवाले महर्षि 
वेदव्यासमें कितनी सामर्थ्य होगी---हमछोग इसका ठीक-ठीक अनुमानः 
भी नहीं छगा सकते। ये साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणकी कला ही जो ठहरे॥ 
९ ९ २५ 
एक बार जब घृतराष्ट्र और गान्धारी बनमें रहते थे और 
महाराज युधिष्ठिर भी अपने परिवारके साथ उनसे मिलनेके लिये 
गये हुए थे, व्यासजी वहाँ आये और यह देखकर कि धृतराष्ट्र और 
गान्धारीका पुत्रगोक अभीतक दूर नहीं हुआ है और कुन्ती भी 
अपने पौत्रोंके वियोगसे दुखी है, इन्होंने धरतराष्ट्रसे वर माँगनेको 
कद्दा | राजा ध्तराष्ट्रने उनसे यह जानना चाहा कि मद्दाभारत- 
युद्धमें उनके जिन कुठ्धम्बियों और मित्रोंका नाश हुआ है, उनकी 
क्या गति हुई होगी । साथ ही उन्होंने व्यासजीसे उन्हें एक बार 
दिख देनेकी प्रार्थना की | व्यासजीने उनकी आरार्थनाको खीकार 
करते हुए गान्धारीसे कह्या कि आज रातको ही तुम सब छोग 
अपने मृत बन्धुओंको उसी प्रकार देखोगे, जैसे कोई सोकर उठे 


भगवान्‌ चेद्व्यास १११ 


हुए मनुप्योंकी देखे !? सायंकालका नित्यकृत्य करके व्यासजीकी 
आज्ञासे सब लोग गड्भातटपर एकत्रित हुए । व्यासजीने गड्गाजीके 
पवित्र जलमें घुसकर पाण्डव एवं कौखपक्षके योद्धाओंको, जो युद्धमें 
मर गये थे, आवाज दी | उसी समय जलमें वैसा ही कोछाहछ 
सुनायी दिया, जैसा कौरव एवं पाण्डवोंकी सेनाओंकें एकत्र होनेपर 
कुरुक्षेत्रके मैदानमें सुन पड़ा था | इसके बाद भीष्म और द्रोणको 
आगे करके वे सब राजा और राजकुमार, जिन्होंने युद्धमें वीरगति 
प्राप्त की थी, सहसा जलमेंसे बाहर निकल आये | युद्धके समय 
जिस वीरका जैसा वेष था, जैसी ध्वजा थी, जो वाहन थे, वे सब 
ज्यो-केत्यों वहों दिखायी दिये | वे दिव्य वत्न और दिव्य मालाएँ 
धारण किये हुए थे, सबने चमकते हुए कुण्डल पहन रक्खे थे और 
सबके शरीर दिव्य प्रभासे चम-चम कर रहे थे । सब के-सब निववेर, 
निरमिमान, क्रोधरहित और डाइसे शून्य अतीत हुए थे। गन्धर्व 
उनका यश्ञ गा रहे थे और वंदीजन स्तुति कर रहे थे। उप्त समय 
व्यासजीने तराष्ट्रको दिव्य नेत्र दें दिये, जिनसे वे उन सारे 
योद्दाओंको अच्छी तरह देख सके । वह दृश्य अद्भुत, अचिन्त्य और 
रोमाश्चकारी था। सब छोगोंने निर्निमेष नेत्रोंसे उस दृश्यको देखा । 
इसके वाद वे सब आये हुए योद्धा अपने-अपने सम्बन्धियोंसे क्रोत 
और वैर छोडकर मिले | इस प्रकार रातभर प्रेमियोंका वह समागम 
जारी रहा | इसके बाद वे सब लोग जिस प्रकार आये थे, उसी 
प्रकार भागीरथीके जलूमें प्रवेश करके अपने-अपने लेकोंमे चले गये । 
उस समय वेदब्यासजीने, जिन बल्लियोंके पति वीर॒गतिको ग्राप्त हुए थे 
उनको, सम्बोधन करके कद्दा कि “आपमेंसे जो कोई अपने पतिके 


११२ तत्त्न-चिन्तामणि भाग ५ 


लोकमें जाना चाहती हों, उन्हें गड्राजीके जलमें गोता ठगाना चाहिये । 
उनके इस वचनको छुनकर बहुत-सी प्ियाँ जलमें घुस गयीं | और 
मनुष्यदेहकी छोडकर अपने-अपने पतिके छोकमें चछी गयीं | उनके 
पति जिस प्रकारके दिव्य बल्लाभूषणोंसे सुसजित होकर आये थे, 
उद्ती प्रकारके ढिंव्य बल्लाभूषगोंकों धारणकर तथा मिमानर्मि बैठकर 
वे अपने-अपने अभीष्ट स्थानोंमें पहुँच गयीं । 

इधर राज जनमेजयने वैशम्पायनजीकें मुखसे जन्र यह अद्भुत 
चृत्तान्त छुना, तब्र उनके मनमें वडा कोनृहल हुआ और उन्होंने भी 
अपने खगवासी पिता मद्दाराज परीक्षितके दर्शन करने चादे | 
व्यासजी वहाँ मौजूद ही थे | इन्होंने राजाकी इच्छा पूर्ण करनेके 
लिये उसी समय राजा परीक्षिवको वह्दों बुछा विया | जनमेजयनि 
यज्ञान्त-स्नानके अवसरपर अपने साथ अपने पिताकों भी स्नान कराया 
और इसके चाद परोक्षित्‌ बहाँसे चले गये | इस प्रकार महर्षि 
चेदव्यासने अपने अओकिक सामर्ध्यका प्रकाश किया । मंहर्पि वेदव्यास 
वास्तत्रमे एक अद्भुत शक्तिशाली महापुरुप हैं | ये कल्पान्तजीवी कहे 
जाते हैं । अगले मन्वन्तरमें इनकी सप्तर्षियो्में गणना होगी | ये 
आज भी इस छोकमें विधमान हैं ओर समय-समयपर अध्किारी 
पुरुषोंकी दर्शन देकर कझतार्थ किया करते हैं । कहते हैं, भगवान्‌ 
आदि-शकराचार्यकी इनके दरशन हुए थे । महामारतके रचयिता 


इन्हीं महृपिके पुनीत चरणोंमें मस्तक नवाकर हम अपने इस 
लेखको समाप्त करते हैं । 


कल ७७ ४४०२२. 


महाभारतकी महिमा 


महामारतका भारतीय वाद्म्रयमें बहुत ऊँचा स्थान है। इसे 
पश्चम वेद भी कहते हैं | इसका विद्वानोंमें वेदोका-सा आदर है। 
इसमें अर्थ, धर्म, काम और भोक्ष--चारों ही पुरुषा्योका निरूपण 
किया गया है | धर्मके तो प्रायः सभी भअद्ोका इसमें वर्णन है। 
वर्णाश्रमधर्म, राजघर्म, आपद्वर्म, दानधर्म, श्राद्धधर्म, ख्रीघर्म, मोक्षधर्म 
आदि विविध धर्मोका शान्तिपर्व एवं अनुशासनपवमें मीष्मजीके द्वारा 
बहुत विशद्‌ वर्णन किया गया है | मगवद्वीता-जैसा अनुपम ग्रन्थ, 
जिसे सारा संसार आदरकी दृष्टिसे देखता है और जिसे हम विश्व- 
साहित्यका सर्वोत्तम ग्रन्य कहें तो भी कोई अत्युक्ति न होगी, इस 
महाभारतके भीष्मपर्वमें है | ज्ञान, कर्म और भक्तिका एक ही स्थानपर 
जैसा सुन्दर विवेचन गीतामें है, वेसा अन्यत्र शायद ही कहीं मिलेगा | 
भगवद्गीता स्त्रयं भगवान्‌की दिव्य वाणी जो ठह्री। इस प्रकार 
जिस ओरसे भी हम महाभारतपर दइृश्टिपात करते हैं, उसे हम 


त० चि० भा० ६-८--- 


११४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


परमोपयोगी पाते हैं । महाभारतके सम्बन्धर्में स्वयं व्यासजीने 
कहा है--- 
अष्टादशपुराणानि धर्मशाख्राणि. सर्वेश३ । 
वेदाः साड्भास्तथेक्रल भारतं॑ चेफतः खितम्‌ ॥ 
यथा सप्ठुद्रो भगवान्‌ यथा च हिमवान्‌ गिरिः | 
ख्यातावुभी रत्निधी तथा भारतपुच्यते ॥ 
हद.) भारतमाख्यानं य। पठेत्‌ सुसमाहितः । 
स गच्छेत्‌ परमां सिद्धिमिति में नास्ति संशय ॥ 
यो गोशत कनकघृड्रमय॑ ददाति 
विप्राय वेदबिदुपे सुबहुभ्रुताय । 
पुण्यां च मारतकथां सतत श्रणोति 
तुल्य॑ फल मबति तस्य च तस्य चंव ॥ 
( महदा० खगे० ५ ' ४६) ६५३ ६६, ६८ ) 
'भगरहों पुराण, सारे धर्मशात्ष ( स्मृतिग्रन्य ) तथा व्याकरण, 
ज्यौतिष, उन्दःशात्र, शिक्षा, कल्प एव निरुक्त--इन छहों भद्नॉसहित 
चारों वेद---ये सब मिंखाकर एक ओर, और अकेछा महाभारत एक ओर। 
अर्थात्‌ वेद-वेदाड्, पुराण एवं घर्मशात्रोंके अध्ययनसे जो ज्ञान प्राप्त होता 
है, वह अकेले महामारतके अध्ययनसे प्राप्त हो सकता दे | जिस प्रकार 
भगवान्‌ समुद्र और हिमाल्यपर्वत दोनोंको ही रक्ञोंका आकर कहा गया 
है, उसी प्रकार यह महामारत-प्रन्य भी उपदेश-रक्ञोंकी खान कद्दा जाता 
है | एकाग्र मनसे जो इस महाभारत इतिहासका पाठ करता है, वह 
मोक्षरूप परम सिद्धि पाता है, मुझे इप्तमें कोई सन्देह नहीं। जो 
मनुष्य वेदज्ञ और अनेक शा्रोंके जाननेवाले ब्राह्मणोंको सोनेसे मढ़े 


महाभारतकी मद्दिमा ।.. ११५ 


हुए सींगोंवाली सो गौएँ दान करता है, उसको एवं जो सदा-सर्वदा 
महाभारतकी पुण्यमयी कयाका श्रवण करता है, उसको समान ही 
फल मिलता है |? 

जिस महाभारतकी स्त्रयं वेदव्यासजीने ऐसी महिमा गायी है, 
उसका संसारमें मनोयोगपूर्वक जितना भी पठन-पाठन होगा, उतना 
ही जगत्‌का कल्याण होगा | 

महाभारतके पढने-छुननेका अधिकार मनुष्यमात्रकों है। कोई 
किसी भी समुदाय अथवा जातिका क्यों न हो, वह महाभारतका 
अध्ययनकर उसमें आये हुए उत्तमोत्तम उपदेशोंको यथाधिकार 
आचरणमें छाकर अपना कल्याण कर सकता है| महाभारतकी रचना 
करनेमें वेदव्यासजीका ग्रधान उद्देश्य यही था कि ल्रियाँ, शूद्र और 
पतित थादि भी, जिन्हें शास्त्र वेद पढ़नेकी आज्ञा नहीं देते, वेदोंके 
महत्तपूर्ण ज्ञानसे वश्चित न रह जायें। इसी अभिग्रायसे ऊपर महाभारतके 
माहात्म्यके छोकोंमें यह बात कही गयी है कि अकेले महाभारतके 
पढ़ लेनेसे ही वेद, वेदाड़, पुराण एवं धर्मशात्नोंका ज्ञान दो सकता 
है | इससे वेदोंकी नीचा बतलाना प्रन्थकारका अभीष्ट नहीं है | 
बस्तुतः महाभारतमें जो कुछ कहा गया है, उसका आधार तो हमारे 
सर्वमान्य वेद और स्ट्रतियों ही हैं । वेदों और स्वृतियोंका ही तात्पर्य 
सरल एवं रोचक ढगसे महाभारतमें वर्णित है। 

महाभारत एक उच्चकोटिका काव्य तो है ही, वह सच्चा इतिहास 
भी है | वह उपन्यासोंकी भाँति कपोलकल्पित अथवा अतिरज्लित 
नहीं है | जिन महर्षि वेदव्यासकी दी हुई दिव्य इश्टिको पाकर 


११६ वच्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


सक्नय दृत्तिनापुरमें वैंठे हुए ही कुरुक्षेत्रमें होनेवाले युद्धकी छोटी-से- 
छोटी घटनाएँ ही नहीं; अपितु भगवानूका तल; प्रमाव एवं रहस्य 
तथा दूसरोंके मनकी बाततक जाननेमें समर्थ हो सके, उन्हीं महर्पिकी 
वाणीमें प्रमाद, असत्य एवं भतिग्योक्ति आदिकी तो कल्पना भी नहीं 
करनी चाहिये । वे त्रिकाछज्ञ तथा सर्वया रागद्वेपशूत्य हैं | 
मह्ामारतके कलेवरके सम्बन्ध्में भी छोग अनेक प्रकारकी कब्पनाएँ 
किया करते हैं; परतु इस विपयमें मूलग्रन्थकों ही हमें प्रमाण 
मानना चाहिये । महाभारतमें ही इसकी छोक-संख्या एक छाख 
बतछयी गयी है । विधा-वुद्धिके मढार खर्य श्रीगणेशजीने उसे लिखा 
था और पूरे तीन वर्षोर्मे यह ग्रन्थ तैयार हुआ था | फिर इसके 
विषयमें ऐसी शझ्का करना कि यह पूरा ग्रस्थ वेदव्यासजीका लिखा 
हुआ है या नहीं, कहाँतक युक्तियुक्त है. | 





पद्मपुराणकी महिमा 


शाल्रोमं पुराणोंकी बड़ी महिमा है । उन्हें साक्षात्‌ श्रीह्वरिका 
रूप वतछाया गया है । जिस प्रकार भगवान्‌ श्रीहवरि सम्पूर्ण जगत्‌को 
प्रकाश प्रदान करनेके लिये सूर्यका बिप्रह धारण करके जगतमें 
विचर रहे हैं, उसी प्रकार वे सबके हृदयमें प्रकाश करनेके लिये इस 
जगत्‌में पुराणोंका रूप धारण करके मनुष्योंके हृदयमें विचर रहे 
हैं | अतः पुराण परम पवित्र हैं |# जिस प्रकार त्रैवर्णिकोंके लिये 


# यथा सूयवयुभूत्वा प्रकाशाय चरेद्धरिः । 
सर्वेषा जगतामेव हरिरालोकहेतवे || 
तथैवान्तःप्रकाशाय. पुराणावववोी हरि । 
विचरेदिह भूतेषु पुराण पावन परम्‌॥ 

( पद्म ० खगं० ६२ । ६०-६१ ) 


११८ तत््व-चिन्तामणि भाग ६ 


वेदोंका खाध्याय नित्य करनेकी विधि दे, उसी प्रकार पुराणोंका 
श्रवण भी सबको नित्य करना चाहिये--“पुराणं अ्णुयान्ित्यम? 
( पद्म० खग० ६२ । ५८ )। पुराणोंमें अर्थ, घमे, काम, मोक्ष-- 
चारोंका बहुत दी सुन्दर निरूपण हुआ है. और चारोंका एक-दूसरेके 
साथ क्या सम्बन्ध है--उसे भी मलीभोति समझाया गया है । 
श्रीमद्भागवतर्में लिखा है--- 

धमस्स ह्यापवग्येय नार्थोष्थायोपकत्पते । 

नार्थंस धर्मेकान्तस कामो लामाय हि स्पृतः ॥ 

काम नेन्द्रिय्रीतिकोभी जीवेत यावता। 

जीव तच्चजिज्ञासा नार्थों यश्चेह कर्मेमिः ॥ 

(१।२। ९-१० ) 

'धर्म तो अपबर्ग ( मोक्ष या भगवद्माप्तिं ) का साधक है | 
धन प्राप्त कर लेना ही उसका प्रयोजन नहीं है | धनका भी अन्तिम 
साध्य है धमे, न कि भोगोंका संग्रह | यदि धनसे लौकिक भोगकी 
ही प्राप्ति हुई तो यद्द छामकी वात नहीं मानी गयी है | भोग संग्रहका 
भी प्रयोजन सदा इन्द्रियोंकोी तृत्त करते रहना ही नहीं है; अपितु 
जितनेसे जीवन-निर्वोह हो सके, उतना ही आवश्यक है । 
जीवके जीवनका भी मुझ्य प्रयोजन भगवत्तत्तको जाननेकी सच्ची 
अमिलाषा द्वी है, न कि यज्ञादि कर्मोद्वारा प्राप्त होनेवाले खगादि 
सुखोंकी ग्राति ।? 

यह ॒तत्त्त-जिज्ञासा पुराणोंके श्रवणसे भलीमाँति जगायी जा 
सकती है। इतना ही नहीं, सारे साधनोंका फछ है---भगवानकी 


पद्मपुराणकी महिमा ११९ 


प्रसनता प्राप्त करना | यह भगवत्मीति भी पुराणोंके श्रवणसे सहजमें 
ही प्राप्त की जा सकती है । पद्मपुराणमें लिखा है--- 


तस्ाद्यदि हरेः श्रीतेरुत्पादं'ं धीयते मतिः | 
श्रोतव्यमनिशं पुम्भिः पुराणं क्ृष्णरूपिणः ॥ 
( पद्म० खर्ग० ६९ । ६२ ) 
“इसलिये यदि भगवानको प्रसन्न करनेमें अपनी बुद्धिको छगाना 
हो तो सभी मलुष्योंकी निरन्तर श्रीकृष्णरूपधारी भगवानके 
खरूपभूत पुराणोंका श्रवण करना चाहिये |? इसीलिये पुराणोंका हमारे 
यहाँ इतना आदर रहा है । 
वेदोंकी भाँति पुराण भी हमारे यहाँ अनादि माने गये हैं, 
उनका रचयिता कोई नहीं है | सश्िकर्ता ब्रह्मजी भी उनका स्मरण 
ही करते हैं । पत्मपुराणमें लिखा है---- 
पुराणं॑सबंशास्राणां प्रथम॑ त्ह्मणा स्मृतम्‌। 
( पद्म० सुष्टिं० १ | ४५ ) 
इनका विस्तार सौ करोड़ ( एक अरब ) छोकोंका माना 
गया है---“शतकोटिप्रविस्तरम्‌ |? उसी प्रसड्में यह भी कहा गया 
है कि समयके पस्विर्तनसे जब मनुष्यकी आयु कम हो जाती है 
और इतने बड़े पुराणोंका श्रवण और पठन एक जीबनमें मनुष्योंके 
लिये असम्मव हो जाता है, तब उनका संक्षेप करनेके लिये खर्य॑ 
स्वब्यापी हिरण्यगर्म भगवान्‌ ही प्रत्येक द्वापरयुगमें व्यासरूपसे 
अवतीर्ण होते हैं और उन्हें अठारह भागोंमें बॉटकर चार छाख 'छोकोंमें 
सीमित कर देते हैं । पुराणोंका यह संक्षित संस्करण ही भूलोकमें 


१२० तत््व-चिन्तामणि भाग ६ 


प्रकाशित द्वोता है | कहते हैं खर्गादि छोकोमें आज भी एक अरब 
छोकोंका विस्तृत पुराण विधमान दँ |॥ इस प्रकार भगवान्‌ 
वेदव्यास भी पुराणोंके सचयिता नहीं, अपितु संक्षेपकत अवबा 
संग्राहक ही पिद्ध द्वोते हैं | इसीडिये पुराणोकी प्चम वेद! कहा 
गया है---इतिहासपुराणं पश्चमं वेदाना वेदम? ( छान्दोग्योपनिपदू 
७।१॥।२ ) | उपर्युक्त उपनिबद्वाक्यके अनुसार ययपि इतिदास- 
पुराण दोनोंको द्वी 'पपत्चम वेद” की गौरपूर्ण उपाधि दी गयी है, फिर 
भी वाल्मीकीय रामायण और महाभारत, जिनकी इतिहास सज्ञा है, 
क्रमशः महर्णिं वाल्मीकि तथा चेदब्यासद्वारा प्रणीत होनेके कारण 
पुराणोंकी अपेक्षा अर्वाचीन ही है | इस प्रकार पुराणोंकी पुराणता 
सर्वपेक्षया प्राचीनता छुतरा सिद्ध हो जाती हैं | इसीलिये वेदोंके 
बाद पुराणोंका ही हमारे यहाँ सत्रसे अधिक सम्मान हैं; बल्कि 
कहीं-कहीं तो उन्हें वेदोंसे भी अधिक गौरव दिया गया है| पद्म- 
पुराणमें ढी लिखा है--- 


यो विद्याचतुरों वेदान्‌ साज्लोपनिपदों द्विज) | 
पुराणं च विज्ञानाति यश स तसाहिचक्षणः ॥। 
(खष्टि2 २। ५०-५१ ) 
* कालेनाग्रहण हृष्ठा पुराणस्थ तदा विभ्ुः। 
व्यासरूपखदा ब्रह्मा समग्रहर्थ यु॒ुगे यु॒गे॥ 
चतुल॑क्षप्रमाणेन. द्वापरे . द्वापे जगौ । 
तदाष्टादशधा ऋइत्वा भूछोकेडस्सिन्‌ प्रकाशितम्‌ ॥ 
अद्यापि देवलोफेपु. शतकोटिप्रविस्तरम । 
( पद्म० सष्टि/० १ । ५१-५१ ) 


पद्मपुराणकी महिमा १२१ 


ध्जो ब्राह्मण अड्डों एवं उपनिषदोंसहित चारों वेदोंका ज्ञान 
रखता है, उससे भी वडा विद्वान्‌ वह है, जो पुराणोंका विशेष 
ज्ञाता है । 

यहाँ श्रद्धाुओंके मनमें खामाविक ही यह शझ्ला हो सकती 
है कि उपर्युक्त छोकोमें वेदोंकी अपेक्षा भी पुराणोंके ज्ञानको श्रेष्ठ 
क्यों बतलाया है | इस शझ्लाका दो प्रकारसे समाधान किया जा 
सकता है | पहली बात तो यह है कि उपर्युक्त छोकके “विद्यात्‌ः 
और “विजानाति?--इन दो क्रियापदोंपर त्रिचार करनेसे यह श्झा 
निर्मल हो जाती है | बात यद्द है कि ऊपरके वचनमें वेदोंके 
सामान्य ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोंके विशिष्ट ज्ञानका वैशिष्टण बताया 
गया है, न कि वेदोंके सामान्य ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोंके सामान्य 
ज्ञानका अथवा वेदोंके विशिष्ट ज्ञानकी अपेक्षा पुराणोंके विशिष्ट 
ज्ञानका । पुराणोंमें जो कुछ है, वह वेदोंका ही तो विस्तार--- 
विशदीकरण है । ऐसी दश्ामें पुराणोंका विशिष्ट ज्ञान वेदोंका 
ही विशिष्ट ज्ञान है और वेदोंका विशिष्ट ज्ञान वेदोंके सामान्य ज्ञानसे 
उँचा ह्वोना ही चाहिये | दूसरी बात यह है कि जो बात वेदोंमें 
सूत्ररूपसे कही गयी है, वही पुराणोंमें विस्तारसे वर्णित है। 
उदाहरणके लिये परम तत्तवके निर्गुण-निराकार रूपका तो वेदों 
( उपनिषदों ) में विशद्‌ वर्णन मिछता है, परन्तु सगुण-साकार 
तत्तका बहुत ही संक्षेपमें कहीं-कहीं वर्णन मिलता है | ऐसी दश्ामें 
जहाँ पुराणोंके विशिष्ट ज्ञाताको सगुण-निर्मुण दोनों तत्वोंका विशिष्ट 
ज्ञान होगा, वेंदोंके सामान्य जगत प्रायः निर्गुण-निराकारका ही 
सामान्य ज्ञान होगा । इस प्रकार उपयुक्त छोककी संगति भलीभोति 


१२२ तत्च-चिन्तामणि भाग 


बैठ जाती है और पुराणोंकी जो महिमा शाल्लोमें वर्णित है, वह अच्छी 
तरह समझमें आ जाती है । अस्तु, 

पुराणोंमें पद्मपुराणका स्थान भी बहुत उँचा है । इसे 
श्रीभगवानके पुराणरूप विग्रहका हृदयस्थानीय माना गया है--- 
८हृदयं पद्मसंज़्कम्‌ ( प्र० खगे० ६२ । २ ) । वैष्णवोंका तो यह 
सर्बख्व ही है । इसमें भगवान्‌ विष्णुका माहात्म्य विशेषरूपसे वर्णित 
होनेके कारण ही यह वैष्णवोंकी अधिक प्रिय है | परन्तु प्मपुराण- 
के अनुसार सर्वोपरि देवता भगवान्‌ विष्णु होनेपर भी उनका ब्रक्माजी 
तथा भगवान्‌ शब्झूरके साथ अमेद प्रतिपादित हुआ है | उसके अनुसार 
खय॑ भगवान्‌ विष्णु ही ब्रह्मा होकर संसारकी सृश्ें प्रवनत्त होते हैं 
तथा जबतक कल्पकी स्थिति बनी रहती है, तबतक वे भगवान्‌ 
विष्णु ही युग-युगमें अवतार धारण करके समूची सृश्टिकी रक्षा 
करते हैं | पुचः कल्पका अन्त होनेपर वे ही अपना तमोलीलात्मक 
रुद्ररूप प्रकट करते हैं और अत्यन्त भयानक आकार धारण करके 
सम्पूर्ण ग्राणियोंका संद्वार करते हैं । इस प्रकार सब भूतततोका नाश 
करके संसारको एकार्णवके जलमें निमग्नकर वे सर्वरूपधारी भगवान्‌ 
खय शेपनागकी शबय्यापर शयन करते हैं | पुनः जागनेपर महासमगके 
आदियमें ब्रह्माका रूप धारण करके वे जीवोंके पू्वकर्मोनुसार फिर 
नये सिरेसे ससारकी सृष्टि करने छुगते हैं । इस तरह एक ढी 
भगवान्‌ जनादेन सृष्टि, पाठन और संहार करनेके कारण ब्रह्मा, 
विष्णु तथा शिव नाम धारण करते हैं [# पद्मपुराणमें तो भगवान्‌ 

स॒ सज्ञा याति भगवानेक एवं जनाद॑नः ॥| 
( पश्म० सष्टि० २ ।११४ ) 


पद्मपुराणकी महिमा ११३ 


श्रीकृषष्णके यहॉतक वचन है---'सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु और 
शक्तिके उपासक सभी मुझको ही प्राप्त होते हैं । जैसे वर्षाका जल 
सब ओरसे समुद्रमें ही जाता है, वैसे ही इन पॉचों रूपोंके उपासक 
मेरे ही पास आते हैं | वस्तुत: मैं एक ही हूँ | छीछाके अनुसार 
विभिन्न नाम धारणकर पाँच रूपोमें प्रकट हूँ । जैसे एक ही देवदत्त- 
नामक व्यक्ति पुत्र-पिता आदि अनेक नामोंसे पुकारा जाता है, वैसे 
ही छोग मुझ्नको भिन्न-भिन्न नामोंसे पुकारते हैं ।१% ऐसी ही बातें अन्यान्य 
पुराणोमें भी पायी जाती हैं | वैष्णबपुराणोंमें शिव और अह्माको विष्णुसे 
तथा शैबपुराणोमिं भगवान्‌ विष्णु एवं ब्रह्माको शद्डूरसे अमिन्न माना 
गया है | अतएब जो छोग पुराणोंमें साम्प्रदायिकताकी गन्ध पाते हैं, 
वे वास्तवमें भूछ करते है---यही प्रमाणित होता है | 


पद्मपुराणमें भगवान्‌ विष्णुके माहाल्यके साथ-साथ भगवान्‌ श्रीराम 
तथा श्रीक्ृष्के अवतार-चरित्रों तथा उनके परात्पर रूपका भी विशद्‌- 
रूपसे वर्णन हुआ है. | पातालखण्डमें भगवान्‌ श्रीरामके अश्वमेध 
यज्ञकी कथाका तो बहुत ही विस्तृत और अद्भुत वर्णन है | इतना 
ही नहीं, उसमें श्रीधाम श्रीअयोध्या और श्रीज्वन्दावनका माहात्म्य, 
श्रीराधा-कृष्ण एवं उनके पार्षदोका वर्णन, वैष्णबोंकी द्वादशशुद्धि, 


* सौराश्च शैवा गाणेशा वैष्णवा शक्तिपूजकाः | 
मामेव प्राप्लुवन्तीह वर्षाप: सागर यथा || 
एको$हं पत्चघा जातः क्रीडया नामभिः किल | 
देवदत्तो यथा कश्चित्‌ पुन्नाद्याह्मननामभिः || 

( पक्म० उत्तर० ९० । ६३-६४ ) 


१२७ तत्व-चिन्तामणि भाग ६ 


पॉच प्रकारकी पूजा; शाढ्म्रामके खरूप और महिमाका वर्णन, 
तिल्ककी विधि, भगवत्सेवा-अपराध और उनसे छूटनेके उपाय, 
तुल्सी-वृक्ष तथा भगवन्नाम-कीर्तनकी महिमा, भगवान्‌के चरण- 
चिहोंका परिचय तथा प्रत्येक मासमें मगवान्‌की विशेष आराधनाका 
वर्णन, मन्त्रचिन्तामणिका उपदेश तथा उसके ध्यान आदिका वर्णन, 
दीक्षा-त्रिधि, निर्गुण एवं सगुण-ध्यानका वर्णन, भगवद्धक्तिके लक्षण, 
वैश्ञाख-मासमें माधव-पूजनकी महिमा, वैशाख, ज्येष्ठ और आषादमें 
जल्स्थ श्रीहरिके पूजनका माह्मात्य, अश्वत्यकी महिमा, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका ध्यान, पविन्नारोपणकी विधि, महिमा तथा भिन्न-भिन्न 
मासोमें श्रीह॒रिकी पूजामें काम आनेवाले विविध पुष्पोंका वर्णन; 
बदरिकाश्रम तथा नारायणकी महिमा, गड्ञाकी महिमा, त्रिरात्र तुल्सी- 
त्रतकी विधि और महिमा, गोपीचन्दनके तिछुककी महिमा, जन्माष्टमी- 
ब्रतकी महिमा, सभी मदह्ीनोंकी एकादशियोंके नाम तथा माह्दात्म्य, 
एकादशीकी विधि, उत्पत्तिकथा और महिमाका वर्णन, भगवद्धक्तिकी 
श्रेष्ठता, वैष्णवोके लक्षण और महिमा, भगवान्‌ विष्णुके दर्सो अवतारोंकी 
कथा, श्रीवृत्तिह चतुर्दशीके त्रतकी महिमा, श्रीमद्धगवद्गीताके अठारदों 
अध्यायोका अछ्ग-अछ्ग माहात्मय, श्रीमद्भागगतका माहात्म्य 
तथा श्रीमद्भागबतके सप्ताह-पारायणकी विधि, नीछाचलनिवासी 
भगवान्‌ पुरुषोत्ततकी महिमा आदि-आदि, ऐसे अनेकों विषयोंका 
समावेश हुआ है, जो वैष्णवोंके लिये बड़े ही महत्त्वके हैं | इसीलिये 
बैणाबोमे पद्मपुराणका विशेष समादर है | 

इनके अतिरिक्त सृष्टि-क्रमका वर्णन; युग आदिका काछ-मान, 
ब्रह्माजीके द्वारा रचे हुए विविध सर्गोंका वर्णन, मरीचि आदि प्रजापति, 
रुद तथा स्वायम्मुव मनु भादिकी उत्पत्ति और उनकी सन्तान-- 


पह्मपुराणकी महिमा श२७५ 


परम्पराका वर्णन, देवता, दानव, गन्धव, नाग और राक्षसोंकी 
उद्त्तिका वर्णन, मरुद्वणोंकी उधत्ति तथा चौदद्द मन्चन्तरोंका वर्णन, 
पृथुके चरित्र तथा सूर्यवंशका वर्णन, पितरों तथा श्राद्धके विभिन्न 
अड्जोंका वर्णन, श्राद्वोपयोगी तीर्थोका वर्णन, विविध श्राद्धोकी विधि, 
चन्द्रमाकी उत्तत्ति, पुष्कर आदि विविध तीथथोंकी महिमा तथा उन 
तीथेमें वास करनेवारलोंके द्वारा पालनीय नियम, आश्रम-धर्मका 
निरूपण, अन्नदान एवं दम आदि धर्मोंकी प्रशंसा, नाना प्रकारके 
ब्रत, स्नान और तर्पणकी विधि, तालाबोंकी प्रतिष्ठा, वृक्षारोपणकी 
विधि, सत्संगकी महिमा, उत्तम ब्राह्मण तथा गायत्री-मन्त्रकी महिमा; 
अधम ब्राह्मणोंका वर्णन, ब्राह्मणोंके जीविकोपयोगी कर्म और उनका 
महत्त्व तथा गौओंकी महिमा ओर गो-दानका फल, द्विजोचित आचार 
तथा शिष्ाचारका वर्णन, पितृ-भक्ति, पातित्रत्य, समता, अद्रोह और 
विष्णुभक्तिरूप पॉच महायज्ञोंके विषयमें पाँच आरस्यान, पतित्रताकी 
महिमा और कन्यादानका फल, सत्य-भाषणकी महिमा, पोखरे खुदाने, 
चक्ष लगाने; पीपलकी पूजा करने, पौंसले चलाने, गोचर भूमि छोड़ने, 
देवालय बनवाने और देवताओंकी पूजा करनेका माहात्म्य, रुद्माक्षकी 
उत्पत्ति और महिमा, श्रीगद्गाजीकी उत्पत्ति, गणेशजीकी महिमा और 
उनकी स्तुति एवं पूजाका फछ, मलुष्य-योनिमें उत्पन्न हुए दैत्य 
एवं देवताओंके छक्षण, भगवांन्‌ सूर्यका तथा संक्रान्तिमें दानका 
माहास्म्य, भगवान्‌ सूर्यकी उपासना ' और उसका फछ, विविध 
प्रकारके पुत्रोंका वर्णन, अह्चर्य, सान्नोपाह्न धरम तथा घर्मात्मा 
एवं पापियोंकी गृत्युका वर्णन, नैमित्तिक तथा आभ्युद्यिक दानोंका 
वर्णन, देहकी उत्पत्ति, उसकी अपवित्रता, जन्म-मरण और जीवनके 


१५६ , तत्त्व-चिन्तामणि भाग ५६ 


कष्ट तथा संसारकी दुःखरूपताका वर्णन, पार्पों और पुण्योके 
फरलोंका वर्णन, नरक और खर्ममें जानेवाले पुरुषोंका वर्णन, 
ब्रह्मचारीके पालन करने योग्य नियम, ब्रह्मचारी शिष्यके घमे, स्नातक 
एवं गृहस्थके धर्मोका वर्णन, गृहस्थधर्ममे भक्ष्याभक्ष्यका विचार 
तथा दान-धर्मका वर्णन, वानपग्रस्थ एवं सन्यास-आश्रमके धर्मोका 
वर्णन, संन्यासीके नियम, स्री-सड्डकी निन्‍्दा, भजनकी महिंमा, 
ब्राह्मण, पुराण और-गल्लाकी मद्तत्ता, जन्मादिके दुःख तथा हरिभजन- 
की आवश्यकता, तीर्थ-यात्राकी किंधि, माघ, वैशाख तथा कार्तिक 
मासोंका माहात्म्म, यमराजकी आराधना, गृहस्थाश्रमकी प्रशंसा, 
दीपावछीक्ृत्य, गोवर्धन-पूजा तथा यम-द्वितीयाके दिन करने योग्य 
कृत्योंका वर्णन, वैराग्यसे भगवद्धजनमें प्रवृत्ति आदि-आदि अनेकों 
सर्वोपयोगी तथा सबके डिये ज्ञातन्य एवं धारण करने योग्य विषयों- 
का वर्णन हुआ है, जिनके कारण पद्मपुराण आस्तिक हिंदूमान्नके 
लिये परम आदरकी वस्तु है। 


मार्कण्डेयपुराणपर एक विहड्रम-दृष्ट 


पुराणोंका महत्त्व एवं सार्कण्डेयपुराणकी परम्परा 


मार्कण्डेयपुराणमें महामुनि मार्कण्डेयका ब्राह्मणह्ुमार ऋष्टुकिके 
साथ संवाद है, इसीलिये इस पुराणको मार्कण्डेयपुराण कहते हैं । 
पुराणोंसे ही इस बातका .पता चलछ्ता है. कि उनमें वेदोंका ही 
विस्तार होनेसे उनका महत्त्व जो है, सो तो है ही; उनका खतत्त्र 
प्रामाण्य भी दै | क्योंकि वेदोंके समान पुराण भी अनादि हैं; उनका 
कोई रचयिता नहीं है, त्रह्माजीके प्रकट होनेके साथ ही वेदोंकी 
भांति वे भी उनके मुखोंसे प्रकट होते हैं । इस प्रकार जगत्पिता 
ब्रह्मजी भी उनके रचयिता नहीं, प्रकट करनेवाले, आविष्कार ही 
हैं | श्रीकृष्णदैषायनादि महर्षि तो समय-समयपर वेदोंके विभागके 
साथ-साथ पुराणोंका संकलन, संग्रह अथवा सम्पादनमात्र करते है | 
कहते हैं कि इस पुराणको पहले-पहल ब्रह्मजीके मनसे उत्पन्न हुए 
ऋगु आदि महर्षियोंने अपनाया | भगुसे उनके पुत्र च्यवनने और 
च्यवनसे उसे ब्रह्मषियोंने प्राप्त किया । फिर उन्होंने दक्षको उपदेश 


१५८ तच्च-चिन्तामणि भाग ६ 


दिया और दक्षने इसे मार्कण्डेयनीको छुनाया | उसी पुराणको 
मार्कण्डेयजीने ष्टुकिसे कहा और इस प्रकार इसका नाम मार्कण्डेय- 
जीके साथ सम्बद्ध हो गया । 
चार ज्ञानी पश्षियोंकी कथा 

इसके पूर्व इस पुराणमें व्यासजीके शिष्य प्रसिद्ध मीमासाकार 
महातेजस््री जैमिनिका चार पक्षियेंकि साथ महाभारतके कुछ प्रधान 
विषयोपर अनश्नोत्तर है । ये चारों पक्षी तत्तज्ञानी ही नहीं, शार्ल्रोके 
भी म्मज्ञ थे---्ह्मनिष्ठ होनेके साथ-साथ शब्दबह्ममें भी निष्णात 
थे। ये पूर्वजन्मके ऋषि थे और शापके कारण पक्षि-योनिको प्राप्त 
हुए थे। इनका जन्म भी विचित्र परिस्थितिमें हुआ था | महाभारत- 
युद्धका समय था | इन पक्षियोंकी माता दैववश युद्धक्षेत्रमें जा 
पहुँची | उस समय अर्जुन और भगदत्तमें युद्ध छिडा हुआ था। 
सयोगवश अजजुनका एक बाण उस पक्षिणीको छगा, जिससे उसका 
पेट फट गया और उसमेंसे चार अडे प्ृथ्वीपर गिरि। उनकी भायु 
शेष थी, अतः वे छूटे नहीं | बल्कि प्रथ्वीपर ऐसे गिरे, मानो रूईके 
ढेरपर पड़े हों । उन अर्डोके गिरते ही भगदत्तके हाथीकी पीठसे 
एक बहुत बड़ा घटा भी ट्वूटकर गिरा, जिसका बन्धन बार्णोके 
आधातसे कट गया था | यचपि वह अंडॉंके साथ ही गिरा था, 
तथापि उन्हें चारों ओरसे ढकता हुआ गिरा और धघरतीमें थोडा- 
थोडा धँस भी गया | इस प्रकार उन अडोंकी बड़े विचित्र ढंगसे 
रक्षा हो गयी । शाद्घोंमें ठीक ही कहा है---५अरक्षित तिष्ठति 
दैवरक्षित सुरक्षित देवहतं विनश्यति |? दैव---भगवानकी अलौकिक 
शक्ति जिसकी रक्षा नियुक्त है, उसका भछा क्‍या बिगड सकता 


मार्कण्डेयपुराणपर एक विहड्ञम-दृष्टि १२० 


है | और जिसकी आयु शेष हो चुकी है, उसकी कितनी ही रक्षा 
की जाय---वह बच नहीं सकता । अस्तु; 

युद्ध समाप्त हो गया । भडे घटेके भीतर ही प्र॒थ्वीका और 
सूर्यका ताप पाकर पक गये और उनमेंसे पक्षिशावक निकछू आये | 
इधर दैवकी प्रेरणासे एक ऋषि उधर जा निकले । उन्होंने घटेमेंसे 
बच्चोंकी आवाज सुनकर कौतृहल्वश घंटेकी उखाड लिया और उन 
बच्चोंकी अपने आश्रममें ले जाकर एक सुरक्षित स्थानमें रखवा दिया। 
उन्होंने अपने शिष्योंसे कहा कि “ये कोई सामान्य पक्षी नहीं हैं. । 
संसारमें दैवका अनुकूल द्वोना महान्‌ सौमाग्यका सूचक होता है. ।? 
उन्होंने यह भी कहा कि ध्यधपि किसीकी रक्षाके लिये अधिक 
प्रयत्चकी आवश्यकता नहीं है---क्योंकि समी जीव अपने कर्मोंसे ही 
मारे जाते हैं और कर्मोंसे ही उनकी रक्षा होती है--फिर भी मनुष्यको 
शुभ कार्यके लिये यत्न अवश्य करना चाहिये; क्योंकि पुरुषार्थ करनेवाल् 
( असफल होनेपर भी ) निन्‍्दाका पात्र नहीं होता ।? इस प्रकार उन 
पक्षियोंके जन्म-वृत्तान्तसे बड़ी सुन्दर शिक्षा मिलती है | 


पक्षियोंके पूजन्मका बत्तान्‍्त तथा शरणागतबत्सलताका 
अपूर्ध उदाहरण 

पक्षी जब कुछ बड़े हुए, तब वे सहसा मनुष्योंकी मॉति बोलने 

छगे । उन्होंने अपने पाठक ऋषिको अपने पूर्वजन्मका चत्तान्त 

सुनाया और अपने पक्षियोनिमें आनेका कारण भी बताया उन्हें 

अपने पूर्बजन्मकी बातें मलीभोति याद थीं | उन्होंने कहा कि वे 

पूर्व॑जन्ममें ऋषिकुमार थे | उनके पिता बड़े भारी तपखी, उदारचेता 


त० चि० भा० ६-९--- 


१३० तत्व-चिन्तामणि भाग ८ 


और इन्द्रियजयी थे | एक दिनकी बात है--देवराज इन्द्र उनकी 
परीक्षाके लिये एक विशालकाय इद्ध पक्षीका रूप धारणकर उनके 
पास आये और बोले---'मुझे बडी भूख लगी है |! शरणागतब्रत्सल 
मुनिके पूछनेपर कि उसके लिये कैसे आह्वारकी व्यवस्था की जाय, 
पक्षीने बताया कि मुझे मनुष्यका मांस विशेष प्रिय है। ऋषि 
वचनवद्ध थे, इसलिये उन्होंने अपने वचनका पान करनेके लिये 
उसी समय अपने चारों पुत्रोंकी बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि वे 
अपने शरीरके माससे पक्षीकी क्षुधाकों शान्त करें | ऋषिकुमार 
पिताकी इस कठोर आज्ञाका पालन करनेके लिये तैयार नहीं हुए । 
इसपर पिताने उन्हें पक्षी होनेका शाप दिया और खय अपनी 
अन्त्येष्टि क्रिया करके उस पक्षीका आहार बननेके लिये तैयार हो 
गये । उन्होंने उस समय पक्षीसे जो वचन कहे, वे सबके लिये 
हृदयमें घारण करने योग्य हैं | उन्होंने कहा--श्राह्मणका ब्राह्मणत्त 
इमीमें है कि वह अपने वचनका पूर्णरूपसे पान करे। दक्षिणायुक्त 
यज्ञों तथा अन्य कर्मोंके अनुप्ठानसे भी ब्राह्मणोकी वह पुण्य नहीं 
प्राप्त होता, जो सत्यकी रक्षासे होता है |? तब इन्द्र अपने रूपमें 
प्रकट होकर बोले कि “मैंने आपकी परीक्षाके ढिये पक्षीका रूप घारण 
किया था, इसके लिये मुझे क्षमा करें ।? अतिथिवत्सछता और सत्यकी 
रक्षाके समान और कोई महान्‌ तप नहीं है | सत्यकी रक्षाक्रे लिये 
आऋपिने अपने प्रागोपम पुत्रोंकी मी परवा नहीं की और अपना शरीर 
भी अतिथिके अप॑ण कर दिया | धन्य त्याग ! आज यह व्यागकी 
भावना इमारे देशसे उठती जा रही है, इसीलिये हमारी यद्द दुर्दशा 
हो रदी है | जबसे हमें धर्मकी अपेक्षा प्राण अधिक प्यारे छगने 





मार्कण्डेयपुराणपर एक विहज्म-दप्ट १३१ 


लगे, तभीसे हमारा पतन प्रारम्भ हो गया | अस्तु, इस प्रकार यद्यपि 
पिताके शापसे वें ऋषिकुमार पक्षी हो गये, फिर भी पिताकी ऋृपासे 
उन्हें ज्ञान बना रहा और अन्तमें उस ज्ञानके बलसे उन्होने परम 
सिद्धि प्राप्त की । 


भोगोंके वाहुल्यसे पापमें प्रव्त्ति और पापाचारसे हानि 
हामुनि जैमिनिने उन महाज्ञानी पक्षियोंसे जो प्रश्न किये, 
उनमें एक प्रश्न यह था कि “सती-शिरोमणि द्रौपदी पाँच भाइयोंकी 
पत्नी कैसे हुई ?? इस प्रकारकी शक्ला आजकल भी महारानी द्रीपदीके 
सम्बन्ध की जाती है । पक्षियोनि इसका बडा सुन्दर उत्तर दिया | 
उन्होंने बताया कि प्राचीन काडकी बात है, देवराज इन्द्रने त्वष्टा 
प्रजापतिके पुत्र विश्वरूपको मार डाछा। इस अन्यायके कारण इन्द्रका 
तेज धर्मराजके शरीरमें प्रवेश कर गया। दूसरी बार उन्होंने विश्वछूप- 
के माई बृत्रका वध किया और इस ब्रह्मदृत्याके फलखरूप उनका 
सारा बल नष्ट होकर वायुदेवतामें समा गया | तीसरी बार जब 
इन्द्रने महर्षि गौतमका रूप धारण करके उनकी धर्मपत्नी अहल्याका 
सतीत्व नष्ट किया; उस समय उनका रूप भी नष्ट हो गया । उनके 
अड्ज-प्रत्यड्रका छावण्प, जो बडा ही मनोरम था, व्यमिचार-दोषसे 
दूषित देवराज इन्द्रको छोडकर दोनों अ्िनीकुमारकि पास चढछा 
गया | इस प्रकार इन्द्र अपने धर्म, तेज, बल और रूपसे हाथ धो « 
बैठे | इस आख्यानसे हमें दो शिक्षाएँ मिलती हैं---एक तो यह 
कि भोगोंका बाइलल्‍य होनेपर देवताओंकी बुद्धि भी मारी जाती है 
वास्तवमें अर्थ ही अनर्थकी जड़ है | शात्रोंने ठीक ही कहा है--- 


१३२५ तत्व-चिन्तामणि भाग ६ 


योवन॑ धनसम्पत्तिः प्रश्न॒त्वमविवेकता । 
एकेकमप्यनथाय किसु यत्र चतुष्टयम्‌ ॥ 
जवानी, धन, प्रमुता और अविवेक--इनमेंसे एक-एक भी 
अनर्थका मूल है। फिर जहाँ इन चारोंकी चण्डालचौकडी एकत्र दो 
जाय, वहाँ तो फिर कहना ही क्या |! 
दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि परस्तीगमनरूप व्यमिचारसे 
पुरुष धरम, तेज, बल और रूप चारों गँवा वेठता है, चाहे वह 
इन्द्र ही क्यों न हो | अतः जो इन चारोंको बनाये रखना चाहता 
है, उसे परख्नीगमनरूप पापसे सदा बचते रहना चाहिये । अस्तु, 
द्रौपदीके पॉच पति वस्तुतः एक ही व्यक्ति थे 
इन्द्रको धर्म, तेज, बल और रूपसे हीन देख दैत्योंने उन्हें. 
जीतनेका उद्योग आरम्म किया | उन दिनों पृथ्वीपर जो अधिक 
पराक्रमी राजा थे, उन्हींके कुछमें देवराजको जीतनेकी इच्छा रखने- 
वाले अत्यन्त बलशाली दैत्य उत्पन हुए । देखते-देखते पृथ्वी उनके 
भारसे आक्रान्त द्वो गयी और देवताओंके पास जाकर उसने उन्हें 
अपनी दुःखगाथा सुनायी | उसकी प्रार्थनापर सम्पूर्ण देवता अपने- 
अपने तेजके अशसे प्रथ्वीपर अवतार लेने छगे | इन्द्रके शरीरसे जो 
तेज प्राप्त हुआ था, उसे खय धर्मराजने कुन्तीदेवीके गर्भमें स्थापित 
किया । उसीसे महातेजस्ली राजा युधिप्ठिरका जन्म हुआ | फिर 
वायुदेवताने इन्ठके ही बलको कुन्तीके उदरमें स्थापित किया । उससे 
भीम उद्यन्‍्न हुए | इनके आधे अंशसे अजुनका जन्म हुआ | इसी 
प्रकार इन्द्रका द्वी सुन्दर रूप अश्विनीकुमारोंद्वारा माद्वीके गर्भमें 


मार्कण्डेयपुयणपर एक विहड्जम-दृष्टि १३३ 


स्थापित किया गया था, जिससे अत्यन्त कान्तिमान्‌ नकुछ और 
सहृदेव उत्पन्न हुए । इस प्रकार देवराज इन्द्र ही पॉच रूपोमें 
अचतीर्ण हुए ये और उनकी पक्की शचीदेवी द्वी महाभागा कृष्णा 
( द्रौपदी ) के रूपमें होमकी अग्निसे प्रकट हुई थीं। अतः कृष्णा 
एकमात्र इन्द्रकी ही पत्ती थी, अन्य किसीकी नहीं | योगीक़नर भी 
योगबल्से एक ही काल्में अनेक शरीर धारण कर लेते हैं। फिर 
इन्द्र तो देवता थे, उनके पाँच शरीर धारण करनेमें कौन आश्चर्य 
है ? द्रौपदीके पॉच पति होनेपर भी वह पतित्रताओंमें अग्रगण्य 
कहलायी, इसका यही रहस्य है। शाद्बोका तात्पर्य भलीमाँति न 
जाननेके कारण ही हमारे इतिहासके सम्बन्धमें अनेक ग्रकारकी 
शद्डाएँ उठायी जाती हैं | 
महाराज हरिथन्द्रका सत्य-पालनके लिये कष्ट भोगना 

इसके अनन्तर इक्वाकुबंशी महाराज हर्थ्रिन्द्रका प्रसिद्ध 
आख्यान है| महाराज हरिश्चन्द्र बड़े धर्मात्मा ये । उनके राज्यकालमें कमी 
अकाल नहीं पड़ा, किसीको रोग नहीं हुआ, कोई भी अकाल्मृत्युसे 
नहीं मरा और पुरवासियोंकी कमी अधर्ममें रुचि नहीं हुई । 
लेकोक्ति प्रसिद्ध है---“यथा राजा तथा प्रजा |! वातों-ही-बातोंमें राजाने 
महर्षि विश्वामित्रको अपनी ज्री, पुत्र, धर्म और शरीरकों छोडकर 
बाकी सब कुछ दे दिया; और जिस समय उन्होंने यह महान 
दान दिया, उस समय उनके मुखपर विपाद अथवा चिन्ताका कोई 
चिह न था | धन्य उदारता ! यही नहीं, ऋषिकी आज्ञासे उन्होंने 
राजोचित वेषका भी परि्याग कर दिया ओर वे वल्कल-बस्र धारणकर 
अपनी पत्नी और कुमारके साथ राजधानीसे चल दिये । ऋषिने इसपर 


१३४ तत्व-चिन्तामणि भाग ६ 


भी उनका पिण्ड नहीं छोडा । उन्होंने राजासे राजसूय-यज्ञकी दक्षिणा 
मॉगी और राजाने एक महीने बाद उसे देनेका वचन दिया | राजाकों 
इस प्रकार अपनी रानी और छुकुमार बच्चेके साथ पैदल जाते देख 
उनकी समस्त प्रजा ब्याकुल हो उठी। उनके आश्वासनके लिये 
राजा थोड़ी देर रुक गये। इसपर विश्वामित्रकों बडा क्रोध भाया 
और उन्होंने राजाको बहुत बुराभठा कहा। परन्तु धर्मभीर 
राजा पैर्यपूर्वक सब कुछ सहते रहे, उन्होंने चूँनक नहीं की । 
हरिशन्द्रका स्त्री-पुत्रतहित अपनेको बेच देना 

राजा घूमतेश्रूमते काशी पहुँचे । उन्होंने सोचा-“काशी 
भगवान्‌ विश्वनाथकी पुरी है, इसपर किसी मनुष्यका अधिकार नहीं 
हो सकता | इस प्रकार यह नगरी अवश्य मेरे राग्यकी सीमासे बाहर 
है, अतः यहाँ रहनेमें मेरे लिये कोई आपत्तिकी वात नहीं हो सकती | 
यह सोचकर ज्यो ही उन्होंने नगरमें प्रवेश किया, त्यों ही उन्हें 
विश्वामित्र दिखायी दिये । दक्षिणाके लिये उनका बेहद तकाजा 
देखकर राजाने निरुपाय हो अपनेकी बेचनेका निश्चय किया । 
किन्तु रानीका बहुत अधिक आग्रह देख पहले उन्होंने रानीको 
ह्वी एक ब्राह्मणके हाथ वेच दिया । परन्तु बालक रोहिताश्व किसी 
प्रकार भी अपनो माताको छोड नहीं रहा था, इसपर, रानीने 
बिल्खकर ब्राह्मससे उस बालकको भी खरीद लेनेके लिये प्रार्थना की 
और वे दोनों उसके साथ हो लिये | राजाने हृदयको कठोर बनाकर 
उस ब्राह्मणसे अपनी प्यारी पत्नी और प्राणोपम॒पुत्रका मूल्य अदरण 
किया और उसे ऋषिके हवाले किया | किन्तु ऋषिको उतने द्रव्यसे 
सन्‍्तोष क्यों होने लगा | वे तो दरिश्वन्द्रको कष्टोंकी आगमें तपाकर 


बनन्‍नमान मनाए ए 


मार्कण्डेयपुराणपर एक विदृदम-डए “११५ 


६६४॥] 

खरा सोना बनाना चाहते थें। जाजिए राजाने खय॑भी चाण्डाल बने 
हुए धर्मकी दासता खीकार की और इस प्रकार विश्वामित्रफे ऋणसे 
मुक्ति पायी । चाण्डाल उन्हें बाँधकर डंडोंकी मारसे अचेत सा करता 
हुआ अपने घर ले गया और इमशानभूमिपर मुद्दोंके कफन बटोरनेके 
काममें नियुक्त किया | एक दिन रोहिताश्रको साँप काठ गया, 
जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गयी। रानी उस मृत बालकको 
गोदमें लेकर उप्ती ध्मशानपर आयी और रोने ढगी। दोनों एक 
दूसरेकी पहचान न सके । रोते-रोते अनायास रानीके मुँहसे अपने 
पतिका नाम निकछ पडा | अब तो राजाने उसको तथा अपने 
पुत्रको भी पहचान लिया | और वे भी जोर-जोरसे रोने छगे | उन्हें 
इस प्रकार अपने पुत्रका नाम लेकर रोते देख रानी भी राजाको 
पहचान गयी और घोर विछाप करने लगी | अन्तमें राजाने अत्यन्त 
दुखी होकर अपने पुत्रकी चिताग्निमें प्रवेश करनेका निश्चय किया 
और रानी भी उनके साथ ज़नेको प्रस्तुत हो गयी। इतनेमें ही 
इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता घर्मको अगुआ बनाकर बहोँ उपस्थित हुए 
ओऔर राजाको अग्निमें प्रवेश करनेसे रोक दिया । इसके बाद देवराज 
इन्द्रने विताके ऊपर आकाहसे अमृतकी वर्षा की, जिससे रोहित 
तुरंत जी उठा और राजाने उसे अपनी छातीसे छगा लिया । 

राजाका समस्त अयोध्यावासियोंके साथ खर्ग-गमन 

देवताओंने जब राजासे दिव्यलोकोर्मे चलनेके लिये प्रार्थना 
की, उस समय भी राजा धर्मको नहीं भूले । उन्होंने बरिनयपूर्वक 
कहा--:देवराज ! मैं तो चाण्डालका क्रीत दास हैँ, खतन्त्र तो 
हूँ नहीं | फिर उनसे बिना आज्ञा लिये तथा उनके ऋणसे उऋण 


१२६ तक्त्व-चिन्तामणि भाग ५ 


हुए बिना में कैसे जा सकता हूँ |! उन्होंने यह्द भी कहा कि 
“अयोध्यावासी सब-के-सब मेरे विरहमें संतप्त हैं, उन्हें छोडकर में 
+दिव्यलोकोंमें कैसे जा सकता हूँ । हाँ, यदि वे छोग भी मेरे साथ 
चल सकें, तब तो मैं मी चल सकता हूँ, अन्यथा नहीं । देवेश ! यदि मैंने 
कुछ भी पुण्य किया हो तो उसका फल मुझे उन सबके साथ ही 
मिले, उसमें उनका समान अधिकार हो (? धन्य प्रजावत्सलता ! 
बस, फिर कया था। देखते-देखते देवराज इन्द्रने खर्गसे भूछोकतक 
करोडों विमानोंका ताँता बॉध दिया | महर्षि विश्वामित्र भी वहाँ आ 
गये थे। उन्होंने कुमार रोहितको अयोध्यापुरीमें ले जाकर 
राजसिंदासनपर अभिषिक्त किया और सब छोग उन्हें पिताके स्थान- 
पर देख बड़े प्रसन हुए | तदनन्तर सारे-के-सारे अयोध्यावासी अपने 
घुत्र, मत्य एवं स्ियोंके सहित विमानोंपर आरूढ़ हो खर्गको चले 
गये । धन्य नरेश | राजा हो तो ऐसा ही हो । 
राजा जनक ओर यमदूतका संवाद 
इसके बाद पक्षी जैमिनिको एक पिता-पुत्रका सवाद सुनाते 
हैं, जिसमें पुत्र अपने पिताके सामने पहले मृत्युके कष्टोंका वर्णन 
करता है | इसके अनन्तर यमलछोकके मार्गका वर्णन करता हुआ 
जीवके जन्मका बृत्तान्त सुनाता है और फिर नानाविध नरकोंका 
चर्णन करता है। इसके अनन्तर इसी संवादके अन्तर्गत राजा जनक और 
यमदूतका सवाद है, जिसमें राजाके पूछनेपर यमदूत उन्हें मिन्न-मिन्र 
नरकोंकी प्रा्तिका कारण बतछाता है और फिर यह भी बतलाता है 
कि किस पापके फलखरूप कौन-सी योनि प्राप्त होती है | इस 
असद्का इतिहास भी मनन करने योग्य है। प्रसिद्ध जनकवंदमें 


मार्कण्डेयपुराणपर एक विहज्भम-दृष्टि १३७ 


विपश्चित्‌ नामके एक राजा हो गये हैं | उन्हें केवल एक बार 
ऋतुमती भायाको ऋतुदान न देनेके अपराधमें मयंकर नरक देखना पड़ा 
था | इस एक पापके सिवा उनसे जीवनमें कोई भी पाप नहीं बना था | 
अतः कुछ ही क्षणोंके लिये उन्हे नरकका इश्य दिखाकर यमदूत 
उन्हें पुण्यल्ेकोंमें ले जाने छगे | ज्यों ही वे वबहॉँसे जानेको उद्यत 
हुए, त्यों ही उस नरकके प्राणी एक साथ चिल्ला उठे---“महाराज ! 
कृपा करके दो घड़ी और ठहरिये । आपके शरीरको छूकर बहनेवाली 
हवा हमछोगोंको सुख पहुँचाती है. और हमारे शरीरके संताप और 
वेदनाको हर लेती है ।? यमदूतने राजाको बताया कि “आपका 
शरीर देवताओं, पितरों, अतिथियों और भ्ृत्यजनोंसे बचे हुए अनके 
सेवनसे पुष्ट हुआ है तथा आपका मन भी उन्हीं सबकी सेवामें 
संकन रहा है, इसीलिये आपके शरीर॒का स्पश करके बहनेवाढी 
वायु नारकी जीवोंको छुख प्रदान करती है. और उसके लछगनेसे 
उन्हे नरककी यातना उतनी कष्टदायक नहीं प्रतीत होती । 
विपश्रित॒का अपूर्व त्याग 

राजाने कहा, “भाई ! मेरा तो ऐसा विचार है कि पीड़ित 
प्राणियोंकों दुःखसे मुक्त करके उन्हे शान्ति प्रदान करनेसे जो सुख 
मिलता है, वह मनुष्योंको खर्गलेक अथवा ब्रह्मलोकमें भी नहीं प्राप्त 
होता | यदि मेरे समीप रहनेसे इन दुखी जीवोंको नरक-यातना 
कष्ट नहीं पहुँचाती तो में सूखे काठकी तरह अचल होकर यहीं 
रहूँगा | जो शरणमें आनेकी इच्छा रखनेवाले आतुर एवं पीड़ित 
मनुष्यपर, भले दी वह शन्रुपक्षका ही क्यो न हो, कृपा नहीं 
करता, उसके जीवनको घिक्कार है । जिसका मन संकठमे पड़े 


१३८ तर्व-चिन्तामणि भाग ६ 


हुए प्राणियोंकी रक्षा करनेमें नहीं छगता, उसके यज्ञ, दान और 
तप इस लोक और परलोकमें भी कल्याणकरे साधक नहीं होते। 
निसका हृदय बालक; बृद्ध एव आतुर प्रागियोंक़े प्रति कणेर्ता धारण 
करता है, मैं उसे मनुष्य नहीं मानता; वह तो निरा राक्षत्त दे !? 
उसी समय राजा विपश्चितके महान्‌ पुण्पक्रे प्रभावले वहाँके सभी 
प्राणी नरक-यातनासे छूटकर अपने-अपने कमेफि अतुसतार 
मिन्न-मिन्न उत्तम योनियोर्मे चले गये और राजाकों खयं भगवान्‌ 
विश्णु विमानमें विठाकर अपने दिव्यधाममें ले गये | इस आख्यानसे 
हमें यह शिक्षा मिल्ती है कि त्यागसे पुण्य अनन्तगुना बढ़ जाता 
है और दुखी जीबोंपर दया करनेसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म 
नहीं है । 
पातित्रत्यकी अलीकिक महिमा 

इसके अनन्तर एक पतिवता ब्राह्मणीका चरित्र है, जो अरने 
कोढ़ी एवं क्रोधी पतिकों देवताक्े तुल्य मानकर पूजती और उसकी 
सब प्रकारसे सेवा करती थी । एक बार वह पतिपरायणा देवी पतिकी 
आज्ञासे उन्हें कंघेपर चढ़ाकर एक वेश्याके घर छे जा रही थी। रात्रिका 
समय था । मार्गमे एक सूली थी, जिसपर चोरीके सदेहपर एक निरपराघ 
ब्राह्मणकी चढ़ा दिया गया या | अंपेरेमें न दीखनेके कारण उस 
कोढ़ीने पैरोंसे छूकर सूलीको हिला दिया, जिससे ब्राह्मणको बडा 
कष्ट हुआ । उसने क्रोधमें भरकर शाप दिया कि जिसने सूलीको 
हिलाकर मुझे अप्तीम कष्ट पहुँचाया है, उसे सूर्योदय होते ही प्रा्णोंसे 
हाथ धोना पड़ेगा। इसपर उस पतित्रताने अपने पातित्रत्यके बलसे सूर्यका 
उदय ही रोक दिया। इससे जगतमें बड़ा ह्ाह्मकार मच गया। 


मार्कण्डेयपुराणपर एक विहद्गस-दृष्टि १्श्ढ्‌ 


स्तान, दान, अग्निहोत्र आदि सारी धार्मिक क्रियाएँ बंद हो 
गयीं । इसपर देवतालेग भयभीत होकर ब्रह्माजीके पांस गये। 
ब्रह्माजीने उन्हे सती-शिरोमणि अतन्रिपत्ती अनसूयाजीके पास भेजा 
और अनसूयाजी उन्हें आश्वासन देकर उस पतित्रता ब्राह्मणीके 
पास गयीं । उन्होंने उसे समझाया कि “देखो बहिन ! सूर्योदय न 
होनेसे ससारका उच्छेद हो जायगा । इसलिये तुम देवताओंपर दया 
करके सूर्योदय होने दो, जिससे जगत्‌के सारे कार्य यथावत्‌ होने 
लगें | रही तुम्हारे पतिकी बात, सो तुम विश्वास मानो----मैं 
उन्हें. पुनर्जातित कर नया एवं खस्थ शरीर प्रदान करूँगी [? 
ब्राह्मणीने अनसूयाजीकी बात मान छी और उसने सूर्योदयको रोकने- 
का सकलल्‍प छोड़ दिया | फिर कया था, पुनः सूर्योदय हुआ और 
सूर्योदय होते ही त्राह्मणके प्राणपखेरू उड़ गये । देवी अनसूयाने 
उसी समय यह संकल्प किया कि ब्राह्मण रोगसे मुक्त हो फिरसे 
तरुण हो जाय और अपनी स्रीके साथ पुनः सौ वर्षोतक जीवित 
रहे | बस; अनसूयाजीके इस प्रकार संकल्प करते ही ब्राह्मण रोग- 
मुक्त तरुण शरीरसे युक्त द्वोकर पुनः जी उठा। देवतालोग सती-शिरोमणि 
अनसूयाजीकी जय-जयकार करने छगे और उनसे वर मॉगनेको 
कहा । अनसूयाने यही वर मोगा कि ब्रह्मा, विप्णु, महेश--तीनों 
महान्‌ देवता उनके पुत्ररूपमें प्रकट हों | देवतालोग '्तथास्तुः 
कहकर अपने-अपने स्थानकी चले गये | इस कथासे पता चलता 
है कि पतित्रता स्री अपने पातित्रश्यके बलसे क्या नहीं कर सकती। इसी 
वरदानके फलखरूप त्रह्माजीके अंशसे चन्द्रमा, विष्णुके भंशसे भगवान्‌ 
दत्तात्रेय और रुद्रके अशसे महर्षि दुर्वोसा-ये तीन पुत्र अनसूयाजीके हुए। 


१४० तत्व-चिन्तामणि भाग दे 


ऋतघ्वज एवं मदालसाका चरित्र 

इसके बाद भगवान्‌ दत्तात्रेयके महान्‌ प्रभावका वर्णन करते 
हुए अल्कोपाल्‍्यानकी अवतारणा की गयी है । इसी प्रप्तन्ञमें राजकुमार 
ऋतध्वज तथा उनकी पतिपरायणा पत्नी मदाल्साके पवित्र चरित्रिका 
चर्णन किया गया है | राजकुमार ऋतध्वज बड़े पितृभक्त थे। उन्हें 
पिताने यह आज्ञा दे रक्खी थी कि वे ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये प्रृथ्वी- 
पर विचरते रहें. और ऐसी चेष्टा करें कि जिससे दुराचारी दानव 
मुनिर्योकी कष्ट न पहुँचा सकें। पिताकी आज्ञा मानकर राजकुमार 
प्रतिदिन सारी प्रथ्यीका चक्कर छगा आते थे | एक दिन जब वे 
बाहर गये हुए थे, उनके किसी शत्रुने उनके पिंवाको यह झूठा 
संवाद दे दिया कि राजकुमार तपश्चियोंकी रक्षा करते हुए किसी 
दुष्ट दैत्यके ह्वार्थों मारे गये | पतिप्राणा मदालसाने यह शोक-समाचार 
सुनते ही पति-वियोगमें तत्काल प्राण त्याग दिये | राजकुमार जब 
पृथ्वीकी परिक्रमा करके छोटे, तबतक मदाल्साका दाह-सस्कार भी हो 
चुका था। उन्हें अपनी पत्नीकी मृत्युका समाचार सुनकर बड़ा दुःख 
हुआ और उन्होंने उसी समयसे स्री-सम्भोगका त्याग कर दिया। 
धन्य है ! पतित्रता हो तो ऐसी, जो पतिके बिना क्षणमर भी शरीर- 
को न रख सके और पति भी हो तो ऐसा, जो अपनी सहधर्मिणीका 
शरीरान्त हो जानेपर आजीवन द्री-सम्भोगसे दूर रहे | पातालनिंवासी 
दो नागकुमार ऋतध्वजके परम मित्र थे | वे नागराज अश्वतरके पुत्र 
थे | नागराजको अपने पुत्रोंद्रारा जब ऋतध्वजकी मानसिक व्यथाका 
समाचार मिला, तब वे अपने पुत्रोके मित्रके दुःखसे बड़े दुखी हुए | 
उन्होंने राजकुमारकी मदाल्साकी पुनः आप्ति करानेके उद्देश्यसे 


मार्कण्डेयपुरणपर एक विहृद्धम-दएि १४१ 


भगवान्‌ शद्ूरकी आराधना की । शह्छरने प्रसन्न होकर जब उन्हें 
वर माँगनेके लिये कद्ठा, तत्र उन्होंने यही ग्राथेना की कि 'ऋतध्वजकी 
पत्नी मदाल्सा पदलेकी ही अवस्थामें मेरे यहाँ कन्यारूपमें जन्म ले, 
उसे पूर्व जन्मकी बातें याद रहें तथा पहले ही-जैसी उसकी कान्ति 
हो !? यही हुआ; नागराज नित्त समय तर्पण कर रद्दे थे, उसी समय 
उनके मध्यम फणसे सुन्दरी मढालसा प्रकट हो गयी । उन्होंने उसे 
अन्तःपुरमें गुप्तहूपसे रख दिया और एक बार अपने मित्रोंके कहनेसे 
जब राजकुमार नागलछोकमें उनके घर आये, तब नागराजने उस 
कन्याको राजकुमारके अर्पण कर दिया। ऋतध्वज अपनी खोयी 
पत्नीको पुनः पाकर बड़े प्रसन्न हुए और अपनी राजघानीको छौट 
आये | अपने अथवा अपने किपती सम्बन्धीके मित्रके दितसाधनमें 
मनुष्यको कैसा सचेष्ट होना चाहिये, इसकी हमें महानुभाव नागराज- 
के पुनीत चजत्निसे शिक्षा मिल्ती है | 
मदारुसाके द्वारा पुत्रोंक़ो अपूर्व शिक्षा 

ऋतध्वजको मदाल्साके गर्भसे कई पुत्र प्राप्त हुए । पहले तीन 
पत्रोंकी मदाल्साने छोरी देते समय द्वी ऐसी ऊँची शिक्षा दी कि वे 
वाल्यकालमें ही ज्ञानसम्पन्न एज ममतामृन्य हो गये | धन्य है ! 
माता हो तो ऐसी दो, जिसके गर्भमे आकर मनुष्यको फिर दूसरी 
माताका गर्म न देखना पड़े | कहते हैं, ससारमें तीन ही माताएँ 
वास्तव्में माता कहलाने योग्य हुई | पहली माता सुनीति थीं, जिन्होंनि 
अपने पुत्र प्रव्को भगवान्‌का मार्ग दिखाया | दूसरी माता सुमित्रा 
हुईं, मिन्द्दोंनि अपने पुत्र लक्ष्मणको भगवानका अनुचर बनाकर उनकी 
सेवाके लिये सहर्थ वन भेज दिया । और तीसरी माता मदालसा 


28२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग <े 


हुई, जिन्होंने छोरीमें ही अपने वालकोंको त्रह्मज्ञान करा दिया । अस्तु, 
मदाल्प्ताके चौथे पुत्रका नाम अल्क था, जिसे उसने राजनीति, 
धर्मनीति एवं अध्यात्मका बडा ह्वी सुन्दर उपदेश दिया | इसके बाद 
अलकको भगवान्‌ दत्तात्रेयने अध्यात्म एवं योगका जो दिव्य उपदेश 
दिया, उसका विस्तारसे वर्णन है | अछकंकी उस उपदेशसे आँखें 
खुल गयीं | वे घर छोडकर वनमें चले गये और वहाँ उन्होंने योगकी 
अनुपम सम्पत्तिके द्वारा श्रेष्ठ निर्वाण-पदको प्राप्त किया | 
तपखी ब्राह्मणका आदश चरित्र 

इसके अनन्तर मार्कण्डेय एवंत्राक्षणकुमार ऋैैष्टुकिका मद्तत्त्पूर्ण 
संवाद है, जिसमें विविध उपयोगी विषयोंपर प्रकाश डाछा गया है। 
इसी असझ्षमें चौदह मनुओंकी उत्पत्तिका बड़ा द्वी सुन्दर वर्णन है । 
द्वितीय मनु खारोचिपकी उत्पत्तिके प्रसड्रमें एक ब्राह्मणका बड़ा ही 
सुन्दर चरित्र चित्रित किया गया है । उन ब्राह्मणकी भूमण्डल्मे भ्रमण 
करनेकी बड़ी इच्छा थी | एक बार एक ब्राह्मण अतिथि उनके यहाँ 
आये । वे पृथ्वीपर खूब घूम चुके थे | उन्होंने बताया कि वे मन्त्र 
और ओषधियोंके प्रभावसे आधे दिनमें एक “हजार योजन ( चार 
हजार कोस ) चल छेते थे | ब्राह्मणने उनके इस प्रभावको जानना 
चाहा । श्सपर उस आगन्तुकने उन्हें पैरमें छयानेके लिये एक लेप 
दिया और वे जिस दिशाकी जाना चाहते थे, उसे मन्त्रसे अभिमन्त्रित 
किया । उस लेपको पैरोंमें छगाकर ब्राह्मणदेवता हिमालय पर्वतकी 
सैर करने निकल पड़े | उन्होंने सोचा था कि आधे दिनमें एक 
हजार योजन चलकर शेष आधे दिनमें घर लौट आयेंगे । वे 
हिमालयकी चोटीपर पहुँच तो गये; परतु बर्फपर चलनेसे उनके 


मारकेण्डेयपुराणपर एक विहज्ञम-दृष्ट १४३ 


फैरोंमें छगा हुआ दिव्य ओषधिका छेप घुल गयां। जिसके कारण 
उनकी तीत्र'गति कुण्ठित हो गयी । अब तो उन्हें चिंन्ता हुई कि 
वे धर किस प्रकार पहुँचेगे | चिन्ता उन्हें. और-किसी वातकी न 
होकर केवल इसी बातकी थी कि समयपर घर न पहुँच सकनेके 
कारण उनके आनिहोत्र तथा नित्यकर्मकी हानि होगी। वास्तवमें 
देखा जाय तो धर्मकी हानि ही सबसे बड़ी हानि है, अर्थ आदिकी 
हानि तो कोई महत्त्वकी हानि नहीं दै। अतः वे किसी शक्ति-सम्पन् 
महापुरुषकी खोजमें धूम रहे थे, जो उन्हें. मन्त्रबह्से शीघ्र घर 
पहुँचा सकें । 
तपखीकी अनुपम धर्मनिष्ठा तथा काम-पिजय 
इतनेमें ही उनपर एक अत्यन्त सुन्दरी अप्सराकी दृष्टि पड़ी । 
ब्राह्मण बड़े रूपवान्‌ थे | अप्सरा उनके मनोहर रूपपर आसक्त हो 
गयी और उनके समीप जाकर उसने अपना अभिग्राय प्रकट किया। 
ब्राह्मणको तो घर पहुँचनेकी जल्दी लगी हुई थी, उन्हें और कोई 
चात झुह्ती ही न थी | त्रे अपने मनकी चब्नछ्तापर खीझ रहे थे, 
जो उन्हें घरसे इतनी दूर उठा छायी थी । ज्यों-ब्यों त्रहमण उस 
घुन्दरीकी उपेक्षा करते थे, त्यों-डी-स्यों उसका उनपर अनुराग बढ़ता 
जाता था । आदि त्राह्मणने उसे बड़े जोरसे डॉँठा और उससे अछग 
हो गये । उस समय उन्होंने जल्दी घर पहुँचनेका और कोई उपाय 
न देख गाहपत्य अग्निका आवाहन किया और उनसे शीघ्र घर पहुँचा 
देनेके डिये प्रार्थना की | बस, उनके प्रार्थना करते ही गाहपत्य 
जप्निने उनके शरीरमें प्रवेश किया | अग्निदेवके प्रवेश करनेपर वे 
प्राह्मण तुरत ह्दी वहोसे चल द्यि और एक ही क्षणमें घर पहुँचकर 


१४४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


उन्होंने शाल्रोक्त विधिसे सब कर्मोंका अनुष्ठान पूरा किया। इस प्रकार 
उनकी धर्मनिष्ठाने ही उनके धर्मको बचाया | निष्ठा द्दो तो ऐसी हो । 
गृहस्थाश्रममें ग्ृहिणीका महत्त्व 

दूसरे मनु औत्तमके चरित्रकी अवतारणा करते हुए उनके पिता 
उत्तमके चरित्रका वर्णन किया गया है | ये उत्तम राजा उत्तानपादके: 
दूसरे पुत्र और महाभागत्रत धुबके छोटे भाई थे | शत्रु और मित्रमें 
तथा अपने और परायेमें उनका समान भाव था | वे दुष्टोके छिये 
यमराजके समान भयंकर और साधु पुरुषोंके लिये चन्द्रमके समान 
शीतल एवं आनन्ददायक थे | उनका अपनी पत्नीमे बडा प्रेम था । 
वे सदा रानीके इच्छानुसार चलते थे, परंतु रानी कभी उनके 
अनुकूल नहीं होती थी | एक बार अन्यान्य राजाओंक्रे सामने रानीने 
उनकी आज्ञा माननेसे इनकार कर दिया । इससे उन्हें बड़ा क्रोध 
इआ | उन्होंने द्वारपाढसे कहकर रानीको निर्जन बनमें छुडवा 
दिया | एक दिन एक ब्राह्मण उनके द्वारपर आया और पुकार करने 
लगा कि भरी स्लीको रातमें कोई चुरा ले गया, अतः उसका पता 
लगाकर छा देनेकी कृपा करें |? राजाके पूछनेपर ब्राह्मणने यह भी 
बताया कि "मेरी ञ्री बडे ही क्रूर खभावकी और कुरूपा है तथा 
वह वाणी भी कटु॒ बोलती है |? इसपर राजाने कह्या---'ऐसी खीको 
लेकर क्या करोगे | मैं तुम्हें दूसरी भार्या छा देता हूँ !? इसपर 
त्रह्मणने बताया कि 'त्नीकी रक्षा करना पतिका धर्म है, उसकी 
रक्षा न करनेसे वर्णलकरकी उत्पत्ति होती है, और वर्णसंकर अपने 
पितरोंकी स्तरगसे नीचे गिरा देता है [?उसने यह भी कद्टा कि 'पत्नी- 


माकण्डेयपुराणपर एक विहड्डम-दृष्टि १8५ 


के न रहनेसे मेरे नित्यकर्मसे छूट रहे है; इससे प्रतिदिन धर्ममें बाधा 
आती है, जिससे मेरा पतन अवश्यम्मावी है |? 
पत्नीत्याग तथा नित्यकर्मके स्थागसे महान्‌ हानि 
व्राह्मफके अधिक आग्रह करनेपर राजा उसकी ल्ीकी खोजमें 
गये और इधर-उघर घूमने छगे । जाते-जाते एक बनमें उन्हें किसी 
तपस्वीका आश्रम दिखायी दिया | रथसे उतरकर वे आश्रममें गये | 
वहाँ उन्हे एक मुनिका दर्शन हुआ। मुनिने खड़े होकर राजाका 
स्वागत किया और शिष्यसे उनके लिये अध्ये ले आनेको कहा | 
शिप्यने धीरेसे पृछा--'महाराज ! क्या इन्हें भष्य॑ देना उचित 
होगा ? आप विचारकर जैसी आज्ञा देंगे, वैसा ही किया जायगा |? 
तब्र मुनिने ध्यानद्वारा राजाके वृत्तान्तको जानकर केवछ आसन दे 
बातचीतके द्वारा उनका सत्कार किया । राजाने मुनिसे इस 
व्यवहारका कारण जानना चाहा | इसपर मुनिने इन्हे बताया कि 
भरा शिष्य भी मेरी ही भांति त्रिकाछकज्ञ है, उसने आपका वृत्तान्त 
जानकर मुझे सावधान कर दिया । बात यह है कि आपने अपनी 
विवाहिता पत्नीका त्याग कर दिया है और इसके साथ ही आप 
अपना धर्म-कर्म भी छोड बैठे हैं। एक पखवाड़ेतक भी नित्यकर्म 
छोड़ देनेसे मनुष्य अस्पृश्य हो जाता है, आपने तो उसे एक वर्षसे 
छोड रक्‍्खा है | नरेश्वर | पतिका खभाव कैसा ही हो, पत्नीको 
उचित है. कि वह सदा पतिके अनुकूल रहे। इसी प्रकार पतिका 
भी कर्तव्य है कि वह दुए खभावकी पत्नीका भी पालन-पोषण करे । 
त्राह्मणकी वह पत्नी, जिसका अपहरण हुआ है, सदा अपने पतिके 
प्रतिकूल चलती थी, तथापि घर्मपालनकी इच्छासे वह आपके पास 


त० चि० भा० ६-१०--- 


१४६ तत्व-चिन्तामणि भाग ६ 


गया और उसे खोजकर छा देनेके ढिये उसने आपसे बार-बार 
आग्रह किया । भाष तो धर्मसे विचलित हुए दूसरे-दूसरे छोगोंको 
धर्ममें लगाते हैं, फिर जब आप खय ही विचलित होंगे, तब आपको 
धर्ममें कौन लगायेगा ।? मुनिकी फटकार छुनकर राजा बड़े लज्ित 
हुए, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की । इसके बाद मुनिसे खोयी 
हुई त्राह्मणपत्नीका हाल जानकर राजा उसकी खोजमें गये और जहाँ 
वह थी, चहाँसे उसे अपने पतिके पास पहुँचवा दिया । ब्राह्मण 
अपनी पत्नीकी पाकर बड़े प्रसन्न हुए | 


ग्रहोंका जीवनपर प्रभाव 

इसके बाद वे अपनी रानीका पता छगानेके लिये पुनः उन 
महर्षिके पास भाये | महिने उन्हें अवसर देखकर फिर कहा--- 
राजन | मनुष्योंके लिये पत्नी धर्म, अर्थ एवं कामकी सिद्धिका 
कारण है | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र--कोई भी क्‍यों न हो, 
पत्नीके न रहनेपर वह कर्मानुप्ठानके योग्य नहीं. रद्द जाता । जैसे 
स्रीके लिये पतिका त्याग अनुचित दर, उसी प्रकार पुरुषोंके लिये 
सत्रीका त्याग भी उचित नही है | मुनिने उन्हें यह भी बताया कि 
पाणिग्रहणके समय राजापर सूर्य, मड्डल और इशनैश्वरकी तथा 
उनकी पत्नीपर शुक्र और बृहस्पतिकी दृष्टि थी | उस मुहूर्तमें 
रानीपर चन्द्रमा और बुद्ध भी, जो परस्पर शब्रुभाव रखनेवाले हैं, 
अनुकूल थे और राजापर उन दोनोंकी वक्रदृष्टि थी। यही कारण 
था कि रानी राजासे सदा प्रतिकूल रहती थी। इसपर राजाने 
रानीकी अनुकूछता प्राप्त करनेके लिये मित्रविन्दा नामक यज्ञका 


मार्कण्डेयपुराणपर एक विहड्म-दष्टि १४७ 


अनुष्ठान कराया | जिन ख्री-पुरुषोंमे.ं परस्पर ग्रेम न हो, उनमें 
मित्रविन्दा प्रेम उत्पन्न करती है | इसके बाद राजाने रानीको एक 
राक्षतकी सहायतासे पाताछलोकसे /बुल्वाया और दोनोंमें परस्पर 
बडा प्रेम हो गया । 

पति-पत्तीमें सम्बन्ध-विच्छेद हिंदू-धर्मको खीकार नहीं 

यह इतिहास बडा ही शिक्षाप्रर है । इससे हमें अनेक प्रकार- 
की रिक्षाएँ मिलती है। सबसे महत्त्वपूर्ण शिक्षा तो इससे यह 
मिलती है कि हिंदू-चर्म पतिके द्वारा पत्नीके अथवा पत्नीके द्वारा 
पतिके त्यागकी आज्ञा नहीं देता | किसी भी अवस्थामें पति-पत्नीका 
सम्बन्ध-विच्छेद हिंदू-घर्मको मान्य नहीं है | हमारे सुधारक भाश्योंको, 
जो पाश्चात्त्य शिक्षा-दीक्षामें दीक्षित होकर कानूनद्वारा पति-पत्नीके 
सम्बन्ध-विच्छेदको वैध बना देना चाहते हैं, समझ लेना चाहिये कि 
उनकी चेष्टा सर्वधा धर्मके प्रतिकूल है और व्यमिचार एवं 
स्वेच्छाचारको प्रोत्साहन देनेवाली है, जो बड़े भारी पतनके हेतु हैं। 
हिंदू भाइयोंको इस प्रकारके अधार्मिक बिलोंका घोर विरोध करना 
चाहिये और किसी प्रकार भी उन्हें पास नहीं होने देना चाहिये। 
राजाओंको इससे यह शिक्षा मिलती है कि प्रजाको धर्ममें छगाने 
और अधघर्मसे रोकनेकी जिम्मेवारी राजापर होती है; यदि राजा भी 
अपना धर्म छोड़ दें तो फिर प्रजा धर्ममें स्थित कैसे रह सकती है । 
राजाओंका भी नियन्त्रण तपखी, धर्मनिष्ठ, अकिद्वन एवं सत्यवादी 
ब्राह्मण छोग करते थे, जो सबंया निःस्पृह, निष्पक्ष एबं निर्भय होते 
थे और धर्मसे विचलित होनेपर राजाओंको साहसपूर्वक डॉट देते 
थे | तीसरी शिक्षा यह मिलती है कि सन्ध्या, त५ण, बल्विश्वदेव, 


१४८ तत्व-चिन्तामणि भाग ६ 


देव-पूजन थादि कर्म ह्िजातिमात्रके लिये अनिवार्य हैं और इन्हें. एक 
पखवाड़ेतक त्याग देनेपर भी मनुष्य पतित हो जाता है---अस्पृश्य 
हो जाता है| जबसे हमलोगेने नित्यकर्म छोड दिया, तभीसे समाजमें 
पापका प्रवेश हो गया और फलत' हमछोग दीनता-दरिद्विता, 
परतन्त्रताके शिकार बन गये और नाना प्रकारके शन्रुओंसे हमारा 
पराभव होने छगा | चौथी शिक्षा इस आख्यानसे यह मिल्ती है कि 
प्रहोंका हमारे जीवन एवं दाम्पत्य-छुखके साथ धनिष्ठ सम्बन्ध है और 
विवाहादि सम्बन्ध करते समय तथा पाणिप्रहण आदिके समय ग्रहोंका 
विचार परमावश्यक है | ग्रहोंकी स्थिति अनुकूल न होनेपर दाम्पत्य 
सुखमें बाधा पहुँच सकती है । 
दुर्गासप्तशतीकी लोकप्रियता 

इसके अनन्तर आठवें मन्नु सावर्णिकी उत्तत्तिके प्रसद्भमें देवी- 
माहात्म्यका वर्णन है, जो दुर्गासतशती अथवा चण्डीके नामसे प्रसिद्ध 
है। जिस प्रकार विषादमग्रस्त एवं बन्धुजनोंके मोहमें पड़कर युद्धसे 
विरत हुए अजजुनको भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताका उपदेश देकर इतार्थ 
किया, उसी प्रकार खोये हुए राज्य एवं परिवारकी चिन्तामें डवे हुए, 
राजा घुरथ तथा ख्री-पुत्रोद्दारा अपमानित एवं घरसे निकाले हुए, 
किंतु फिर भी उनकी ममतासे जजेरित एवं शोकमग्न समाधि वैश्यको 
विप्रवर मेधा मुनिने देवी-माहात्म्य खुनाकर उनका शोक एवं मोह दूर 
किया । दुर्गासप्तशतीका हमारे यहा वहुत प्रचार है. और वर्षमरमें 
दो बार--चैत्र एवं आश्विनके नवरात्रोंमे तो, जिनमें देवी-पूजा 
विशेष रूपसे होती है, इसका पाठ प्रायः किया जाता है । यहाँ उसमें 
आये हुए अमूल्य उपदेशोंका दिग्दर्शनमात्र कराया जाता है | 


मार्कण्डेयपुराणपर एक चिहड्डम-दृष्टि १४९ 


सहासायाका खरूप 

मेधा ऋषिने बताया कि संसारकी स्थिति ( जन्ममरणकी 
परम्परा ) बनाये रखनेके लिये भगवती महामायाके प्रभावद्वारा जीव 
ममतामय मँवरसे युक्त मोहके गहरे गर्तमें गिराये जाते हैं | जगदीश्वर 
भगवान्‌ विष्णुकी योगनिद्रारूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हींसे 
यह जगत्‌ मोहित हो रहा है | वे भगवती विवेकियोंके भी चित्तको 
बल्पूर्वक खींचकर मोहमें डाल देती हैं | वे ही इस सम्पूर्ण चराचर 
जगतकी सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होनेपर मनुष्योंको 
मुक्तिका वरदान देती हैं | वे दी परा विद्या, संसार-वन्धन और 
मोक्षकी हेतुभूता सनातनी देवी तथा सम्पूर्ण ईश्वरोंकी भी अधीश्वरी 
हैं। ऋषिने यह भी बताया कि वास्तवमें तो वे देवी नित्यखरूपा 
ही हैं; क्योंकि भगवानकी शक्ति भगवानसे सर्वेथा अभिन्न है। 
सम्पूर्ण जगत्‌ मायासे उत्पन्न होनेके कारण उन्हींका खरूप है तथा 
उन्हींने समस्त विश्वको व्याप्त कर रकखा है; तथापि भगवान्‌की भाँति 
जब वे देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये समय-समयपर प्रकट 
होती हैं, तब वे उत्पन हुई कहलाती हैं | इसके अनन्तर ऋषिने 
उन्हीं देवीके ग्राकव्यके तीन चरित्र छुनाये, जो क्रमशः प्रथम 
चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्रिके नामसे प्रसिद्ध हैं । 

दुर्गासपशतीके श्रवणका अपूर्य प्रभाव 

मेधा ऋषिके द्वारा उपदिष्ट देवीमाहात्म्य तथा देवीचरित्रोंको 
सुनकर राजा सुरय एवं समाधि वैश्यका मोह दूर हो गया । वे दोनों 
विरक्त होकर तत्काल तपस्थाके लिये निकल पड़े और जगदम्बाके 


१५० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


दर्ीनके लिये नदीके तटपर रहकर तपस्या करने छगे। वे देवीकी 
मृण्मयी मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हृवनके द्वारा उनकी आराधना 
करने लगे। उन्होंने पहले तो आहारको धीरे-धीरे कम किया; फिर 
बिल्कुल निराहार रहकर देवीमें ही मन लगाये एकाम्रतापूवक उनका 
चिन्तन आरम्भ किया; इस प्रकार छगातार तीन वर्षोतक वे दोनों 
संयमपूर्वक देवीकी आराधना करते रहे। इसपर प्रसन्न होकर 
जगद्घान्नी चण्डिका देवीने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और मनोवाज्छित 
वर माँगनेको कहा । राजाने दूसरे जन्ममें नष्ट न होनेव्राछा राज्य 
और उसी जन्ममें पुनः राज्यआप्तिका वर माँगा, किन्तु समाधि 
वैश्यका मन तो सबवेथा भोगोंसे फिर गया था, उन्हें संसारसे वैराग्य 
हो चुका था, अतः उन्होंने अहंता और मम्रतारूप दोषोंका नाश 
करनेवाला ज्ञान माँगा | देवी समगवती “तथास्तु” कहकर अन्तधोन हो 
गयी | वह्यी छुरथ राजा अगले मन्वन्तरमें सावर्णि नामके मनु होंगे । 
इस पअकार भगवती महामाया भोग चाहनेवार्लोकी भोग और 
मोक्षार्थियोंकोी मोक्ष प्रदान करती हैं | 


गृहखधर्मकी महिमा 
इसके अनन्तर रौच्य नामक तेरहवें मनुके उत्पत्तिप्रसन्षमें 
गृहस्थधर्मकी बड़ी महिमा कह्दी गयी है | रौच्य मनु प्रजापति रुचिके 
पुत्र थे। प्रजापति रुचि ममता और अहकारसे रहित होकर इस 
पृथ्वीपर निर्भय विचरते थे | उन्होंने न तो अग्निकी स्थापना की थी 
और न अपने लिये घर ही बनाया था। वे एक वार भोजन करते 
जीर ब्रिना आश्रयके ही रहते थे | उन्हें इस प्रकार मुनिइत्तिसे 


मार्कण्डेयपुराणपर एक विहज्ञम-दृष्टि १०१ 


रहते देख उनके पितरोंने गृहस्थधर्म एवं कर्ममार्मकी महिमा बताते 
हुए उनसे यह कहा कि “बेटा | यद्यपि वेदमें करमंको अविदया कहा 
गया है, फिर भी इतना तो निश्चित है. कि ज्ञानरूपा विद्याकी प्रापिमें 
भी कर्म ही कारण है | दयाभावसे प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता 
है, वह बन्धनकारक नहीं होता तथा मल-कामनासे रहित कर्म 
भी बन्धनमें नहीं डाछता; इसके विपरीत विहित कर्मका त्याग 
करके जो अधम मनुष्य सयम करते हैं, उस संयमसे उन्हें 
मोक्षकी प्राप्ति होनी तो दूर रही, उल्टी उनकी अधोगति होती है। 
वत्स | तुम तो समझते हो कि तुम इन्द्रियजयके द्वारा आत्माका 
प्रक्षाकन कर रहे हो, परंतु वास्तवमें तुम शाखत्रविहित कर्मोंका त्याग 
करनेके कारण पापोंसे दुग्ध हो रहे हो | कमें अविया होनेपर भी 
विधिपूवंक आचरण करनेसे शोचे हुए विषकी भॉँतिं मनुष्योंका उपकार 
ही करता है | इसके विपरीत विदा भी विधिकी अवहेलनासे निश्चय 
ही हमारे बन्धनका कारण बन जाती है। अतः बत्स ! तुम 
विधिपू्वेक ज्री-संग्रह---विवाह् करो |? रुचिने पितरोंकी बात मान 
ली और बस्ली-प्राप्तिकी अभिलाषासे ब्रह्माजीके आदेशानुसार पितरोंका 
पूजन किया । उनके आशीवादसे उन्हें एक अप्सराकी कन्या पत्नी- 
रूपमें प्रात हुई और उसीसे रौच्यकी उत्पत्ति हुई | इसी प्रसड्में 
मन्वन्तरोंकी कथा सुननेका भी बड़ा माहात्म्य कहा गया है । 
राजा खनिन्नकी अनोखी भावना 

इसके अनन्तर भगवान्‌ सूर्यकी उत्तत्ति तथा उनके वंशज 
नरपालोेंके चरित्रका वर्णन है | सूर्यवंशके नरपतियोंमे राजा खनित्र- 
का चरित्र बड़ा ही उदाच है। खनित्र बड़े ही शानन्‍्त, सत्यवादी, 


१५२ तत्त्य-चिन्तामणि भाग <े 


झूरवीर, समस्त प्राणियोंके छवितमें तत्पर रहनेवाले, खधर्भपरायण, 
वृद्धसेवी, अनेक शात्रोंके विद्वान, वक्ता, विनयशील, अद्न-शर्खोके 
ज्ञाता, डींग न हॉकनेवाले और सब लोगेंके प्रिय थे | वे दिन रात 
यही कामना किया करते थे--समस्त ग्राणी प्रसन्न रहें तथा दूसरों- 
पर भी स्नेह रक्‍्खें | सब जीवबोंका कल्याण हो | सभी निर्भय हों। 
किसी भी प्राणीको कोई व्याधि एवं मानततिक व्यथा न हो । समस्त 
प्राणी सबके प्रति मित्रभावके पोषक हों | ब्राह्मणोंका कल्याण हो | 
सबमें परस्पर प्रेम रहे | सब वर्णोकी उन्नति हो। उन्हें समस्त 
कर्मोंमें सिद्धि प्रात्त हो । छोगो ! सब जीवोंके प्रति तुम्हारी बुद्धि 
कल्याणमयी हो । तुमछोग जिस प्रकार अपना तथा अपने पुत्रोंका 
सर्वदा हित चाहते हो, उसी प्रकार सब प्राणियोके प्रति हित-बुद्धि 
रखते हुए वर्ताव करो । यह तुम्हारे लिये अत्यन्त हितकी बात है । 
कौन किसका अपराध करता है । यदि कोई मूढ किसीका थोड़ा 
भी अहित करता है तो उसे निश्चय ही उसका फल भोगना पड़ेगा, 
क्योंकि फल सदा कर्ताको ही मिला करता है | छोगो ! यद्द विचार- 
कर सबके प्रति पवित्र भाव रक्‍्खो। इससे इस लछोकमें पाप नहीं 
बनेगा और मरजनेपर तुम्हें उत्तम छोकोंकी प्राप्ति होगी | बुद्धिमान । 
मैं तो यह चाहता हूँ कि मुझसे जो स्नेह रखता है, उसका इस 
पृथ्वीपर सदा ही कल्याण हो तथा जो इस छोकमें मेरे साथ ह्वेप 
रखता है, वह भी कल्याणका ही भागी बने |? भहा | कैसी उदात्त 
भावना है। आज जगत्‌ यदि महाराज खनिन्रः जगत्‌ यदि महाराज खनित्रकी शिक्षा मानने छगे 
तो संसारसे कलद्द एवं अशान्तिका बीज ही नष्ट हो जाय और यह 
भूमण्डल नन्दन-कानन बन जाय | 





मार्कण्डेयपुसणपर एक विहड्जम-दृष्ट श्ष्३ 
खनित्रकी अलोकिक उदाराशयता 


राजा खनित्रने अपने भाइयोंको प्रेमपूषक प्रथक्‌-प्रथक्‌ राज्योंमें 
अभिषिक्त कर दिया और खय्य समुद्यसना प्रथ्वीका उपमोग करने 
लगे | महाराज खनित्र उन चारों भाइयों तथा समस्त प्रजापर सदा 
पुत्रोंकी मॉति स्नेह रखते थे | एक बार उनके एक भाईके पुरोहित- 
ने उसे उल्दी पट्टी पढ़ाकर सम्राटका विद्योह्दी वना दिया और ऋमशः 
उनके अन्य भाइयों तथा उनके पुरोहितोंको भी फोड छिया | फिर 
तो वे चारों पुरोहित महाराज खनिन्रके विरुद्ध भयंकर पुरश्चरण करने 
लगे | उनके उस आमिचारिक कर्मसे चार ऋत्याएँ उत्पन्न हुई | 
वे सभी राजा खनिन्रके पास आयों | किंतु राजा साधु पुरुष थे; 
अतः उनके पुण्यसमूहसे वे परास्त हो गयीं और लौटकर उन दुष्टात्मा 
पुरोहितोंपर ही टूट पड़ीं तथा उन्हें जलाकर भस्म कर डाला | 
खनित्रको जब इस बातका पता लगा, तब उन्हें अपने बच जानेका 
हर न होकर उन ब्राह्मणोंकी मृत्युपर दुःख हुआ | वे कहने छंगे-.. 
(मुझ पापी, भाग्यहीन तथा दुष्टको घिक्कार है, जिसके कारण चार 
ब्राह्मणोंकी हत्या हुई। मेरे राज्यको घिक्कार तथा महाव्‌ राजाओंके 
कुलमें जन्म लेनेको भी घिक्कार है; क्योंकि में ब्राह्मणोंके विनाशका 
कारण बना । वे पुरोहित तो अपने खामी मेरे भाइयोंका कार्य कर 
रहे थे। अतः दुष्ट वे नहीं हैं, दुष्ट तो में हूँ; क्योंकि में ही उनके 
नाशका कारण बना हूँ |? ऐसा विचार करके महाराज खनित्र अपने 
पुत्रको राज्यपर अभिषिक्त करके अपनी पत्नियोंके साथ तपस्याके 
लिये बनमें चले गये | धन्य राजा खनित्र ! ऐसा राजा संसारमें 
कौन होगा, जो मारनेवार्लोकी म्ृत्युपर साम्राज्य-खुखका त्याग कर 


५१५४ दत्व-चिन्तामणि भाग ५ 


दे और दूसरोंके दोषोको ग्रुणरूपमें ग्रहण करे | भारत देग, 
सनातनधर्म और हिंदूजातिको ही ऐसे नररत्न उत्पन्न करनेका 
सौमाय्य ग्राप्त है 


राजा मरुत्तका चरित्र 
राजा खनित्रके पुत्र क्षुप हुए । वे बड़े दानशील तथा अनेक 


यज्ञोका अनुष्ठान करनेवाले थे | वे व्यवहार आदिमें शत्रु और 
मित्रके प्रति समान भाव रखते थे | क्षुपके पुत्र विविंश हुए और 
विविंशके खनीनेत्र | इन्होंने महात्मा ब्राह्मणोंकी समूची प्रृथ्वीका दान 
देकर तपस्यासे द्रव्य संग्रह किया और उसके द्वारा पृथ्वीकोी छुडाया। 
इन्होंने सरसठ हजार सरसठ सौ सरसठ यज्ञ किये थे। और सबमें प्रचुर 
दक्षिणा दी थी | खनीनेत्रके पुत्र करन्धम, करन्धमके भवीक्षित और 
अवीक्षितके सम्राट मरुत्त हुए । अवीक्षितके राज्य खीकार न करनेके 
कारण कर्धमके बाद मरुत्त ही राजसिंहाधनपर बैठे | जिस प्रकार 
पिता अपने औरस पुत्रोंकी रक्षा करता है, मरुत्त उसी प्रकार प्रजा- 
जनोंका धर्मपूवक पाछन करते थे | उनका शासन-चक्र सातों द्वीपोमें 
अबाघरूपसे फैला हुआ था । आकाश, पाता और जल आदियें 


भी उनकी गति क्ुण्ठित नहीं होती थी | राजा खय तो यज्ञ करते 
ही थे, चारों वर्णोके अन्य लोग भी अपने-अपने कर्ममें आल्स्य 


छोडकर संलून रहते और महाराजसे धन प्राप्तकर इश्पूर्त आदि 
पुण्यक्रियाएँ करते थे | राजा मरुत्तने सौ यज्ञ करके देवराज इन्द्रको 
भी मात कर दिया था। इनके यज्ञोंमें इन्द्रादि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणोंकी 
भोजन परोसनेका काम किया करते थे | इन्होंने आह्मणोंको यज्ञोमें 
इतनी प्रचुर दक्षिणा दी थी कि उनके घर रह्लोंसे मर गये थे । 


मार्कण्डेयपुराणपर एक विहज्ञम-दृष्टि श्णण 


राजा मरुतत तथा उनके पिताका धर्मके लिये परस्पर युद्ध 
एक बार औरब मुनिके आश्रमर्म पाताछछोकके नागोंने आकर 
दस मुनिकुमारोंको डस लिया | यद्यपि महर्षिछोग इन सबको अपने 
त्रह्मतेजसे भस्म कर डालनेकी शक्ति रखते थे, फिर भी दण्ड देनेका 
अपना अधिकार न समझ वे चुप रहे | इधर जब मरुतकों इस बात- 
का पता लगा, तब वे तुरंत ऋषिके आश्रमपर पहुँचे और उन्होने 
कुपित हो पाताछलोकनिवासी सम्पूर्ण नार्गोका संहार करनेके लिये 


संवर्तक नामक अञ्न उठाया । उस महान्‌ अज्के तेजसे सारा नाग- 
लोक सहसा जल उठा | भ्रव तो सर्पोर्में बड़ा ह्ाह्मकार मचा | 


उनमेंसे कुछ अपने खी-पुत्रोंकी साथ ले मरुत्तकी माता भामिनी और 
पिता अवीक्षितके शरणमें गये | उन्हे रक्षाका आश्वासन देकर 
बीर अवीक्षित अपने पुत्रके पास पहुँचे और उन्हे अञ्न लौठा लेनेके 
लिये कहा; परन्तु मरुत्तने उनकी बात नहीं छुनी । उन्होंने कहा 
कि “नागोंने मुनिकुमारोंको डसा है, हृविष्योंकी भी दूषित किया है 
तथा आश्रमके सम्पूर्ण जलाशर्योको विषैल्ा कर दिया है | अतः ये 
आततायी हैं, इनका वध करनेमें कोई दोष नहीं है; बल्कि इन्हे 
दण्ड देना मेरा कर्तव्य है । अतः आप मेरे कर्तन्य-पालनमें बाधा 
न डार्ले | इधर अवीक्षितने कहा कि इन सबको मैं अमय-दान दे 
चुका हूँ, अतः इनकी रक्षा करना में अपना कतंव्य समझता हूँ 
यदि तुम नहीं मानते तो लो मैं अखके द्वारा ही तुम्हारे अखका 
प्रतीकार करता हैँ ।? यों कहकर उन्होंने अपने घनुषपर |काछात्रका 
संधान किया । इस प्रकार पिता-पुत्रमें युद्ध छिड़ गया । दोनों ही 
अपनी-अपनी बातपर दृढ़ थे। एकने प्रजाजनोंकी रक्षाके लिये 


१५६ तत््न-चिन्तामणि भाग ६ 


दु्शेके वधका प्रण ले रक़्खा था और दूसरा अपनी गरणमें आये 
हुए सपोको रक्षाका वचन दे चुका था | दोनोंकी धर्मनिछठा आदर्ज 
थी | पुत्रने अपने प्रजा-पाडनरूप ब्रतमें बाधा डालनेबाले पिंताकी 
भी परवा नहीं की ओर पिताने अपने शरणागत-रक्षाक्रे जतमें बाधक 
बने हुए ग्राणोपम पुत्रपर भी श्र उठा छिया | धर्मके लिये पिता- 
पुत्रके बीच यह सम्राम जगतके इतिहासमें अनोखा था। दोनोंको 
एक-दूसरेका वध करनेके लिये दृढसंकल्प देख भार्गव आदि मुनि 
बीचमें पड गये और उन्होंने दोनोंको शान्त किया। उन्होंने कहा 
कि “नागछोग डसे हुए मुनिक्ुमारोंकोी जिछा देनेके लिये कह रहे 
हैं; ऐसा होनेसे मरुत्तके हारा प्रजापाडन सहज ही हो जायगा 
और मुनिकुमारोंकी रक्षा हो जानेपर सपोंको मारनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं रह जायगी |? पिता-पुत्र इस बातपर राजी हो 
गये और सर्पोने अपना विप खीचकर दिव्य ओपधियोंके प्रयोगसे 
मुनिकुमारोंकी जिला दिया । 
राजा नरिष्यन्तका अपूर्ष यज्ञ-प्रेम 

मरुत्तके पुत्र नरिष्यन्त हुए | नरिष्यन्तने इतने अधिक यज्ञ 
किये और ब्राह्मगोंको दक्षिणाके रूपमें इतना अचुर धन दिया कि 
उस धनसे वे ख़य यज्ञ करने छगे | और इतने सम्पन्न हो गये कि 
फिर उन्हे जीवन यात्राके लिये दूसरोंके यहाँ यज्ञ करानेकी आवश्यकता 
ही नहीं प्रतीत हुई | यहॉतक कि राजाको अब आवश्यकता होने- 
पर यज्ञ करानेके डिये ऋतिज ही नहीं मिलते ये, क्योंकि ऋत्िजोंको 
अब अपने यज्ञोंसे ही फुरसत नहीं मिलती थी | राजा और ग्रजाने 
मिलकर उनके राज्यमें करोडों यज्ञ किये | 


मारकण्डेयपुराणपर एक विहड्म-दए्टि १५७ 


नरिष्यन्तके पुत्र दम हुए । थे दुष्ट शन्ुओंका दमन करनेवाले 
थे | उनमें इन्द्रके समान चल था और साथ-ही-साथ मुनियों-जैसी 
दया और शील था | उस महायशख्री पुत्रने नो वर्षोतक माताके 
उदरमें रहकर उसके द्वारा दमका पान कराया था तथा वह खर्य॑ 
भी दमनशील था । इसीलिये त्रिकालवेत्ता पुरोहितने उसका नाम 
“दम? रक्‍्खा था | राजकुमार दमने दैत्यराज जृषपर्वासे सम्पूर्ण 
बनुर्वेदकी सिक्षा पायी, तपोवननिवासी दैत्यराज दुन्दुमिसे सम्पूर्ण 
अल प्राप्त किये, महर्षि शक्तिसे वेदों तथा समस्त वेदाज्ञोंका अध्ययन 
किया और राजर्षि आर्ट्पिणसे योगविधा प्राप्त की | इस प्रकार वे 
राजोचित सभी गुणसे अछट्ठुत थे । ऐसे राजाओंके राज्यमें ही प्रजा 
छुखी रह सकती दे | जिन दिनों भारतमें ऐसे प्रतापी, धर्मात्मा, 
वल्वान्‌ और शाख्नज्ञ तृपति होते थे, उन्हीं दिनों भारतका मस्तक 
जगतके सामने ऊँचा था ओर दुष्ट छोगोंकी नहीं चलती थी। 
जबसे मारतका क्षात्रवक क्षीण होने छगा और राजाओंमें नाना 
अकारके दोप आने छगे, तमीसे उसके खोटे दिन आ गये और वह 
सब प्रकारके दुःखों एवं उपद्र्वोका केन्द्र वन गया | राजा नरिष्यन्त 
जब दृद्ध हो गये, तब वे दमको राजपदपर अभिषिक्त करके खयय॑ 
वनर्मे चले गये और अपनी पत्नीके साथ वानप्रस्थथरमका पालन करने 
लगे | उन दिनों राजाओंमें प्रायः ऐसी चाल ही थी । 

राजा दमको उनकी माताका कर्तंव्य-पालनके लिये उपदेश 

एक दिन दक्षिण देशका दुराचारी राजकुमार वपुष्मान; जो 
एक बार दमसे युद्धमें हार गया था, शिकार खेलता हुआ उद्धी 
आश्रममें जा पहुँचा, जहाँ दृद्ध राजा नरिष्यन्त अपनी पत्नी इन्द्रसेनाके 


श्ष्ट तत््व-चिन्तामणि भाग ८ 


साथ रहकर तपस्या करते थे | उसे जब नरिष्यन्तका परिचय माद्म 
हुआ, तब उसके मनमें सहसा अपने शत्रु दमसे बदला लेनेकी 
भावना जाग्रत्‌ हो उठी । अवसर देखकर उसने नरिष्यन्तकी जटा 
पकड ली और नृशंसतापूरवक इन्द्रसेनाके सामने ही तलवारसे उन 
बृद्ध राजपिंका सिर काट लिया। इन्द्रसेनाने एक तपख्ीके हाथ 
दमको इसकी सूचना करवा दी ओर बड़े ही जोशीले शब्दोंमें उन्हे अपने 
तपखस््री पिताका वध करनेवाले उस दुष्ट क्षत्रियाधमको दण्ड देनेके 
लिये श्रेरित किया । इन्द्रसेनाके शब्द बड़े ही मार्मिक थे। उन्होंने 
कहछा भेजा--'बेटा दम | राजा होनेका अधिकार उसीको 
है, जो चार्रो वर्णों एवं आश्रमोंकी रक्षा करे | तुम जो 
तपसियोंकी रक्षा नहीं करते, यह क्या तुम्द्दारे ढिये उचित है 
तुम्हारे पिताका बिना किसी अपराधके तुम्दारे ही राज्यमें 
एक आततायी चुपचाप उनके आश्रममें आकर वध कर 
दे और तुम्हें इस वातका पता भी न चले---यह तुम्दारे लिये कितनी 
लज्ञाकी बात दे |! ऐसी स्थितिमें तुम्हें बही कार्य करना चाहिये, 
जिससे तुम्हारे धर्मका छोप नहों । इससे आगे मुझे कुछ नहीं 
कहना है, क्योकि मैं तपसखिनी हूँ । तुम्हारे मन्त्री बड़े वीर तथा सब 
शाल्रोंके ज्ञाता हैं | उन सबके साथ विचार करके तुम्दारे लिये इस 
समय जो उचित हो, चह्दी तुम्हें करना चाहिये । अपने पिता 
शक्तिको राक्षसके हाथसे मारा गया छुनकर महर्षि पराशरने समस्त 
राक्षतकुलको अग्निकुण्डमें होमकर भस्म कर दिया था। मैंतो ऐसा 
मानती हूँ कि तुम्दारे पिता नहीं तुम ह्वी मारे गये हो, वषुष्मानकी 
तझवार उनपर नहीं गिरी, तुम्हारे ही ऊपर गिरी है । उसने तुम्हारे 
निरीद्ष पिताकी मारकर तुम्दारे ही शासनका उछट्डन किया है, 


मार्कण्डेयपुराणपर एक विहद्धम-दृष्ठ श्ष्र, 


तुम्हारी ही मर्यादाका लोप किया है | अब तुम्हे ऋत्य, कुटुम्ब एवं 
बन्धु-बान्धरवोसद्दित वपुष्मानके प्रति जो बर्ताव करना उचित हो, 
वही करो |? यों कहछाकर इन्द्रसेना अपने पतिके साथ ही अग्निमें 
प्रवेश कर गयी | 

मर्यादा-रक्षाके लिये क्षात्रधर्मकी आवश्यकता 

भारतकी वीर क्षत्राणियाँ प्राचीन कालमें अपनी सन्‍्तानोंको 
इसी प्रकार धर्मयुद्धके लिये प्रेरित किया करती थीं। माता बिदुलाने 
अपने पुत्र संजयको तथा कुन्तीदेवीने पाण्डबोंकी इसी प्रकार उनके 
क्षत्रियोचित कर्तब्यका पालन करनेके डिये प्रेरणा की थी | जबसे 
भारतकी चीर र्मणियोंने अपने पुत्रोकी इस प्रकार धर्मका उपदेश 
देना छोड़ दिया, तभीसे भारत तेजोहीन हो गया और उसमें अपने 
तथा अपनी संतानोंपर किये गये अत्याचारोंका बदछा लेनेकी शक्ति 
नहीं रही | एक जानकीको राक्षसोंके चंगुल्से छुड़ानेके लिये 
मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीरामने समस्त राक्षसकुछका संदह्वार कर 
डाला तथा एक द्रौपदीके अपमानका बदला लेनेके लिये पाण्डवोने 
कौरव-बशका उच्छेद कर दिया । परन्तु आज हमारी आँखोंके सामने 
न जाने कितनी अवछाओपर दुष्टोंद्वारा अत्याचार एवं बलात्कार किये 
जाते हैं, न जाने हमारी कितनी माता-बहिनें आज विधर्मियोंके 
चंगुलमें पड़ी हुई अपने भाग्यकों कोस रही हैं, न जाने कितने दृद्ध 
एवं वाल्कोंके निर्दयतापूर्वक काठे जानेकी बाते हम छुनते हैं; परन्तु 
हमारे कानोंपर जूँ भी नहीं रेगती, हमारे खूनमें जरा भी गरमाहट 
नहीं आती, मानो कुछ हुआ ही नहीं | 

दमका अपने पिताके मारनेवालेको दण्ड देना 

जिन दिनोंकी यह बात है, उन दिनों भारतके क्षत्रियोंकी 


१६० तत््व-चिन्तामणि भाग ६ 


बमनियोंका खून गरम था | वे अपने कतंव्यसे च्युत एवं नपुंसक 
नहीं हो गये थे | अत्याचार एवं अपमानका बदला लेनेकी उनमें 
शक्ति थी । राजा दमने जब यह दुःखपूर्ण संवाद छुना; तब उनका 
हृदय क्रोधसे जल उठा | जैसे घी डालते ही आग प्रज्वल्ति हो 
उठती है, उसी प्रकार दम क्रोधाप्मिसि जछते हुए हाथ-से-हाथ मलने 
लगे और इस प्रकार बोले--“ओह, मुझ पुत्रके जीते-जी उस 
आततायीने मेरे पिताको अनाथकी भाँति मार डाछा और इस प्रकार मेरे 
कुछका अपमान तथा मेरे शासनकी अवहेलना की | यदि मैं बैठकर 
उस घटनापर शोक मनाऊँ और चुप हो रहूँ अथवा उदारतापूर्वक 
क्षता कर दूँ तो यह मेरी नपुसकता होगी । दु्शोका दमन और साधु- 
पुरुषोकी रक्षा--यही मेरा कर्तव्य है । मेरे पिताको मारकर भी 
यदि मेरा शत्रु जीवित है तो अब केवछ “हा तात | कहकर विलाप 
करनेसे क्या होगा | इस समय जो करना आवश्यक है, वही मैं 
करूँगा । उस कायर, पापी एवं दुष्ट क्षत्रियापमकों अपनी करनीका 
फल अच्छी तरह चखाऊँगा, जिससे फिर किसी दुष्टकी इस श्रकार 
अन्याय करनेकी हिम्मत न हो | यदि उसे न मार सका तो खर्य 
ही अनिमें प्रवेश कर जाऊँगा। यदि देवराज इन्द्र खय वज्न 
हाथमें लिये युद्धमें पधारें, भयद्डूर दण्ड लिये साक्षात्‌ यमराज भी 
कुपित होकर सामने आ जायें, कुबेर, वरुण और सूर्य भी वपुष्मानकी 
रक्षाका यत् करें, तो भी में उस नराधमको जीवित नहीं छोडेंगा । 
जो नियतात्मा, निर्दोष, वनवासी, अपने-आप बृक्षसे गिरे हुए फर्लोका 
आद्वार करनेवाले तया सत्र प्राणियोंके मित्र थे---रेसे मेरे पिताकी 
मुश्न-जैसे शक्तिशाली पुत्रके रहते हुए निसने निर्दयतापूर्ण ढिंसा की 
है, उसके मांस और रक्तसे आज गृप्र तृप्त हों (? 


माकण्डेयपुराणपर एक विहज्ञम-दष्टि १६१ 


राजा दम यों कहकर चुप नहीं हो गये। उन्होंने जो कुछ 
कह्टा, उसे पूरा करके ही दम लिया | उन्होंने बड़ी भारी सेना लेकर 
दक्षिण देशपर चढ़ाई कर दी और वपुप्मान॒की उसकी सेनासहित 
मारकर वे पुन, अपनी राजधानीकों छोट आये । 

इस प्रकार सूर्यव्शमें अनेक घूरीर, विद्वान, धर्मज्ञ एवं 
पराक्रमी राजा हो गये हैं | उन सब राजाओंके चरित्र सुनकर मनुष्य 
पत्रित्र हो जाता है । इन्हीं राजाओंका चरित्र सुनकर मार्कण्डेय 
मुनि बिसत हो जाते है | यहीं मार्कण्डेयपुराणकी समाप्ति होती है । 

अठारद्द प्रुराणोंकी नामावली तथा उनके पाठकी महिसा 

मार्कण्डेयपुराणका पुराणोंकी गणनामें सातवों स्थान है। उनकी 
संख्या इस अकार दी गयी &ं ---( १ ) म्रह्मपुराण, (२ )प्मपुराण, 
(३ ) बिध्णुपुराण, (9 ) शिवपुराण, (५) श्रीमद्भागवत, ( ६ ) 
नारदीयपुराण, ( ७ ) मार्कण्डेयपुराण, ( ८ ) अम्निपुराण, (९ ) 
भविष्यपुराण, (१०) बद्मवैवरततपुराण, ( ११ ),उसिंहपुराण, 
(१२ ) वाराद्पुराण, ( १३ ) स्कन्दपुराण, (१४ )वामनपुराण, 
( १० ) कूर्मपुराण, ( १६ ) मत्स्यपुराण, ( १७ )गरुडपुराण और 
(१८ ) बअह्माण्डपुरुण । कहते है जो प्रतिदिन इन अठरदों 
पुराणोंका नाम लेता तथा प्रतिदिन तीनों समय इस नामावलोका जप 
करता है, उसे अश्वमेघ-यज्ञका फू मिलता है । मार्कण्डेयपुराणके 
श्रवणका भी महात्‌ फल बताया गया है, उसके सुननेसे करोड़ों 
कल्पोंके किये हुए पापसमृह नष्ट हो जाते हैं. तथा परम योगकी 
प्राप्ति होती है । उसे न यमराजसे भय होता है, न नरकेंसे । इस 
पृथ्वीपर उसकी वंशपरम्परा सदा कायम रहती है। 


०१००-८5 य94०७ 


त० चि० भा० ६- ११--- 


ब्रह्मपुराणपर एक विहड्रम-दृष्टि 


त्रह्मपुराणका उपक्रम तथा राजा प्रथुका चरित्र 


ब्रह्मपुराणमें छोमहर्षण सूतका शौनकादि ऋषियोंके साथ संवाद 
हैं । उसमें पहले-पहल सृश्टिकी उत्पत्ति तथा महाराज पृथुका पावन 
चरित्र वर्णित है । प्रजाका रज्नन करनेके कारण वे सर्वश्रयम राजा 
कहलाये । वे जब समुद्रकी यात्रा करते, उस समय समुद्रका जल 
घिर हो जाता या | पर्वत उन्हें जानेके लिये मार्ग दे दिया करते 
थे और उनके रथकी ध्वजा कभी भद्ढ नहीं हुई | उनके राज्यमें 
पृथ्वी बिना जोते-बोये ही अन्न पैदा करती थी । यही नहीं, राजाका 
चिन्तन करने मात्रसे छोगोंका अन्न अपने-आप पक जाया करता था। 
सभी गौएँ कामघेनु बन गयी थीं और वृक्षोंके पत्तों-पत्तोंमें मधु भरा 
रहता था | सूत और मागधोंने जैसी-जैसी इनकी स्तुति की, उसी- 
उसीके अलुरूप इन्होंने कम कर दिखाये । तभीसे लोकमें सूत, 
मागध एवं वन्दीजनोंद्ारा आशीर्वाद दिछानेकी परिपाटी चल पड़ी | 
भूमिको सम करनेका कार्य भी राजा प्रधुने ही किया | इससे पहले 
भूमि समतल न होनेके कारण पुरों अथवा ग्रार्मोका कोई सीमाबद्ध विभाग 


+ 


अह्मपुराणपर एक विहड्डम-दृष्टि १६३ 


नहीं हो सका था | उस समय अन्न, गोरक्षा, खेती और व्यापार भी 
नहीं होते थे | यह सत्र प्रथुके समयसे ही प्रारम्भ हुआ है। 
उस समयतक प्रजाका आहार केवल फल-मूल ही था और वह 
भी बड़ी कठिनाईसे मिलता था । राजा पृथुने प्ृथ्वीसे सब 
प्रकारके अन्नोका दोहन किया । उन्हीं अन्नोंसे आज भी प्रजा 
जीवन धारण करती है। पृथुने ही इस प्रृथ्वीका विभाग एवं 
शोधन किया, जिससे यह अन्नकी खान और समृद्धिशाल्नी बन 
गयी तथा गाँतगों और नगरोंसे इसकी शोभा हो गयी । प्रथुके 
सम्बन्धसे ही इसका नाम पृथ्वी हुआ | 


भारतवर्षकी महिमा तथा भगवज्नामका अलौकिक माहात्म्य 
इसके अनन्तर चौदह मन्वन्तरों तथा विवखानकी संततिका 
वर्णन हैं और फिर क्रमशः सूर्यवंश एवं चन्द्रवंशके नृपतियोंका 
उल्लेख है | इसी प्रसंगमें जम्बूद्यीप तथा उसके विभिन्न वर्षोंसहित 
भारतबषेका वर्णन है । भारतवर्षमें ही पारछैकिक छाभके लिये यति 
तपस्या करते, यज्ञकता अग्निमें आहुति डाछते तथा दाता आदरपूर्वक 
दान देते हैं | यहाँ छा्खों जन्म धारण करनेके बाद बहुत बड़े पुण्यके 
संचयसे जीव कभी मनुष्यजन्म पाता है | इसके बाद अन्य द्वीपोंका 
तथा पाताल एवं नरकोंका वर्णन है और उसी प्रसड्में मगवन्नामकी 
अलौकिक महिमाका निरूपण किया गया है | तपश्च्ात्मक सम्पूर्ण 
प्रायश्चित्तोंमें मगवान्‌ श्रीकृष्णका निरन्तर स्मरण श्रेष्ठ है। पाप कर 
लेनेपर जिस पुरुषको उसके लिये पश्चात्ताप होता है, उसके लिये 
, एक बार भगवान्‌ श्रीहरिका स्मरण कर लेना ही सर्वोत्तम प्रायश्वित्त 
“बताया गया है। सगवान्‌ नारायणका स्मरण करनेवाला मनुष्य 


१६४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


तत्काल पापमुक्त हो जाता दहै। इसलिये जो पुरुष रात दिन 
भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करता है, वह अपने समस्त पातकोंका नाश 
हो जानेके कारण कमी नरकमें नहीं पडता | यही नहीं, भगवान्‌ 
विष्णुके स्मरण और कीर्तनसे सम्पूर्ण क्लेजराशिके क्षीण हो जानेपर 
मनुष्य मुफ्त हो जाता है | उसके लिये फलरूपसे इन्द्रादिके पदकी 
प्राप्ति विश्षमात्र है | कहाँ तो जहोंसे छौटनापडता है, ऐसे खर्ग- 
लोककी प्राप्ति और कहाँ मोक्षके सर्वोत्तम बीज बामुदेव-मन्त्रका 
जप | दोनोंमें कोई तुलना नहीं है | 
भगवान्‌ विष्णुका खरूप 

इसके बाद सूर्य आदि ग्रहों तथा शव: आदि लोकोंकी स्थिति 
तथा श्रीविष्णुके प्रभावका वर्णन है | भगवान्‌ विष्णु ही पस्रह्म हैं 
उन्हींसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, वे ही जग्खरूप हैं 
तथा उन्‍्हींमें इस जगत्‌का लय होगा । सत्‌ और असत्‌ दोनों वे ही हैं 
वे द्वी परमपद हैं, वे ही अव्याक्त मृल्प्रक्ृति और वे ही ब्याकृत जगत्‌ 
हैं | यह सब कुछ उन्दींमें छय होता है और उन्हींके आधार स्थित 
रहता है । वे ही क्रियाओंके कर्ता--यजमान हैं, उन्हींका यज्ञेद्वारा 
यजन किया जाता है तथा यज्ञ और उसके फ़छ भी वे ही 
हैं। युग आदि सब कुछ उन्हींसे प्रदत्त होता है। उन श्रीहरिसे 
मिन्न कुछ भी नहीं है । 

ऋ्रह्माजीके द्वारा भारतकी महिमाका वर्णन 

इसके बाद तीथोंका वर्णन और फिर व्यासजीका मुनियोंके 

'साथ संवाद है । उसीके अन्तर्गत अह्माजीका शगु॒ आदि मुनीधरोंके 


प्रह्मपुरणपर एक चिहड्म-दृष्टि श्द्ष 


साथ संवाद है | ब्रह्माजीके द्वारा उपदिष्ट होनेके कारण ही इस 
पुराणकी अद्यपुराण संज्ञा हुई है । ब्रह्माजीने सर्वे्रथम भारतवर्षकी 
महिमाका वर्णन किया | उन्होंने बताया कि यह परम प्राचीन तथा 
भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला उत्तम क्षेत्र है | यहीं किये हुए 
कर्मोंके फलखरूप खर्ग और नरक ग्राप्त होते हैं । यहाँ ब्राह्मण 
आदि वर्ण भलीमाँति संयमपूर्वक रहते हुए अपने-अपने कर्मोका 
अनुष्ठान करके उत्तम प्िद्धिको प्राप्त होते हैं. । भारतवर्षमें संयमशील 
पुरुष धम, अर्थ, काम और मोक्ष---सब कुछ प्राप्त करते हैं। 
इन्द्रादि देवताओंने भारतत्रपमें शुभकर्मोंका अनुष्ठान करके ही देवत्व 
प्राप्त किया है. | इसके सिवा अन्यजितेन्द्रिय पुरुषोंने भी भारतवर्षमें 
शान्‍्त, वीतराग एवं मात्सयरहित जीवन बिताते हुए मोक्ष प्राप्त किया 
है | देवता सदा इस बातकी अभिलाषा करते हैं कि हमलोग कब 
खरग और मोक्ष प्रदान करनेवाले भारतवर्षमें जन्म लेकर निरन्तर 
उसका दर्शन करेंगे । इस प्रकार जिस सौमाग्यके लिये ,देवतालोग 
भी तरसते है, वह दुर्लभ सौभाग्य भगवानकी असीम अनुकम्पासे 
हम भारतवासियोंको अनायास प्राप्त है | हमें चाहिये कि हम शीघ्र- 
से-शीघ्र भगवानके चरणोंकी सन्रिधि प्रात्तर अपना जन्म और 
जीवन सफल करें | इसीके लिये हमें भगवानने दयापूरवेक यहाँ जन्म 
दिया है । 
देवी पार्नतीकी अनुपम धर्मनिष्ठा 

इसके बाद भगवान्‌ सूर्यकी महिमा तथा अदितिके गर्से 
उनके अवतारका वर्णन है | इसके अनन्तर भगवती पार्वतीका पावन 
चरित्र है | वे बचपनसे ही भगवान्‌ शज्छरकों पतिरूपमें पानेके 


१६६ वच-चिन्तामणि भाग दे 


लिये तपस्यामें प्रवतत्त हो गयी थीं । वास्तवमें तो वे शद्भारजीकी 
खरूपा-शक्ति दोनेके कारण शहरजीसे सदा दी संयुक्त हैं, अमिन्न 
हैं; जगतको शिक्षा देनेके लिये ही उन्होंने यह छीला की थी। 
देवताओंसे यह आश्वासन मिलनेपर कि “शइ्गरजी खर्य शीघ्र ही 
तुम्हारा वरण करेंगे! वे तपस्यासे विए्त हो गयीं। किल्तु फिर भी 
वे रहीं अपने आश्रममें ही | एक दिन भगवान्‌ श्र चन्द्रमाके 
आकारका तिलक लगाये नाटा एवं बिकृतरूप धारण करके उनके 
पास आये | उनकी नाक कठी थी। कूबड निकला हुआ था| 
उनके मुखकी आकृति भी बिगड़ी हुई थी। उन्होंने पार्यतीसे 
कहद्दा--देत्रि | मैं तुम्हारा वरण करता हूँ ।? देखी पार्वतीने उन्हें 
पहचान लिया और अर््य पाथ, एवं मघुपर्कक द्वारा उनका पूजन 
किया । फिर भी छोक्‍-मर्यादाकी रक्षाके लिये उन्होंने विकृतरूपधारी 
शब्टूरजीसे कहा---“भगवन्‌ | मैं खतन्त्र नहीं हूँ । मेरे पिता घरपर 
हैं । वे ही मुझे देनेमें समर्थ हैं, में इस समय उन्हींके अधीन हैँ । 
भारतकी धर्मप्राणा देवियों | जगजननी उमा ही तुम्द्वारे लिये सदासे 
आदर रही हैं, उन्हींके पदचिह्ोंपर चलनेमें तुम्हारी शोभा एवं 
तुम्हारा कल्याण है । ख्रीखातन्यके पक्षपातियोंके बहकावेमें भाकर 
अपनी प्राचीन मयोदाका कभी त्याग न करना | 

देवी पार्वेतीका त्राह्मणकी रक्षाके लिये अपूर्व त्याग 

पावतीका धरमोनुकूछ उत्तर सुनकर॒ बाबा भोलेनाथ वहाँसे 
चले गये । उनके चछे जानेपर पार्वती देबी उन्हींमें मन छगाये एक 
शिलापर बैठ गयीं | इसी समय देवाधिदेव शट्टूर एक नयी लीला 
रचनेके लिये ब्राह्मणफ-बालकका रूप धारणकर निकटवर्ती सरोवरमें 


ब्रह्मपुरणपर एक विहज्ञम-दृष्टि १६७ 


प्रकट हुए | उस बालकको एक ग्राहने पकड़ रक्‍्खा था। बालक 
चिल्ला रहा था-पमुझे बचाओ, मुझे बचाओ / पीड़ित ब्राह्मणकी 
'बह पुकार सुनकर कल्याणमयी देवी पार्वती सहसा उठ खड्डी हुई 
और उस स्थानपर गयीं, जहाँ वह बालक ग्राहके मुखमें पड़ा थरथर 
कांप रहा था | भरा, जगदम्बासे वह दृश्य कैसे देखा जाता। 
जिनके वात्सल्य-समुद्रके एक छोटे-से कणको पाकर संसारभरकी 
माताओंका हृदय वात्सल्यसे परिपूर्ण है, वे एक बालककों 
इस अबस्थामें दखकर कैसे अपनेको संभाल सकती थीं | उन्होंने बड़े 
ही करुणापूर्ण शब्दोंमें आहसे कहा--'प्राहराज | इस दीन बालकको 
छोड़ दो |? आराहने कहा--देवि | आपने अबतक जो कुछ भी 
तपस्या की है, वह सव-की-सब मुझे दे दें तो मैं इस बाढकको 
छोड़ सकता हूँ | 
तपखासे ब्राह्मण ऊँचा है 

दूसरा कोई होता तो इतने बड़े मूल्यको घुनकर सहम जाता। 
खासकर जो तपस्या भगवान्‌ शझ्टरको प्रसन्न करनेके उद्देश्यसे की 
गयी हो, उसका इस प्रकार सहसा एक बालककी प्राणरक्षाके 
मूल्यपर बेच डालना अत्यन्त दुष्कर कार्य था; परन्तु एक असहाय 
बालकके प्राण वचानेके लिये जगजजनननी सब कुछ कर सकती हैं | 
उन्होंने कहा--ग्राह | मैंने जन्मसे लेकर अबतक जो भी 
पुण्य किया है, वह सब तुम्हारे अप॑ण है । तुम कृपया इस बालूकको 
छोड़ दो !! इस्त उत्तरको सुनकर ग्राहको बडी प्रसनता हुई । देड़ी 
पार्वदीकी अनुपम तपस्याको पाकर वह दोपहरके सूयेकी भाँति 
तेजसे प्रज्बलित हो उठा | उस समय उसकी ओर देखना कठिन 


श्द्द वच्च-चिन्तामणि भाग ६ 


था । उसने कहा---'महात्रते | तुमने यह क्या किया | मलीमभाँति 
सोचकर देखो, तपस्याका उपार्जन बडी कठिनतासे होता है | अत. 
तुम अपनी तपस्या वापस ले छो। मैं तुम्हारे इस अनुपम त्यागसे ही 
प्रसन होकर इस वालकको छोड़े देता हूँ |! ग्राहके इस वचनको 
सुनकर देबीने जो उत्तर दिया, वह स्पर्णाक्षरोंमें अद्जित करने योग्य 
है | वह उन्हींके अनुरूप था। देवीने कहा---आराह | मुझे अपना 
जरीर देकर भी आह्मणकी रक्षा करनी चाहिये | तपस्या तो मैं फिर भी 
कर सकती हूँ, किल्तु यह ब्राह्मण पुनः नहीं मिल सकता। 
महाग्राह | मैंने मलीमाँति सोचकर ही तपस्याके द्वारा बाठकको छुडाया 
है । तपस्या ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ नहीं है, तपस्यासे में ब्राह्मणोंकों दी श्रेष्ठ 
मानती हूँ | आहराज ) मैं तपस्या देकर फिर नहीं छूँगी। कोई मी 
भव्य आदमी दी हुईं वस्तुक्री वापस नहीं लेता | अतः यह तपस्या 
तुममे ही शोमित हो । कृपया इस वारुककी छोड दो |! 
भगवानकों अपेण किया हुआ सब कुछ अक्षय द्वो जाता है 
पाव॑तीके यों कहनेपर ग्राहने उनकी बडी प्रशंसा की, वाल्ककों 
छोड दिया और देवीको नमस्कार करके वह वहीं अन्तर्धान द्वो गया | 
अपनी तपस्याकी हानि समझकर पावेतीने पुनः नियमपूर्चक तप 
आरम्म किया । इसपर भगवान्‌ शद्भूर उनके सामने प्रकट हो गये 
और बोले-- 'देबि | भत्र और तपस्या न करो | तुमने अपना तप 
मुन्नीकी अर्पण किया है, अत: चह अक्षय होगया दै |? सच है, 


भगवान्‌को थर्पण किया हुआ पत्र-पुष्प अयवा जल भी अक्षय हो 
जाता है, फिर तपस्याकी तो बात ही क्या है | 


प्रह्मपुरणपर एक विहड्म-दष्ट श्द्थ 


पायती-खयंबर 

पावतीके पिंताने अब अपनी पुत्रीके लिये खयंबर रचा। 
खयबरकी घोषणा होते ही सम्पूर्ण छोकोमें निवास करनेवाले देशता 
सज-सजकर गिरिराज हिमालयके यहाँ जुटने छगे | भगवती उमा 
जयमाला हाथमें लिये देव-समाजमें उपस्थित हुई । इतनेमें ही देवीकी 
परीक्षाके लिये भगवान्‌ शबड्डूर पाँच शिखाओंवाले शिशु बनकर सहसा 
उनकी गोदमें आकर सो गये | देवीने बालक बने हुए अपने खाभी- 
को पहचान लिया और बड़े ग्रेमके साथ उन्हें अपने अट्डूमें ले 
लिया | अपने अभीष्ट बर्को पाकर देवी पार्वती खबंबरसे छोठ पड़ी | 
इधर देवीके अझ्कमें सोये हुए उस शिशुकों देखकर देवतालोग 
चक्करमें पड़ गये और सोचने छगे कि यह कौन है। देवराज इन्द्रने 
अपनी एक बॉह ऊपर उठाकर उस बाढकपर वज्का प्रह्मर करनेकी 
चेष्टा की, किन्तु शिशुरूपवारी शब्जूरने उन्हें स्तम्मित कर दिया । 
अब वे न तो वज्र चछा सके और न हिल-डुछ सके | तब भग 
नामके देवताने बालकपर एक तठेजखी श्र चलाना चाहा, किन्तु 
भगवानने उनकी बाँहको भी जडवत्‌ बना दिया | साथ ही उनका 
बल, तेज और योगशक्ति भी हर ली | उस समय ब्रह्माजीने शझ्टरजी- 
को पहचान लिया और शीघ्र उठकर उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया 
तथा देवताओंकी” भी उनका पर्चिय कराया | तब वे जडवत्‌ बने 
हुए देवता गुद्धचित्तसे मन-ही-मन महादेवजीको प्रणाम करने छगे | 
इससे देवाधिदेव महादिवने प्रसन्‍न होकर उनका शरीर पहले-जैसा कर 
दिया । तत्वश्नात्‌ देवेश्वरने परम अद्भुत त्रिनेत्रधारी विग्रह् धारण 
किया | उस समय उनके तेजसे तिरस्कृत हो सम्पूर्ण देवताओंनि नेत्र 


१७० तत््व-चिन्तामणि भाग ६ 


बंद कर लिये। तब उन्होंने देवताओंको दिव्य इृष्टि प्रदान की, 
जिससे वे उनके दिव्य खरूपका दशन कर सके | तदनन्तर पावती 
देवीने अत्यन्त प्रसन्न हो देवताओंके देखते-देखते अपने हाथकी माला 
भगवान्‌के चरणोंमें चढ़ा दी | यह देख सब देवता साघु-साधु 
कहने छगे | फिर उन छोगोंने मूमिपर मस्तक टेककर, देवीसद्दित 
मह[देवजीको प्रणाम किया। तत्मश्वात्‌ शाल्रोक्त विधिसे पार्वती 
परमेश्वरका विवाह सम्पन्न हुआ | 
गीतमी गद्भाका माहात्म्य 

इसके अनन्तर दक्षयज्ञ-विष्यंसकी कथा, शरणागत दक्षपर 
भगवान्‌ शक्भूरकी कृपा, एकांम्रकक्षेत्र तथा श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रकी महिमा, 
मार्कश्डेय मुनिका चरित्र; भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी पूजा एवं दर्शनका 
फल आदि विविध विषयोंका वर्णन है | इसके बाद गौतमी गद्ढा 
( गोदाबरी ) तथा भागीरथी गड्डाकी उत्पत्ति तथा गौतमी गड्ढाके 
माहात्म्यका विस्तृत वर्णन है । गोतमी गड्ढाके माहात्म्यका प्रसन्ल 
किसी-किसी मुद्रित प्रतिमें अछग दिया गया है और किन्हीं-किन्हीं 
विद्यानोंका मत द्ै कि यह त्रह्मपुराणसे अलग है। हस्तलिखित प्रतियों- 


में भी इसकी सर्वत्र उपलब्धि नहीं होती | फिर भी कई मुद्दित 

प्रतियोके आधारपर हमने इसे त्रह्मपुराणका द्वी अड्ठ मान लिया है । 

वास्तवमें यह अद्यपुराणके अन्तर्गत है या नहीं---इसका निर्णय 

विद्वान्‌ समीक्षक करेंगे | ॥॒ 

कपोत-कपोतीका अद्भुत त्याग तथा अतिथि-सेवाका महत्त्व 
गौतमी-माह्दात्म्यके अन्तर्गत कपोत-तीर्थके प्रसड्में कपोतत 

दम्मतिका चरित्र बढ़ा ही रोमाग्बजनक एवं प्रभावोत्पादक है | अन्य 


श्रह्मपुरणपर एक विहह्गम-टंष्रि १७१ 


महाभारतादि ग्न्थोमें भी इसका उल्लेख मिलता है। कहते हैं, 
ब्रह्मगिरिपर एक बड़ा भयड्डूर व्याघ रहता था । वह ब्राह्मणों, साधुओ, 
यतियों, गौओं, पक्षियों तथा मृगोंकी हत्या किया करता था | उस 
महापापी व्याधके मनमें सदा पापके ही संकल्प उठा बरते थे | उसकी 
ख्री और पुत्र भी वैसे ही क्रूर खभावके थे | एक दिन अपनी पत्नी- 
की प्रेरणासे वह घने जंगछमें घुस गया | वहाँ उस पापीने अनेक 
प्रकारके मगों और पक्षियोंका वध किया । कितनोंको जीवित ही 
पकडकर पिंजरेमें डाल दिया । इस प्रकार बहुत दूरतक धूम-फिरकर 
वह अपने धरकी ओर लोौटा। रास्तेमें बड़े जोरकी वर्षा आयी। 
हवा भी तेज चलने छगी और पानीके साथ पत्थर भी गिरने लगे। 
व्याध राह चलते-चलते थक गया था | जूकी अधिकताके कारण 
मार्गका ज्ञान ही नहीं हो पाता था| जछ, थर और गडढेकी 
पहचान असम्मव हो गयी थी | व्याध बड़ी चिन्तामें पड गया | 
उसे कोई ऐसा स्थान नद्ीं दिखायी दिया, जहाँ बैठकर वह वर्षा 
एवं बातसे त्राण प्रा सकता । इतनेमें ही उसे थोडी दूरपर एक 
बहुत बड़ा वृक्ष दिखायी दिया, जो शाखाओं एवं पल्‍्लवोंसे छुशोमित 
, था। वह उसीके नीचे आकर बैठ गया | उसके सारे वल्ध भीग गये 
थे | उसे अब ञज्री और बच्चोंकी चिन्ताने आ घेरा | इतनेमें सूर्यास्त 
होनेकी आ गया | 

उसी बृक्षपर एक कपोत पक्षी अपनी त्ली और बच्चोंके साथ 
रहता था | उस बृक्षपर रहते उसको कई वर्ष बीत गये थे | वह 
अपने पसर्वारके साथ बड़ा छुखी था। उसकी ज्री कपोती बडी 
पतित्रता थी | वह अपने पति एवं पुत्रोंके साथ उसी बृश्ञके खोडरमें 


१७२ तत्त्न-चिन्तामणि भाग ५ 


रहती थी | वहाँ हवा और पानीसे पूरा बचाव था | उस दिन 
कपोत और कपोती दोनों चारा चुगने बाहर गये थे; परन्तु 
अक्रेछा कपोत ही वापस आ पाया था | देववश कपोती उसी व्याध- 
के जालमें फंस गयी थी, किन्तु जीवित थी। कप्ोत कपोतीको 
लेटते न देख बडा चिन्तित हुआ | वर्षा अबतक जारी थी और 
सूर्य पश्चिममें डव चुके थे | अब तो कपोन छगा रोने | उसे क्या 
पता था कि उसकी कपोती वहीं पिंजरेमें बंद है | कपोतका करुण 
विंछाप सुनकर कंपोती पिंजरेमेंसे बोली--'प्राणनाथ ] मैं यहीं 
पिंजरेमें वंद हैं | आप मेरे लिये चिन्ता न करें !! कपोतीका यह वचन 
घुनकर कप्रोत वृक्षसे नीचे उतरा और कपोत्तीके पास चछा आया। 
वहाँ उसने देखा कि उसकी प्रिया जीवित है और व्याध मृतककी 
भाँति निरचेष्ट पडा हे | तव उसने अपनी पत्नीको बन्धनसे मुक्त 
करनेका विचार किया | इसपर कपोतीने उन्हें रोकते हुए कहा-- 
खामिन्‌ | इसके लिये कष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं है | आप 
अपने धर्मपर इढ़तापूर्वक आरुढ़ रहें | आप जानते हैं, आह्मणोंके 
गुरु अप्नि हैं, आह्मण सब वर्णोक्रा गुरु है, ल्लियोंका गुरु उसका 
पति है और अभ्यागत सबका गुरु है | जो छोग अपने घरपर आये 
हुए अतिथिको वचचनोंद्वारा सन्तुष्ट करते हैं, उनके उन वचनोंसे 
वाणीकी अधीश्वरी सरखती देवी प्रसन्न होती हैं; अतिथिको अन्न 
देनेसे इन्द्र तृप्त होते हैं, उसके चरण धोनेसे पितर, उसे भोजन 
करानेसे प्रजापति, उसकी सेवा-पूजासे लक्ष्मीसद्वित श्रीविष्णु तथा 
उसे सुखपूर्वक शयन करानेसे सम्पूर्ण देवता तृप्त द्वोते हैं | अतः 
अतिथि सबके लिये परम पूज्य है | यदि सूर्यास्तके बाद थका-माँदा 


प्रह्मपुराणपर एक विहज्ञम-दृष्ट १७३ 


अतिथि घरपर आ जाय तो उसे देवता समझे, क्योंकि वह सब यज्ञोका 
फलरूप है। थके हुए अतिथिके साथ गृहस्थके घरपर सम्पूर्ण देवता, 
पितर और अग्नि भी पधारते हैं | यदि अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हे 
भी बड़ी प्रसनता होती है; और यदि वह निराश होकर चला गया 
तो वे भी निराश होकर ही लौटते हैं। अतः ग्राणनाथ ! आप 
सर्ववा दुःख छोड़कर शान्ति धारण करें और अपनी बुद्धिको शुभ- 
कर्ममें लगाकर धर्मका सम्पादन करें । दूसरोंके दारा किये हुए 
उपकार और अपकार दोनों ही साधु पुरुषोंके विचारसे श्रेष्ठ हैं । 
उपकार करनेवालोंपर तो सभी उपकार करते हैं; अपकार करनेव्रल्ेके 


अ-+++++त+-+-+++__+ आपकी (७७ 2 * वमकनक), जले, 


साथ जो अच्छा बर्ताव करे, वही पुण्यका भागी बताया गया है |? 
अतिथि-सेवाके लिये धनकी आवश्यकता नहीं है 
कपोतीके इन धर्ममय वचनोंको छुनकर कपोतको बड़ी प्रसन्नता 
हुईं | वह बोछा---“प्रिये ! तुम्हारी बात बिल्कुल यथार्थ है। परन्तु 
इस सम्बन्धमें मुझे भी एक बात तुमसे कहनी है । वह यह है कि 
कोई हजार प्राणियोंका भरण-पोषण करता है, दूसरा दसका ही 
निर्वाह करता है और कोई ऐसा है, जो सुखपूर्वक केवल अपनी 
जीविका चला लेता है | परन्तु हमछोग तो ऐसे जीवोमेंसे हैं, जो 
अपना ही पेट बड़े कष्टसे भर पाते हैं | कुछ छोग खाई खोदकर 
उसमें अन्न भरकर रखते हैं, कुछ छोग कोठेभर अन्नके धनी होते हैं 
और कितने ही घड़ोंमें धान भरकर रखते है । परत हमारे पास तो 
उतना ही संग्रह रहता है, जितना हमारी चोचमें आ जाय । शमे ! 
तुम्हीं बताओ, ऐसी दशामें मैं थके मोदे अतिथिका आदर-सत्कार 
किस प्रकार करूँ !? कपोतीने कद्दा---'प्राणनाथ | अग्नि, जल, 


७७ तत्त्व-चिन्तामणि भाग <ै 


मीठी वाणी, तण और काष्ट आदि जिससे भी सम्भव हो, अतिथिकी 
सेवा करनी चाहिये |? 
कपोत-दम्पतिका खर्ग-गमन 

अपनी प्यारी त्लीका कथन झुनकर पक्षिराज कपोतने पेडके 
शिखरपर पहुँचकर सब ओर देखा तो कुछ दूरीपर उसे आग दिखायी 
दी । वहाँ जाकर वह चोंचसे एक जलती हुई छकडी उठा छाया 
और व्याधके आगे रखकर उसने अग्नि प्रज्लित की | फिर सूखी 
लकडियां, पत्ते और तिनके छा-लछाकर वह आगमें डालने लगा | 
उसे देखकर सर्दासि दुखी ब्याघने जडबत्‌ बने हुए अपने अड्जोंको 
सेंका | इससे उसे बड़ा आराम विछा | कपो्ताने देखा, व्याध क्षुधा- 
की आगमें जल रहा है, अतः उसने अपने स्वामीसे कहा---नाथ ! 
मुझे आगमें डाल दीजिये । मैं अपने शरीरसे इस व्याधको तृप्त 
करूंगी ।? कपोतने कहा---भेरे रहते तुम्हारा यह्द धर्म नहीं है । 
आज तो मुझे द्दी अतिथि-यज्ञ करने दो |? यों कहते हुए पत्नीके 
उत्तरकी प्रतीक्षा न करके कपोतने भगवत्‌-स्मरणपू्वेंक अग्निकी तीन 
बार प्रदक्षिणा की; फिर व्याधसे यह कहता हुआ अम्निमें कूद पडा 
कि "मुझे खुखपूर्वक उपयोगमें छाओ ॥? कपोतके इस दैवी व्यवद्वार॒को 
देखकर व्याघ तो छजाके मारे गड्ड गया और अपने मनुष्य-जीवनको 
धिक्कारने लगा । इसपर ब्यापसे कपोतीने कहा--“महाभाग | अन्न 
मुझे छोड दो, मैं अपने पतिदेवका सह्ृगमन कहँगी |” उत्तकी बात 
छुनकर व्याध हक्का-बक्का-सा हो गया और उसने तुरत ही कपोतीको 
बन्धनमुक्त कर दिया । व्यापके देखते-देववते कपोतीने भी अपने पति- 
के मार्मका हवी अनुसरण किया । उसने प्रथ्वी, देवता, गड़ा तथा 


ध्रह्मपुरणपर एक विहड्डम-दएि १७५ 


बनस्पतियोकी नमस्कार किया और अपने बच्चोंको सान्तवना देकर 
व्याघसे कहा--महाभाग ! तुम्हारी ही कृपासे मुझे यह अनुपम 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है | मैं पतिके साथ खर्गलोकमें जाती 
हूँ ।” यों कहकर वह पतित्रता कपोती आगमें प्रवेश कर 
गयी | उसी समय आकाशमें जय-जयकारकी ध्वनि गूंज 
उठी | तत्कार ही सूर्यके समान तेजखी अत्यन्त सुन्दर विमान 
आकाशसे उतर आया | कपोत और कपोती दोनों देवताओंके समान 
दिव्य शरीर धारण करके उसपर आरूढ़ हुए और आश्वर्यचकित 
व्याधसे प्रसन होकर बोडे--'महामते ! हम देवलोकमे जाते हैं 
और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं | तुम अतिथिके रूपमें हम दोनोंके 
लिये खर्मकी सीढ़ी बनकर आ गये | तुम्हें नमस्कार है |? 
गोदावरी-स्नानका माहात्म्य 

उन दोनोंको श्रेष्ठ विमानपर बैठे देख व्याधने भी अपना 
धनुष और पिंजरा फेक दिया और हाथ जोड़कर कहा---'महाभागो ! 
मेरा त्याग न करो | में अज्ञानी हूँ । मुझे भी कुछ उपदेश दो | मैं 
तुम्हारे लिये सम्मान्य अतिथि द्दोकर आया था, इसलिये मेरे 
उद्घधारका भी उपाय बताते जाओ |? उन दोनोंने कह्मा--व्याध ! 
तुम्हारा कल्याण हो, तुम भगवती गोदावरीके तटपर जाओ और 
उन्हींको अपना पाप भेंट कर दो | वहाँ पंद्रह दिनोंतक डुबकी 
लगानेसे तुम पापमुक्त हो जाओगे | पापमुक्त होकर जब तुम पुनः 
गौतमी गड्ढामें स्नान करोगे, तब अश्वमेघ यज्ञका फल पाकर अंत्यन्त 


पुण्यवान्‌ हो जाओगे ।? उन दोनोंकी बात सुनकर ब्याधने वैसा ही 
किया । फिर वह भी दिव्यरूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमानपर जा 


१७६ तत््व-चिन्तामणि भाग ६ 


बैठा । तमीसे वह स्थान कपोततीर्थके नामसे विख्यात हुआ | वहाँ 
स्नान, दान, पितृ-तर्पण, जप, यज्ञ आदि कर्म करनेपर वे अक्षय 
फलको देनेवाले बन जाते हैं । 
त्यागकी महिमा 

अतिथि-सत्काररूप गृहस्थ-धर्मका पालन करनेके लिये उस 
कपोत-दम्पतिने जो अनुपम एवं आदर्श त्याग किया, वह जगतके 
इतिहासमें अद्वितीय है । पश्ु-पक्षियोंकी तो बात ही क्या, मनुष्योंमें 
भी वैसी त्यागबुद्धि होनी अत्यन्त कठिन है | शिबरि आदि थोड़े-से 
नररनोंमें ही ऐसे व्यागका उदाहरण मिलता है | मिप्त देशमें और 
जिस धर्मकी छत्नछायामें पले हुए पक्षियोंमें मी ऐसा अद्भुत त्याग 
पाया जाता है, उस देश और उस धर्मकी कहाँतक बडाई की 
जाय । वास्तवमें त्याग दी उन्नति एवं छुखका मूल है | जगतने 
आज त्यागके आदर्शको छोड दिया, इसीलिये वह दु.खोंका केन्द्र 
बना हुआ है | त्यागसे मनुष्य किसी प्रकार भी घाटेमें नहीं रहता । 
बीज बोये जाते हैं बहुत थोड़े, परंतु उनसे दाने कई गुने पैदा हो 
जाते हैं | फिर उन दारनोंका उगना तो हमारे प्रारूव्धपर निर्भर है, 
किंतु त्यागका फल तो अवश्य होता है | कपोत-कपोतीने त्याग तो 
किया था कपोत शरीरका, जो सब प्रकारसे अधम और थोड़े दिन 
रहनेवाछा था और उसमें वे स्वधा कष्टका ही अनुभव करते थे । 
परंतु बदलेमें उन्हें मिले चिरकाठतक रहनेवाले देवशरीर और 
दिन्यभोग । फिर भी मनुष्यको विश्वास नहीं होता, इसीलिये वह 
थोड़े छाभका त्याग न करके महान्‌ छामसे वश्चित रह जाता है । 
इस आख़्यानसे यह भी सिद्ध दो गया कि किसीकी सेवा-सब्कारके 


ब्रह्मपुराणपर एक विदृड्धम-दष्टि १७७ 


लिये विपुलू धनकी आवश्यकता नहीं है | जो भी जिसके पास है, 
उसीसे सेवा हो सकती है । सेवामें प्रधान वस्तु भाव है । त्यागकी 
भावना होनेसे थोड़ी-सी भी सेवा महान्‌ फलदायक हो जाती है। 
सेवामें ऊंची बात यह है. कि सेवक सेवा खीकार करनेवालेका 
उपकार माने; यह न समझे कि में सेवा करके किसीका उपकार कर 
रहा हूँ | विचार करके देखा जाय तो बात भी ऐसी ही है | न्याध 
यदि कपोत-कपोतीके यहाँ अतिथि बनकर॒न॒ आता और उन्हे 
सेवाका अवसर न देता तो उन्हे वह दिव्य सुख केसे प्राप्त होता | 
आतिथ्यके लिये पात्रापात्रका भी विचार नहीं किया जाता । अतिथि 
चाहे वर्णमे नीचा हो, पापीसे भी पापी हो, हिंसक हो---यहॉतक 
कि अपना अपकारी अथवा शन्नु भी क्यों न हो---उसकी बिना विचारे 
तन-मन-धनसे सेवा करना गृहस्थका परम धर्म है । अतिथि और 
शरणागत---ये दो चाह्दे कैसे भी हों, ये सर्वथा हमारी सेवा एवं 
रक्षाके पात्र होते हैं | अतिथि और शरणागतके लिये ग्राणोंका त्याग 
भी करना पड़े तो वह थोड़ा है; बल्कि उनके लिये त्याग न करनेमें 
बड़ी हानि और पाप बताया गया है | हमारे प्राचीन शाल्लोंका ही 
अनुवाद करते हुए गोखामी तुल्सीदासजीने यहाँतक कह दिया है-. 

सरनागत कहुँ जे तजहिं निज अन॒हित अनुमानि । 

ते नर पाँवर पापमय तिन्हाहि बिछोऋूत हानि॥ 

हिंदू-धर्मकी महत्ता 

शरणागत पापी है अथवा उसकी रक्षा करनेमें हमारी छौकिक 
हानि होगी---यह विचारकर उसकी रक्षासे मुंह मोडनेवाला खयं 
पापी ही नहीं, मनुष्यके वेषमें राक्षस है ! जिस घर्ममें अतिथि-सेवा 


तच० चि० भा० ६-१२--- 


१७८ तत्व-चिन्तामणि भाग 5 


और शरणांगनकी रक्षापर इतना जोर दिया गया हो, उस धर्मकी 
तुलनागें कौन घर्ग ठदर सबना है | अनिफ-सेआ ही नहीं, 
जीवमात्रकी सेवाकों हमारे यहां महायश्ञ--भगानकी बहुत बड़ी 
पूजा माना गया है और उसे अम्न्यकरतैव्य बनाया गया है। 
पञ्चमद्दायज्ञ और कया 2ैं ? उनमे देवताओंसे लेकर छोटे से छोटे 
जीवतककी सेवाका ही तो ग्िधान दे | प्राणियोर्की दी नहीं, पेड- 
पौधोंतकककी सेवा ए4 रक्षा तथा भूमि एन पर्नतों तथा चस्ट और सूर्य 
आदि ग्रह्ोंतककी पूजाका दिंदू-धर्ममे उिचान ऐै। जियो आनका 
जगत्‌ जड मानकर अपहेलना करता हैँ । आय डोग यह कहकर 
हमारी खिल्‍ठी उड़ने ५ कि दिंदू पत्थर पूजते ६; परतु उत्त 
रहस्थको कोई नहीं जानता कि दिंदू चेतन जीवमायव! ही नहा, 
कंकड़ और पत्थर तथा अग्नि और जठ-ँसी जठउ. बस्नुओमें भी 
भगवान्‌को ही देखते ६, उनके रूपमें भी भगवानझों दी पूयते हैँ । 
हमारे भगयान्‌ किसी देशविशेष अथबा वस्तुत्रिभेयमें सीमित नहीं, वें 
तो अशु-अणुमें व्याप्त हैं | भगवान्‌ और सीमित, यह तो 
बदतोन्याधात है. | भगवान्‌ ऐसे नहीं, वैसे ए, थे निराकार हैं, साकार 
नहीं हो सकते, वे मनुष्य अथवा पशु-पक्षीके रूपमें भबतरित नहीं 
हो सकते--यह कहना तो भगवानपर शासन करना हुआ | जो 
लोग भगवानकोी इतना सीमित मानते हे वे तो दयाऊे पात्र हैं। 
भगवान्‌ क्‍या हैं इसे तो भगवान्‌ ही जान सकते हैं, दूसरे किसकी 
सामर्थ्य है। हम तो इतना ही कद सकने हैं---वे सब कुछ हैं, 
सबसे परे हें और सबमें भरे है । जिसे हम अप्तद कद्ते हैं, वह भी 
बे ही हैं। वेही-ने हैं । उनके सिवा कुछ नहीं । यही दिंदू-पर्म है। 


ब्ह्मपुणणपर एक विहड्म-दृष्टि १७९, 


धर्मनिष्ठाका अपूर्ष उदाहरण 

चल्लुस्तीर्थके माहात्म्यके प्रसड्में मगिकुण्डल नामक वैश्यका 
चरित्र बड़ा ही उदात्त है | गौतमीके दक्षिण-तटपर भौवन नामका 
एक विख्यात नगर था | उसमें गौतम नामका एक त्राह्मण रहता था। 
गौतमकी एक वैश्यके साथ मित्रता हो गयी | वैश्यका नाम मणिकुण्डल 
था | इनमें गौतम दरिद्र था, मणिकुण्डल घनी | एक बार गौतमकी 
प्रेरणासे दोनों मित्रोंने धन कमानेके उद्देश्न्से विदेश जानेका निश्चय 
विया । मणिकुण्डलने अपने घरसे वहुत-से रत्न छाकर गौतमको दिये 
और कहा---+मित्र ! इस धनसे हमछोग सुखपूर्षक देश-देशान्तरोंमें 
श्रमण करेंगे और धन कमाकर फिर घर छौट आयेंगे ।? इस प्रकार 
आपसमें सलाह करके माता पिताको सूचना दिये त्रिना ही दोनों 
घरसे निकल पड़े । किंतु मणिकुण्डलके रत्नोंकी देखकर गौतमके 
मनमें पाप समा गया | वह जिस किप्ती प्रकार उन रह्नोंको हृडप 
जाना चाहता था | एक बार वातों-ही-ब्रातोमें दोनोंमें परस्पर विवाद 
छिड़ गया । गौतम कहता था--'पापसे ही जीवोंकी उन्नति होती 
है और वे मनोवाण्छित सुख प्राप्त करते है। संसारमें धर्मात्मालोग 
प्रायः दुखी द्वी देखे जाते हैं | अतः एकमात्र दुःखको पैदा करने- 
चले धर्मसे क्या छाम |? इसके विपरीत वैश्य "कहता था---नहीं- 
नहीं, ऐसी बात कदापि नहीं है | वस्तुतः धर्ममें ही सुख है । 
पापमें तो केवछ दुःख, भय, शोक, दरिद्रता और क्लेश ही रहते 
हैं । जहॉ धर्म है, वहीं मुक्ति है ।! इस प्रकार विवाद करते हुए 
दोनोमिं यह शर्ते छगी कि जिसका पक्ष श्रेष्ठ सिद्ध हो, वह दूसरेका 
धन ले ले | इस ग्रकारकी शर्त करके दोनों जो भी मिलता था, 


१८० तत््व-चिन्तामणि भाग ५ 


उससे यही पूछते थे---प्ृथ्वीपर धर्म बलवान्‌ दे. या अधर्म ? इसपर 
किसीने उनसे यह कह दिया--“जो धर्मके अनुसार चलते हैं; उन्हें 
दु ख भोगना पडता है. और इसके विपरीत बड़े-बड़े पापी मनुष्य 
छुखी देखे जाते हैं ।! यह निर्णय छुनकर वैश्यने अपना सारा धन 
ब्राह्षणफोी दे दिया; किंतु मणिकुण्डलकी धर्ममें दृढ़ निष्ठा थी, 
बाजी हार जानेपर भी वह बराबर धर्मकी ही प्रशसा करता रहा | 
तब ब्राह्मणने कह्म--५अच्छा, तो अब दोनों हार्थोकी बाजी 
छगायी जाय | जो जीत जाय, वह दूसरेके हाथ काट ले |? वैह्यने 
यह शर्त भी मंजूर कर छी | फिर दोनेंने जाकर पहलेकी ही भाँति 
लौकिक मलुष्योंसे इसका निर्णय कराया । निर्णय ज्यों-का-त्यों रद्य | 
तब गौतमने मणिकुण्डलके दोनों हाथ काट लिये और उससे पूछा-- 
'मित्र | अब क्या कहते हो ” मणिकुण्डल अपने निश्चयपर अठल 
था | उसने कहा--«माई ! मेरे प्राण कण्ठतक आ जायें, तब भी 
मैं धमको ही श्रेष्ठ मानता रहूँगा ? धर्म द्वी देहधारियोंकी माता, 
पिता, सुहृदू और बन्धु द्वै |? इस प्रकार दोनोंमें विवाद चलता 
रद्द । ब्राह्मण धनवान्‌ हो गया और वैश्य धनके साथ-साथ अपने 
दोनों हाथ भी खो बैठा | धर्मपर दृढ रहनेवार्ोको प्रारम्भमें इसी 
प्रकार कष्ट उठाने पडते हैं। इस तरह भ्रमण करते हुए दोनों 
गौतमी गद्गाके तठपर भगवान्‌ योगेश्वरके स्थानमें आ पहुँचे | वहाँ 
पहुँचनेपर फिर दोनोंमें विवाद आरम्भ हो गया। वैश्य वहाँ भी 
धर्मकी ही प्रशंसा करता रहा । इससे ब्राह्मणको बडा क्रोध हुआ | 
वह चैश्यपर आक्षेप करते हुए बोछा--'धन चला गया। दोनों हाथ 
कट गये । अब केबल तुम्हारे ग्राण बाकी हैं | यदि फिर मेरे मतके 


ब्ह्मपुराणपर एक विहड्म-दृष्टि १८१ 


विपरीत कोई चात मुँदसे निकाली तो में तल्वारसे तुम्हारा प्िर उतार 
छँगा !! वैश्य हँसने छगा | उसने पुनः गौतमको चुनौती देते हुए 
कहा---'मैं नो धमको ह्वी बड़ा मानता हूँ; तुम्हारी जो इच्छा हो, कर 
लो | जो ब्राह्मण, गुरु, देवता, वेद, धर्म और भगवान्‌ विष्णुकी 
निन्‍्दा करता है, वह पापाचारी मनुप्य पापरूप है। वह स्पर्श करने 
योग्य नहीं है | धर्मको दूषित करनेवाले उस पापात्मा मनुष्यका 
परित्याग कर देना चाहिये |? तन्र ब्राह्मणने कुपित होकर कहा--- 
धयदि तुम धर्मकी प्रशंसा करते हो तो हम दोनेके ग्राणोंकी बाजी 
लग जाय |? वैश्यने कह्ा--ठीक है ।? फिर दोनोंने साधारण लोगोंसे 
प्रश्न किया, परंतु छोगेने पहले-जैसा ही उत्तर दिया | तब ब्राह्मणने 
चहीं गौतमीके तटपर भगवान्‌ योगेश्वर्के सामने वैश्यकोी गिरा दिया 
और उसकी आँखें निकाल लीं। फिर कहा--वैश्य ! प्रतिदिन धर्मकी 
अशंसा करनेसे ह। तुम इस दशाको पहुँचे हो | तुम्हारा धन गया, 
दोनों हाथ गये और आँखें भी जाती रहीं | मित्र | अब तुमसे विदा 
लेता हूँ | फिर कभी भूलकर भी धर्मकी प्रशंसा न करना | यों 
कहकर क्रूर गौतम चला गया | 
धर्मनिष्ठाका अम्ृतमय फल 

गौतमके चले जानेपर वैश्यप्रवर मणिकुण्डल घन, बाहु और 
नेत्रोंसे रहित होकर शोकम्रस्त द्वो गया; तथापि वह निरन्तर धर्मका 
ही स्मरण करता रहा | अनेक प्रकारकी चिन्ता करते हुए वह 
भूतलपर निश्चेष्ट होकर पडा था | उसके हृदयमें उत्साह नहीं रह 
गया था | वह शोकसागरमें डूबा हुआ था। दिन बीता, रजनीका 
आगमन हुआ और चन्द्रमण्डछका उदय हो गया | उस दिन 


१८२ तत््व-चिन्तामणि भाग ६ 


झुक्कपक्षकी एकादशी थी | एकादशीको वहाँ लक्कासे विभीषण आया 
करते थे | उस दिन भी आये, आकर उन्होंने पुत्र और राक्षसों- 
सहित गौतमी गद्नामें स्नान किया और योगेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी 
विधिपूर्वक पूजा की | विभीपणका पुत्र भी विभीपणके ही समान धर्मात्मा 
था| उसे लोग वैभीषणि कहते थे | उसकी दृष्टि उस वैश्यपर पडी | 
कैयका सारा बत्तान्त जानकर उसने अपने पिता विभीषणसे कहा | 
लझ्डापतिने कहा---५पुत्र ! इसी जगह विशल्पकरणौ नामकी ओपधि 
है । उसे ले आकर तुम भगवान्‌का स्मरण करते हुए इसके हृदपपर 
रख दो । उसका स्पर्श होते ही वैश्यकी औखें और हाथ फिर ज्यों- 
केच्यों हो जायेंगे |” वैभीपणि अपने पितासे ओषधिका परिचिय 
प्रातकर उसकी एक शाखा ले आये और विभीषणके कथनानुसार 
उसे वैश्यके हृदयपर रख दिया | वैश्य तत्काल पुनः हाथ और नेत्रोंसे 
युक्त हो गया। मणि, मन्त्र और ओषधियोंके प्रभावकोी कोई नहीं 
जानता । वैश्यने धर्मका चिन्तन करते हुए गौतमी गड्ढामें स्नान 
किया और योगेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी नमस्कार करके पुनः आगे 
बढ़ा । उसने अपने साथ ओपधिकी हूटी हुई शाखा भी ले छी थी | 
यतो धमस्ततो जय: 

देश-देशान्तरोंमें भ्रमण करता हुआ मणिकुण्डल एक राजधानीमें 
पहुँचा, जो महापुरके नामसे विख्यात थी। वहॉके राजा महाराजके 
नामसे प्रसिद्ध थे | राजाके कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी, उसकी 
भी आँखें नष्ट हो चुकी थीं | राजाने यह निश्चय कर लिया था कि 
“देवता, दानव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैज्य, शुद्ग, निर्मुण या गुणवान्‌--- 
कोई भी क्यों न हो-मैं उसीको यह कन्या दूँगा, जो इसकी आँखें 


ब्रह्मपुराणपर एक विहृद्मम-दृष्ट १८३ 


अच्छी कर देगा | कन्या ही नहीं, यह राज्य भी उसीका होगा ।? 
महाराजने यद घोषणा सत्र ओर करा दी थी । बैश्यने यह घोषणा 
सुनकर कहा---'मैं निश्चय ही राजकुमारीकी खोयी हुई आँखें पुनः 
छा दूँगा ॥? राजकर्मचारी भीघ्र ही वैश्यफ़ो महाराजके पास ले गया 
और उसने उस काप्ठका स्पर्ण कराके राजकुमारीके नेत्र ठीक कर 
दिये | राजाको यह देखकर बडा आश्चर्य हुआ | उन्होंने मणिकुण्डलका 
परिचय पूछा | तब मणिकुण्डलने अपना सारा वृत्तान्त राजासे कह 
सुनाया । राजाने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार कन्याके साथ द्वी अपना 
राज्य भी मणिवुण्डलको दे दिया। इस प्रकार मणिकुण्डलको प्रारम्भमें 
कष्ट होनेपर भी अन्तमे उसकी धर्मनिष्ठाने उसे न केब्रछ उसकी 
आँखें और हाथ ही वापस दिलाये, अपितु उसे राज्य भी दिलवाया । 
इसीलिये शाल्रोने कहा है---'यतो धर्मस्ततो जयः? | जहाँ धर्म है, 
वहाँ विजय होकर रहती है | 
श्रुके प्रति उपकार 

परंतु मणिकुण्डलकी राज्य पाकर भी मित्रके बिना संतोप नहीं 
हुआ | वह रात-दिन यही कहा करता था कि मित्रके बिना न तो 
राज्य अच्छा हैं और न छुख ही अच्छा ढगता है | इस प्रकार वह 
सदा गौतम ब्राह्मणका ही चिन्तन किया करता था | इस प्रृथ्वीपर 
उत्तम कुलमें उत्पन हुए साधु पुरुषोंका यही लक्षण है कि अद्दवित 
करनेवार्लेके प्रति भी उनके मनमें सदा करुणा ही भरी रद्दती है । 
एक दिन महाराज मणिकुण्डल बनमें गये हुए थे। वहाँ उन्होंने 
अपने पूर्वमित्र गौतम ब्राह्मणकोी देखा | पापी जुआरियिनि उसका 
साश धन छीन लिया था | धर्मज्ञ मणिकुण्डलने अपने ब्राह्मण मित्रको 


१५८४ तत्व-चिन्तामणि भाग ६ 


साथ ले लिया, उसका विधिपूर्वक्त पूजन किया और धर्मका सब 
प्रभाव भी बतलाया । श्ुके प्रति ऐसा सद्यबहार धार्मिक पुरुष ही 
कर सकते हैं | 
एकादशीको रात्रि-जागरणका भाहात्म्य 

इस प्रकार गौतमी गड्गासे सम्बद्ध तीरथोंका माहात्य वर्णन करके 
अनन्त वासुदेवकी महिमा कही गयी है । फिर कण्डुमुनिका चरित्र 
एवं उनपर भगवान्‌ पुरुषोत्ततकी कृपाका वर्णन करके पुरुषोत्तम- 
क्षेत्रके माह्मत्मका उपसंहार किया गया है| इसके अनन्तर भगवानके 
अवतारका रहस्य वतलते हुए श्रीकृष्णचरित्रका संक्षेपमें वर्णन किया 
गया है । फिर भगवानके अन्य मुख्य अवतारोंका अत्यन्त संक्षिप्त 
वर्णन करके यमलोकके मार्ग, यमरपुरीके चारों द्वार तथा विविध 
नरकोंका वर्णन, धर्ंकी महिमा, भगवद्धक्तिका प्रभाव, अन्नदानका 
माहत्म्य तथा श्राहइवविषयक आवश्यक बातें बतछायी गयी हैं | इसके 
बाद गृहस्थोचित सदाचार एवं कतेव्याकर्तन्यका वर्णन करते हुए 
वर्णाश्रम-धर्मका निरूपण किया गया है | फिर ख्ग और नरकमें ले 
जानेवाले धर्मात्मका खरूप बताकर भगवान्‌ वासुदेवक्रे माहात्म्यके 
प्रस्ठभ एकादशीके दिन रात्रिमें जागरणपूर्वक भगवह्ुण-गानकी 
महिमा कहते हुए एक भगवद्धक्त चाण्डालका आख्यान वर्णित हुआ 
है । अवन्तिकापुरी ( उज्जैन ) में एक भक्त चाण्डाल रहता था, जो 
संगीतमें कुशछ था | वह उत्तम वृत्तिसे धन पैदा करके अपने 
कुटुम्बके छोगोंका भरण-पोषण किया करता था । भगवान्‌ विष्णुके 
'प्रति उसकी बडी भक्ति थी | वह नियम-पालनमें बड़ा इढ़ था | 
प्रत्येक मासकी एकादशी तिथिको वह नियमपूर्वक उपवास करता 


श्रह्मपुराणपर एक विहड्म-दष्टि श्८ण्‌ 


और रात्रिके समय भगवानके मन्दिरके समीप जाकर उन्हें मगवल्लीछा- 
सम्बन्धी गीत सुनाया करता था । द्वादशीको प्रातःकाल भगवान्‌को 
अणाम करके अपने घर लौठता और पहले दामाद, मानजे और कन्याओं- 
को भोजन कराके पीछे खय सपरिवार भोजन करता था | इस 
अकार करते हुए उसके जीवनका अधिकाँश भाग बीत चुका था। 
भक्तिनिष्ठाका अपू् उदाहरण 

एक बार चैत्र क्ृष्णपक्षकी एकादशीको वह भगवान्‌ विष्णुकी 
सेवाके लिये जगली पुष्पोंका चयन करनेके निमित्त भक्तिपूर्वक उत्तम 
चनमें गया | क्षिप्राके तटपर महान्‌ वनके भीतर एक बहेड़ेका पेड 
था | उसके नीचे पहुँचनेपर किसी राक्षसने उस चाण्डालकों देखा 
और भक्षण करनेके लिये पकड लिया | यह देख उस चाण्डालने 
राक्षससे कहा--“भाई | आज तुम मुझे न खाओ, कल प्रातःकाल 
खा लेना । मैं शपथपूर्वक कहता हूँ, मैं खय 'तुम्हारे पास छौट 
आउऊँगा | राक्षम | आज मेश बहुत बडा कार्य है, अतः मुझे 
छोड दो | मुझे भगवान्‌ विष्णुकी सेवाके लिये रात्रिमें जागरण 
करना है | तुम्हें उसमें विष्न नहीं डालना चाहिये |? राक्षमने उसकी 
बातपर विश्वास करके उसे छोड दिया | तब चाण्डाल फ़ूछ लेकर 
भगवान्‌ विप्णुके मन्द्रिपर आया | उसने सभी फूछ ब्राह्मणको दे 
दिये । ब्राह्मणने उन्हें जलसे धोकर उनके द्वारा भगवानका पूजन 
किया और अपने धरकी राह छी, किंतु चाण्डालने उपवासपूर्वक 
मन्दिरके बाहर ही भूमिपर बैठकर भगवान के गीत गाते हुए रातभर जागरण 
किया। रात्रि बीतनेपर उसने स्नान करके मगवान्‌को प्रणाम किया। फिर 
अपनी प्रतिज्ञा सत्य करनेके लिये वह राक्षसके पास चछा आया। 


१८६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


मक्तकी निर्भवता 

चाण्डालको आया देख ब्रह्मराक्षसके नेत्र आश्वयेसे चकित' 
हो उठे । उसने चाण्डाडसे उसकी उपासनाका सारा द्वाछ जानकर 
कहा--:मैया ! तुम्हें बडा पुण्य होगा, तुम अपने एक रातके 
जागरणका फल मुझे दे दो | ऐसा करनेसे तुम्हें छुटकारा मिल 
सकता है, अन्यथा तुम्हें में कदापि नहीं छोडनेका ।? चाण्डालने 
कद्दा---'निशाचर ! मैंने तुम्हें अपना शरीर भर्पण कर दिया है । 
अत' अब दूसरी बात करनेसे क्‍या राम | तुम मुझे इच्छानुसार 
खा जाओ |” तब राक्षसने फिर कह्ा--अच्छा, रातके दो ही 
पहरके जागरण एत्र संगीतका पुण्य मुझे दे दो । तुम्हें सुझपर भी 
कृपा करनी चाहिये |! यह छुनकर चाण्डालने राक्षतसे कहां--- 
धयद्द कैसी बेसिर-पैरकी बात करते हो । मुझे इच्छानुसार खा छो ॥ 
मैं तुम्हें अपने जागरणका पुण्य नहीं दूँगा |” चाण्डालकी बात सुनकर 
ग्रह्मराक्षमने कह्ा---भाई ! तुम तो अपने धर्म-कर्मसे सुरक्षित हो; 
कौन ऐसा भशज्ञानी और दुष्ट-बुद्धिका पुरुष होगा, जो तुम्हारी ओर 
ताकने, तुमपर भाक्रमण करने अथवा तुम्हे पीडा देनेका साहस 
करेगा | महाभाग | तुम मुझपर कृपा करके एक ही पहरके जागरण- 
का पुण्य दे दो, अथवा अपने घर छोट जाओ |? चाण्डालने फिर 
उत्तर दिया--'न तो मै अपने घर लछौट्रेंग और न तुम्हें किसी 
तरह एक यामके जागरणका पुण्य ही दूँगा |? यद्द छुनकर अद्मराक्षस 
हँस पड़ा और वोछा--भाई ! रात्रि व्यतीत होते समय जो 


तुमने अन्तिम गीत गाया हो, उसीका फल मुझे दे दो और पापसे 
मेरा उद्धार करो !? 


ब्रह्मपुराणपर पक चिहृड्म-दृष्टि १८७ 


भक्त चाण्डालकी राक्षसपर कृपा 

तत्र चाण्डाडने उससे कहा--थयदिं तुम आजसे किसी भी 
प्राणीका वध न करो तो मैं तुम्हें अपने पिछले गीतका पुण्य दे 
सकता हैँ; अन्यया नहीं |” '्यहुत अच्छाः कहकर बद्मराक्षसने 
उसकी व्रांत मान ली | तब चाण्डालने उसे आधे मुहर्तके जागरण 
एवं गानका फू दे दिया । उसे पाकर ब्रह्मराक्षसने चाण्डलूको 
प्रणाम किया और प्रसन्‍न होकर वह प्रथूदक तीर्थकी ओर चछ 
दिया। वहाँ निराहार रहनेका संकल्प लेकर उसने प्राण छोड़ दिये। 
उस' एक गीतके फलसे उसका राक्षत्-योनिसे उद्धार हो गया । 
इधर चाण्टाल्के मनमें भी इस घटनासे बडा वैराग्य हुआ । उसने 
अपनी पत्तीकी रक्षाका भार पुत्रोपर डालकर खय प्रृथ्वीकी परिक्रमा 
आरम्म कर दी | फिर पापरद्वित हो उसने उत्तम गति प्राप्त की । 

भक्ति और मयोदा 

इस आख्यानसे हमें कई प्रकारकी शिक्षाएँ मिलती हैं | पहली 
बात तो यह दे कि मगवान्‌की भक्तिमें नीच-ऊँच सबका समान 
अधिकार है | भगवानका द्वार सबके लिये समानरूपसे खुला है, 
किंतु भक्तिके साथ-साथ जीविका भी विश्युद्र होनी चाहिये। भक्तिका 
अर्थ यद नहीं कि भक्त चाहे जो कुछ करे | आज हमारे अछूत 
भाइयोंकोी मन्दिरोंमें घुसानेका तो सभी छोग प्रयत्न करते हैं; परंतु 
उनका जीवन पत्रित्र हो, उनके दुर्गुण-दुराचार दूर हों--इसकी 
बहुत कम छोगेंको परा है| यहाँ एक बात और समझ लेनेकी 
है | भक्ति और चीज है, सामाजिक व्यवस्था एवं शाल्रीय मयादा 
दूसरी चीज है | भक्ति करनेका अधिकार तो सबको है, परंतु 


१८८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


शास्षीय मर्यादाकी रक्षा करते हुए । भक्तिका जहाँ प्रश्न है, वहाँ 
एक भगवद्धक्त चाण्डाठको एक अभक्त ब्राह्मणकी अपेक्षा श्रेष्ठ माना 
गया है | परंतु किसी चाण्डाल भक्तको यद्द अधिकार नहीं कि वह 
शास्की मयौदाका छोपकर दूसरे भक्तोंके साथ बैठकर ही भक्ति 
करे। यह तो भक्ति नहीं, दुराग्रह है | भक्त तो सदा अपनेको 
छोटा--वृणसे भी छघु--मानता है, वह अभिमानसे कोस्सों दूर 
भागता है | इस्तील्यि चाण्डाल भगवानके डिये पुष्प तोड़कर तो 
ठाता था, परंतु उन्हें भगवानपर खय॑ चढ़ानेका आग्रह छोड़कर 
उन्हें. ब्राह्मणकी दे देता था और आाह्मण देवता उन्हें पवित्र करके 
उपयोगमें लेते थे | इसी प्रकार वह मन्दिरके भदर जानेका आग्रह 
न करके बाहर जमीनपर बैठकर ही उन्हें गान सुनाया करता था। 
ऐसा करनेसे चाण्डालकी भक्तिमें किसी प्रकारकी कमी नहीं आती 
थी । भगवान्‌ तो ऐसे भक्तके मयोदा, ग्रेम एवं विनयसे उल्टे प्रसन्‍न 
दोते हैं| वे तो हमारा हृदय देखते हैं । 
भक्तिमें नियमपालनका महत्त 

भक्तके लिये यह भी आवश्यक नहीं कि वह घर छोड़कर ही 
भक्ति करे । घरमें रहकर अपने कुठुम्बका न्यायोचिंत रीतिसे भरण- 
पोषण करना भी भक्तिका ही एक अछ्ढ है, ऐसे भक्तपर भगवान्‌ 
बहुत प्रसन्‍न होते हैं | यदि गृहत्याग करना आवश्यक ही हो तो 
अपने आश्रितजनोंकी रक्षाका सप्ुचित प्रबन्ध करके ही ऐसा करना 
उचित है । नियम-पालन भी भक्तिमें बडा सहायक है | इससे 
हमारी तत्परताका पता छुगता है कि भगवान्‌की ओर पैर बढ़ानेके 
लिये हम कहाँतक तैयार हैं | जहाँ अन्य वर्णोके लिये द्वादशीके 


ब्रह्मपुरणपर एक विहद्गम-दृष्टि १८९ 


दिन ब्राह्षणफी खिलाकर खय॑ खानेका विधान है, वहोँ चाण्डालके 
लिये यही आज्ञा है कि वह अपने दामाद, भानजों तथा कन्याओंको 
भोजन कराके फिर खययं भोजन करे | उसके लिये यह आवश्यक 
नहीं कि वह औरोंकी भाँति ब्राह्मणको ही जिमानेका आग्रह करे | 
सत्य आदि देवी गुण भी भक्तमें खाभाविक ही रहते हैं। सारांश 
यह कि भक्तके लिये ईमानदार एवं बातका धनी होना परमावश्यक 
है; क्योंकि भक्तकी वदनामी भगवानपर आती है| 
भगवच्छरणागतिसे निर्भयता तथा भक्त-सद्भकी अमोघता 
भक्तका सबसे बड़ा गुण है---उसकी निर्भयता | जो मगवान- 
के शरण हो गया, उसे फिर भय कैसा | वह किसी भी मृल्यपर 
अपनी भक्तिको नहीं वेचेगा | वह तुच्छ प्राणंकि लिये भक्तिका 
सौदा नहीं करेगा | असल्में तो जिसने भक्तिका कवच धारण कर 
रक्‍्खा है, उसका जगतमें कोई वाल भी बॉका नहीं कर सकता | 
भगवानकी सारी शक्ति उसकी रक्षामें नियुक्त रहती है | बस्तुतः 
हम भगवानपर सच्चे अर्थमें निर्भर ही नहीं करते | नहीं तो, किसी 
प्रकारका भय हमारे पासतक नहीं फठक सकता । हमें दुःख 
और भय तमीतक सताते हैं, जबतक हम वास्तवमें भगवानको अपना 
रक्षक नहीं मानते | भगवानके शरण हो जानेके बाद किसीकी 
कया मजाछ है जो हमारी ओर ऑख उठाकर भी देखे । मृत्युका 
मय ही सबसे बड़ा भय है; जो मृत्युसे निडर हो गया, वह जगतसे 
निडर हो जाता है | सबसे महत्त्वपूर्ण शिक्षा इस आख्यानसे हमें 
यह. मिलती है कि सच्चे भगवद्धक्तका सब्र अमोध होता है | वह 
जिस किसीको प्राप्त हो गया, उसके कल्याणकी मानो बीमा दो 


१९० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


गयी | भक्त चाण्डाल्के सड्कका ही यह्द प्रभाव था कि उस ऋूर 
त्रह्मराक्षषका मन ही पलढ गया | उत्तकी भगवद्धक्तिमें प्रवृत्ति दो 
गयी और वह उस चाण्डाडके आधे मुह॒तंके जागरणका पुण्य पाकर 
कृतार्थ हो गया । 
भक्तकी मदुता । 

निर्भय होनेके साथ-साथ भक्तका हृदय बडा कोमछ भी होता 
है | शरणागतके लिये वह बडे से-्रडा त्याग करनेमें भी सकोच 
नहीं करता । अवश्य ही उसे कोई धोखा नहीं दे सकता और न 
डरा-धमकाकर ही कोई उससे काम निकाल सकता है | भक्त 
पिवलते हैं तो हमारी दीनतापर, हमारी सच्ची छगनपर दी | अपनी 
ईमानदारी, अपनी सच्ची छगनका विश्वास दिलछाकर ही हम उनकी 
कृपा एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं | 

ब्रह्मपुराणका उपसंद्वार 

इसके अनन्तर नैमित्तिक, प्राकृत एवं आत्यन्तिक--तीन 
प्रकारके प्रठढयक्रा तथा आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापोंका वर्णन 
करके भगवत्तत्वकी व्याख्या की गयी है | उसके पश्चात्‌ योग और 
साख्यका वर्णन करके कर्म तथा ज्ञानका अन्तर बतछाते हुए 
परमात्मतत्तका निरूपण तथा अध्यात्मज्षान और उसके साधनोंका 
वर्णन किया गया दे और अन्तमे क्षर-अक्षर तत्तोंका विवेचन करके 
अन्यका उपसहार किया गया है | इस प्रकार मार्कण्डेयपुराणकी 
भाँति त्रह्मपुराणमें भी बड ही अमूल्य उपदेशोंका संग्रह है | सबको 
इन उपदेशोंसे छाम उठाना चाहिये । 


«->--+०६<-]फकपकपह थक ९००० 


स्रियोंके लिये कस्याणके कुछ घरेलू प्रयोग 
( एक उपदेशग्रद दृष्टान्त ) 

किसी संयुक्त परिवारमें दो स्ली-पुरुष, उनके पॉच छडके और, 
दो लड़कियाँ थीं। छडकोंका विवाह हो चुका था। उनमेंसे चारके 
बाल-बच्चे भी थे | लडकियों दोनों कारी थीं। सबसे छोठे छड़के- 
का ब्याह कुछ ही दिन पहले हुआ था। उसकी खज्लरी अभी मैक्षेपें 
ही थी | इस प्रकार दोनों छड़कियोंक्ों मिछाकर घरमें कुछ सात 
त्रियों थीं | वे चाहतीं तो सब मिलकर धरका काम-काज अच्छी 
तरद्द कर सकती थीं, परन्तु उनकी आपसमें बनती न थी। वे एक 
दूसरीसे जला करती थीं और धरके काम-काजसे जी चुराती 
थीं। उनमेंसे प्रत्येक यही चाहती कि उसे कम-से-कम काम और 
अधिक-से-अधिक आराम मिले | आये दिन उनमें तू-तू, मैं-में हो 
जाया करती थी; घरमें अशान्ति और कलूहका साम्राज्य था | इसी 
परिस्थितिमं सबसे छोटे छडकेकी श्री भी अपने मैकेसे आ गयी। 
चह उत्तम घ्रानेकी छड़की थी। उसे बचपनसे ही बडी अच्छी 
शिक्षा मिली थी | वह अपनेको उस क्षुत्ध बातावरणमें पाकर धबरा 
उठी |अपनी सास और जिठानियोंकी आपसमें छडते-झगड़ते देख वह एक 
दिन रो पड़ी और अत्यन्त भार्त होकर मन-ही-मन भगवानसे प्रार्थना 
करने लगी---(प्रभो | क्या यही सब देखने-छुननेके लिये मुझे आपने 
इस घरमें भेजा है यहाँ तो मैं एक दिन भो न रह सझूँगी। मुझे 
रात-दिनका झगड़ा अच्छा नहीं छगता । न जाने मैंने पिछले जन्मोंमें 


१०२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


ऐसे कौन-से दुष्कर्म किये हैं, जिनके कारण मेरा इस घरमें व्याह्द 
हइआ है ” रोते-रोते उसकी आँख छग गयी | उसे स्पष्ट सुनायी 
दिया मानो उसे कोई सान्वनापूर्ण शब्दोंमें कह रहा दै---'बेटी ! 
धबरा मत, इस घरका झुधार करनेके छिये ही तुझे यहाँ भेजा गया 
है | तुझ-जैसी छड़कीकी यहाँ आवश्यकता थी |? 

इन शब्दोंकी सुनकर छोटी बह्ठकों बड़ी सान्वना मिली । 
उसकी सारी घबराहट जाती रह्दी | उसने मन-ही-मन अपना कर्तव्य 
निश्चित कर लिया | उसने कछद्का मूल जानना चाहा | उसे माछम 
हुआ कि उसकी सास और जिठानियों तथा ननदोंने आपसे घरका 
काम बॉँट लिया है | सास और ननदें ऊपरका काम करतीं और 
बहुएँ पारी-पारीसे भोजन बनातीं। और-और कार्मोके लिये भी 
पारी बॉध ली गयी थी; परन्तु यदि उनमेंसे दैवात्‌ कोई बीमार हो 
जाती तो दूसरी बहुएँ उसके बदलेका काम करनेमें आनाकानी करती । 
वे उसपर वद्दानेवाजीका आरोप करतीं और अनेक प्रकारके 
आक्षेप करतीं | छडाईका दूसरा कारण यह होता कि जब कमी 
घरमें बाहरसे कोई खाने-पीनेकी चीज आती तो सब-की-सब यह 
चाहतीं कि अच्छी-से-अच्छी चीज अधिक-से-अधिक मात्रामें मुझे 
मिले | बस, इसीपर झगडा शुरू हो जाता और आपसमें गाली- 
गलौजतककी नौबत आ जाती | कभी-कभी मामूली बातोंको लेकर 
बखेडा खडा कर लिया जाता | यदि कमी एक भाईका छडका दूसरे 
भाईके छडकेसे छड़ पडा तो इसीपर दोनोंकी माताएँ एक दूसरीको 
खूब खोटी खरी सुनातीं | इन सब बातोंको देखकर छोटी बहुको बडा 
5 /ख हुआ । जिस दिन उसने भगवान्‌का आदेझ सुना, उसी दिनसे 


स्रियोंक्रे लिये कल्याणके कुछ घरेलू प्रयोग. १०४ 


वह झगड़ा मिठानेका उपाय सोचने छगी | उसने सोचा कि भगवानू- 
ने इप्ती बहाने उसे सेवाका बडा ही सुन्दर अवसर प्रदान किया है 
बढ एक दिन चुपकेसे अपनी सबसे वडी जिठानीके पास गयी | उस 
दिन उसकी स्वेरे रसोई बनानेकी पारी थी | उसने जिठानीसे 
कहा---“जिठानीजी ! में आप सबसे छोटी हैँ। मेरे रहते आप 
रसोई वनायें---यह्ट उचित नहीं माछुम होता | फ़िर आपको तो 
वाल-बच्चोकी भी सेमाल करनी पडती है । मेरे जिम्मे और कोई 
काम है नहीं | इसलिये बडा अच्छा हो यदि आप अपनी रसोई 
बनानेकी पारी मुझे दे दें। मैं आपका बडा उपकार मानूँगी (* 
जिठानी पहले तो बड़ी देरतक आनाकानी करती रही | वह बोली--. 
"बह | अभी तो तुम्हारे खाने-पहननेके दिन हैं | जब कुछ सयानी/! 
हो जाओ, तब चूल्हा फ्रैकनेके काममें पड़ना। अभी कुछ दिन 
आराम कर लो, ग्रहस्थीका सुख भोग छो | आखिर तो यह सद 
करना द्वी है. !! छोटी बहने कहा--“जिठानीजी ! मैं आपके पैरों 
पड़ती हूँ, मुझे इस तरह निराश न करो | यही दिन तो मेरे कामः 
करनेके हैं | अभीसे यदि मुझे आपलोग आरामतछत्र बना देंगी तो 
आगे जाकर मैं किसी कामकी न रह जाऊँगी | अवश्य ही मुझसे 
कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण मुझे आप अपने 
अधिकारसे वश्चित कर रही हैं |? यह कहकर वह रोने छगी। अब, 
तो जिठानी और अधिक उसकी बातको न ठाल सकी | उसने अपनी 
पारी उसे दे दी । इस प्रकार क्रमश. उसने सभी निठानियोस्े 
अनुनय-विनय करके उन सबकी प्रारी ले छी | यह काम अपने 
जिम्मे लेकर वह इतनी प्रसन हुई मानो उसे कोई निधि मिल गयी 


त० चि० भा० ६--१३-- 


१९४ "तत्त्वनचिन्तामणि भाग ६ 


हो । वह अतिदिन सबेरे बडे चावसे सबके लिये रसोई बनाती और 
सबको खिला-पिलाकर अन्तमें खयं भोजन करती । उसे ऐसा करनेमें 
तनिक भी थकान नहीं माद्ठम होती, बल्कि उसे इसमें बड़ा चुख 
मिलता । वह दिनोंदिन दूने उत्साहसे इस कामको करने लगी। 
वह रसोई भी बहुत अच्छी बनाती और फुर्तासे बनाती | बात-की- 
बातमें बहुत-सी सामग्री तैयार कर लेती | यदि कभी कोई मेहमान 
भी आ जाते तो वह उकताती न थी । उन्हें भी बड़े प्रेमसे भोजन 
कराती; क्योंकि वह इसमें अपना छाम समझती थी | उसकी इस 
अद्भुत लगन एवं सेवामात्रको देखकर सभी कोई उसकी प्रशंसा करने 
गे | एक दिन उसकी सास उसके पास आयी और बोली--- 
'ेटी ! तूने यह क्‍या किया * सबकी पारी अपने जिम्मे क्‍यों ले 
ली » उसने बड़ी नम्रतासे उत्तर दिया--माताजी ! मेरे माता- 
'पिताने मुझे यही शिक्षा दी है कि यह शरीर तो एक दिन मिट्टीमें 
मिल जानेवाल है | इसे अधिक-से-अधिक दूसरोंकी सेवार्में छगाना 
चाहिये। यही इसका सबसे अच्छा उपयोग है | सेवा ही सबसे बडा धन 
है। अतः आपसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे इस 
कामके लिये बराबर उत्साह दिलाती रहें |! उसका यह उत्तर सुनकर 
'सास चकित हो गयी | उसने सोचा कि ग्रह्न तो कोई देवी है, 
किसी मानुषीका ऐसा सुन्दर भाव हो ही नहीं सकता ।. 

इूसरे दिन सछुरजी बहुओंको देनेके लिये बहुत सी साड़ियाँ 
छाये । उन्होंने प्रत्येक बहुको वर्षभरके लिये बारदद-बारद् साड़ियाँ 
दीं । छोटी बहू अपने हिस्सेकी साड़ियोमेंसे दो साडियाँ लेकर अपनी 


जे घड़ी जिवानीके पास गयी और विनयपूर्वक्क बोली--- 


3 3. कजे अब 
सखत्रियोंके लिंयें कल्याणके कुछे-घरेलू प्रयोग... १९५ 


*जिठानीजी | मुझे यहां आते समय पिताजीने बहुत-सी साड़ियाँ दी 
थीं | मेरा उनसे अच्छी तरह काम चल सकता है | ,आप मुझपर 
दया करके ये दो साड़ियाँ अपने लिये रख छीजिये। मुझे इससे बड़ा 
खुख मिलेगा ओर मैं आपका बड़ा अहसान मानूँगी |! जिठानीने 
बहुत आनाकानी की, परन्तु उसका अत्यधिक आग्रह देखकर वह 
उसे अखीकार न कर सकी । इसी प्रकार आग्रह करके उसने दो-दो 
साड़ियाँ अपनी अन्य जिठानियोंको तथा दो अपनी सासको दीं और 
एक-एक साड़ी अपनी ननदोंको दे दीं । उसके इस औदार्यपूर्ण 
व्यवहारकी भी सबके मनपर गहरी छाप पड़ी | सासके पूछनेपर 
उसने कहा---शमाताजी ! मैं इस कार्यमें भी आपकी मदद एवं 
ओत्साइन चाहती हूँ | शरीरकी भाँति ये वत्र आदि भी क्षणभह्नुर 
हैं । इनका संग्रह आत्मकल्याणमें बाधक है| जीते-जी मोह एवं 
आसक्ति आदिके कारण इनमें फँसावट हो जाती दवै और मरते समय 
भी यदि इनमें मन अठका रहा तो ग्रेत आदि योनियोंमें भठकना 
पड़ता है | सेवाके काममें रूगाना ही इन सबका सर्वोत्तम उपयोग 
है। नहीं तो एक दिन ये यों ही नष्ट हो जायेंगी | सास उसका 
यह उत्तर पाकर बहुत प्रसन हुई और उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने 
रूगी | इधर घरमें पैसा भी बढ़ गया | सहुरजीने प्रत्येक बहुको छ:-छ; 
गहने तैयार कराके दिये | छोटी बहने अपने हिस्सेके गहनोंको भी 
अपनी चारों जिठानियों और ननदोंमें बाँट दिया और अपने 
लिये (उसने एक भी न रक्खा । पूछनेपर उसने यद्दी कह कि भरे 
पास अपने पिंताजीके दिये हुए बहुत-से गहने पड़े हैं | मेरे लिये 
खतने ही पयोत्त हैं ? इस प्रकार उसने अपने साधु व्यवद्दार एवं 


१९६ तत्व-चिन्तामणि भाग 


उदारतासे सभीके हृदयमें स्थान कर लिया | सभी उससे अत्यधिक 
सन्‍्तुष्ट थे | 


फिर एक दिन मौका देखकर उसने अपनी बड़ी जिठानीसे 
सायंकालकी रसोई बनानेकी भी आज्ञा मॉगी | उसने कहा---'मेरे 
रहते आप रसोई बनानेका कष्ट करें, यद्द मेरे लिये बड़ी ही 
छज्नाकी वात है |? वह इस प्रकार कह ही रही थी कि उसकी 
सास वहाँ आ पहुँची | वह बडी उत्सुकतासे अपनी बडी बहुसे 
पूछने छगी-ध्यह् किस बातके लिये आम्रह कर रही है. ” जब 
उसे माद्ठम हुआ कि छोटी बहू सायंकालकी रसोई भी अपने दी 
हिस्सेमें कर लेना चाहती है, तब तो वह हँसकर बोली----'तुमछोग 
अपनी इस छोटी देवरानीसे सावधान रहना । यह तुमलोगेंसे 
वास्तविक छामकी वस्तु ठग लेना चाहती है |” बडी बहू सासके 
अभिप्रायकी न समझकर बोल उठी-सासजी ! आप यद्द क्या कह 
रही हैं ? आपकी यह छोटी बहू तो बडी ही साध्वी है, सब प्रकार 
प्रशंसाके योग्य हैं। इसके सम्बन्धमें आप ऐसी बात कैसे कह रद्दी 
हैं ” सासने कहा--पतुम समझी नहीं | यह हमलोगोंकी सेवा 
करके--हमें गहने-कपड़े तथा शारीरिक आराम आदि तुच्छ बस्तुऐँ 
देकर बदलेमें तप आदि हमारी आध्यात्मिक कमाई---जो आहः्मेद्धारमें 
सहायक हैं, हमसे छीन रही है | इससे बढ़कर ठगई और क्या 
होगी इसने मुझे एक दिन बताया था कि दूसरोंकी सेवा करनेसे 
अन्त:करण छझुद्ध होकर आत्मकल्याणमें समर्थ हो जाता है। इसने 
यह भी कहा था कि छु॒द्ध भावसे रसोईके रूपमें घरवाल्लोंकी सेवा 
करनेसे एक ही साल्में कल्याण हो जायगा | इसलिये वहू ! 


स्ियोके लिये कल्याणके कुछ घरेलू प्रयोग. १९०७ 


सायंकालकी रसोईका काम तो मैं अपने जिम्मे रूँगी | मुझे भी तो 
आत्माका कल्याण करना है | मैं ही उससे वद्चित क्‍यों रहुँ ?? 
सासकी यह बात सुनकर सबकी आँखें खुल गयीं | फिर तो सबको 
अपने-अपने कल्याणकी फिक्र पड़ गयी। कहाँ तो सब-की-सब 
कामसे जी चुराती थोँ और छोटी बहुके एक समयकी रसोईका 
भार अपने सिरपर ले लेनेसे एक प्रकारके सुख एवं छुविधाका 
अनुभव करती थीं; इसके विपरीत अब सबने अपनी-अपनी सबेरेकी 
रसोई बनानेकी पारी छोटी बहसे वापस ले लछी। जहाँ कामको 
लेकर कुछ ही दिन पहले सबमें झगड़ा होता था, अब सब्न-को-सब 
चड़े उत्साह एवं दिलचत्पीके साथ अपने-अपने हिस्सेका काम 
करने लगीं | छोटी बहूका उपाय काम कर गया। 

जब छोटी बहने देखा कि ये छोग कोई भी अब रसोईका 
काम मुझे नहीं सौपेंगी, तब उसने सेबाका दूसरा ढंग सोचा । उसने 
विचार किया कि घरमें रोज आठ-दस सेर आठेकी खपत है, वह 
सारा-का-सारा वाजारसे खरीदा जाता है। इससे तो अच्छा है कि 
मैं बड़े सवेरे उठकर खयय गेहूँ पीस लिया करूँ । इसमें कई छाम 
हैं। जो आठा बाजारसे आता है, वह प्रायः पुराने घुने हुए 
गेहुँओंका होता है । उसमें मिट्टी मिली हुई रहती है | फिर कलकी 
चकियोंमें जो आटा पिसता है, उसका सार मारा जाता है । वह 
खास्थ्यके लिये ह्वानिकारक होता है। मेरी जिठानियोंने रसोईका 
काम तो मुझसे वापस ले लिया | अब आत्मकल्याणके लिये मुझे 
यही काम करना चाहिये | उसने तुरंत यह प्रस्ताव अपने पतिके 
सामने पेश कर दिया । तुरंत गेहूँकी व्यवस्था हो गयी | बाजारसे 


बिक 


१९८ तत्वे-चिंन्तामणि भाग दे 

आठा खरीदना बंद कर दिया गया | छोटी बहूने दिनमें गेहूँ सांफे 
करके रख दिये और दूसरे दिन सबेरे द्वी मुँह-हाथ धोक॑र पढ़े 
गेहूँ पीसनेके काममें जुट गयी । शरीर खस्थ एवं सबल था और मर्न 
उत्साहसे भरा था | काम करनेका अभ्यास था । बात-की-बआनमें 
उसने आठ-दस सेर गेहूँ पीसकर रख दिये | सासको जब इस 
बातका पता छगा तो वह दौडी हुई छोटी बहुके पास आयी और 
बोली-/बहू | यंह आंत्मकल्याणका कोई नया तरीका ढूँढ़ निकांछां 
है क्या ?? बहूने गद्दद खरमें कहा-'माताजी ! जिठानिरयोने रसोई 
बनानेका काम तो मुझसे वापस ले लिया । इसलिये मुझे 
आंत्मकल्याणका यह्द दूसरा मागे ढूँढ़ना पडा । इसमें शारीरिक 
श्रम अधिक है । इसलिये जहाँ आध्यात्मिक छामके लिये रसोईका 
काम करनेसे साल्मरमें आत्माका कल्याण होता, वहाँ आठा पीसनेसे 
छः ही महीनेमें काम बन जायगा | फिर इसमें दुहरा छाम्र है । 
आत्माका कल्याण तो द्वोता दी है, सांथ-दी-साथ शारीरिक व्यायाम 
भी द्वो जाता है, जिंससे शरीरमें फुर्ती और बल आता है तथां 
शरीर नीरोग रहता है । इससे गर्भवती ल्लियोंको प्रसेव भी जल्दी 
और छुखपूर्वक द्वोता है | घरवालेंको शुद्ध आठा मिलता है, जिससे 
उनके खास्थ्य और मंन दोनोंपर अच्छा प्रभाव पंडता है। इन सब 
कारणोंसे यह काम मेरे लिये अत्यन्त श्रेयस्कंर है| आशा है, आप 
मेरे इस काममें मेरी सहायता करेंगी |! अब तो सास अपनी छोटी 
बह्ूकी गुरुवत्‌ मानने छगी | उसकी एक-एक बात उसको सारगर्भित 
प्रतीत होने लगी । वह उसके प्रत्येक कार्यकों गौर्बकी दृश्टिसे 
देखने छगी और खय भी उसीका अनुकरण' करनेकी चेष्ट करने 


स्त्रियोंके लिये कल्याणके कुछ घरेलू प्रयोग. १९० 


लगी | जहाँ छोटी बहूने पहले दिन सबेरे छः बजे आठा पीसनेका 
कार्य जारम्म किया था, वहाँ यह दूसरे दिन पाँच द्वी बजे 
उस काममें जुट गयी । उसकी देखा-देखी तीसरे दिन उसकी दूसरी 
बहुओंने चार ही बजे उस कामको शुरू कर'दिया | इस प्रकार 
पहले जहाँ वे सब-की-सब कामसे जी चुराती थीं, अब उन सबरमें 
काम करनेकी एक प्रकार होड़-सी होने छगी। सभी चाहती थीं 
कि अधिक-से-अविक काम मुझे करनेको मिले; क्योंकि सबको 
उसमें आत्षकल्याणके दर्शन होते थे | छोटी बहुकी यह दूसरी 
विजय थी | 

अब छोठदी बहूने कमरे साफ करने तथा कुएंसे पानी खींचकर 
लानेका काम अपने जिम्से ले लिया। सबेरे नौकर झाड़ छगाने 
'तथा पानी भरने आता, तो उससे पहले ही यह सारा काम ख़र्य॑ 
कर लेती । सासने उससे फिर पूछा--“बेटी ! इस कामके करनेमें 
तुम्हारा क्या अमिप्राय है. ” छोटी बहूने बडे ही मधुर खरोंमें कहा--- 
भाँताजी | आपकी इन सब बातोंका भेद बतला देनेसे सेवासे 
वंश्चित होना पडता है. | इसलिये अब मैं इसका रहस्य आपको 
नहीं बतछाना चाहती | इस अविनयके लिये आप मुझे क्षमा करें |? 
सासने कहा---“बेटी | अब मैं तेरे कार्यमें बाधा नहीं डाह्ँगी | 
तू मुझे इसका आध्यात्मिक रहस्य समझा दे | बहूने कहा--- 
सासजी | जहाँ रसोईका काम करनेसे साल्मरमें और आठा 
पीसनेका काम करनेसे छः महीनोंमें आत्म-कल्याण होता, वहाँ पानी 
भरनेकी सेवासे तीन ही मद्दीनोमें काम बन जायगा; क्योंकि यह 
काम उन सबकी अपेक्षा भधिक कठिन है, । इसमें श्रम एवं कष्ट 


"२०० तत्त्व-चिन्तामणि भाग 


अधिक है तथा जानकी भी जोखिम है |? फिर क्या था, सास भी 
उसके इस काममें हाथ बठाने छगी। दोनोंका उसमें साझा हो 
गया । दूसरी बहुओने यह देखकर साससे कहा---“आपकी अवस्था 
अब पानी भरने ढायक नहीं है | इसलिये यह काम आपको नहीं 
करना चाहिये |” इसपर सासने उन्हें उत्तर दिया--“क्या मुझे 
आत्मकल्याण नहीं चाहिये ? मैं इद्धा हूँ, इसलिये मुझे तो जल्दी- 
से-जल्दी आत्माका कल्याण कर लेना चाहिये |? फिर क्या था; 
दूसरी बहुएँ भी इस काममें शामिल हो गयीं | अब छोटी बहुने 
बरतन मॉजनेका काम अपने जिम्मे लिया | सासने इसपर आपत्ति 
"की । वह बोली---“इससे तुम्हारे कपड़े खराब होंगे और आमूषण 
घिंस जायेंगे | इस प्रकार महीनेमें जहाँ तुम नौकरकी मजदूरीके 
पॉच रुपये बचाओगी, वहाँ उसके बदलेमें तुम्हारा दस रुपयोंका 
जुकपान हो जायगा |? इसपर बहूने कहा--“माना कि ऐसा करनेसे 
आर्थिक छामकी अपेक्षा हानि ही अधिक होगी, किन्तु मेरे कपड़े 
चाहे मैडे हो जाये, मेरा अन्तःकरण तो इससे बहुत जल्दी झुद्ध 
होगा | बात यह है कि जो काम जितना कठिन और लौकिक 
इप्सि जितना नीचा होता है, आध्यात्मिक इश्टिसे वह उतना ही 
ऊँचा और कल्याणकारक होता है | बरतन मॉजनेसे मुझे विश्वास 
है कि दो ही महदीनोंमें मेरा कल्याण हो जायगा | और यदि कमी 
“भगवान्‌ ऐसा सयोग भेज दें, जब कि किसी रोगीकी टट्ठी-पेशाब 
उठाना पड़े, तत्र तो एक ही महीनेमें कल्याण निश्चित है | अवश्य 
<डी भाव हमारा ऊँचे-से-अंचा---पूर्ण निष्कामताका होना चाहिये ॥? 

सासकी तो छोटी बहूके वाक्योंमें अब वेदवाक्येकि समान 


० 


स्तियोंके लिये कल्याणके कुछ घरेलू प्रयोग २०१ 


श्रद्धा हो गयी थी | वह भी बरतन मॉजनेके काममें उसे सहयोग 
देने लगी | अन्य बहुओने उसे मना किया | उसने कहा---५अपने 
लडकेंके बर्तन तो मैं अवश्य ही मॉज सकती हूँ । फिर दृद्धावस्थाके 
कारण मेरा आत्मकल्पाणके साधनमें सब्रसे अधिक अधिकार है । 
इसलिये इस विषयमें तुम्हारा आग्रह नहीं माना जा सकता |? 
फिर तो सव॒-की-सब बहुएँ उसी काममें जुट गयीं | सब काम बड़े 
उत्साहसे होने छगे | काम-काजकी जो पारी बाँधी गयी थी, वह 
टूट गयी | जो मौका पाती, वह आगे-से-आगे काम करनेको तैयार 
रहती । सबमें परस्पर प्रेम और सद्भावकी स्थापना हो गयी | जिस 
घरमें कलह और अश्ञान्तिका एकच्छत्र साम्राज्य था, वही अब छुख- 
शान्तिका निकेतन हो गया | जो छोग यहॉकी ब्ियोंकों छड़ते- 
झगडते देखकर हँसते थे, वे ही उनका आदर्श व्यवहार देखकर 
आश्चर्य करने छगे । शहरके छोग दशैकरूपसे उन लोगोंका व्यवहार 
देखनेके लिये आने छगे | श्लियोंके इस आदर व्यवहारका पुरुषोंपर 
भी कम प्रभाव नहीं पड़ा | इनकी देखा-देखी वें सब भी आल्सी 
हो चले थे | अब इनका आदर्श व्यवहार देखकर वे सब भी 
कर्तन्यपरायण हो गये । जहाँ पहले दूकानका काम प्रायः चढ़ा 
रहता था वहाँ अब कामकी अपेक्षा काम करनेवाले अधिक हो 
गये | जहाँ उनमें पहले कामसे जी चुरानेके कारण झगडा होता 
था; वहों अब वे सब-के-सब एक दूसरेका काम छीनकर करने छगे | 
जहाँ पहली लड़ाई नरकोंमें ले जानेवाली थी, वहाँ यह दूसरी छूडाई 
कल्याण करनेवाली थी । कहना न होगा कि यह सब पर्खितैन 
छोटी व्ह्के सद्भाव, सद्दिचार और सब्चेशओंका सत्फल था | जिस 


र०० तत्त्न-चिन्तामणि भाग ६ 


प्रकार एक मछली सारे ताछाबकों निर्मल कर देती है; उसी प्रकार 
एक ही महान्‌ एवं पवित्र आत्मा घरभरका ही नहीं मुदरछ्े, गाँव 
और नगरभरका सुधार कर देती है । सड्ककी ऐसी ही महिमा है | 
सभी माता-बढिनोंको इस आख्यायिकासे शिक्षा लेकर आत्माके 
कल्याणके लिये निष्काममावसे दूसरोंकी सेवाका ब्रत ले लेना 
चाहिये | ऐसी सेवा बहुत भीघ्र मुक्तिका कारण बन जाती दै-- 
खल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ |? (गीता २। ४० ) 
श्रीमद्भगवद्वीतामें ऐसे अनेकों वाक्य मिलते हैं, जिनसे इस बातकी 
पुष्टि होती है । श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 
है छ कप हक ७१४ / 0 
युक्तः कमंफल त्यवत्वा शान्तिमाप्नोति नेप्ठिफीस | 
(५। १२) 
'कर्मयोगी कर्मोंके फलको परमेश्वरके अर्पण करके मगवर््रातिरूप 
शान्तिको प्रात्त होता है |? 
असक्तो हाचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पूरुपः ॥| 
(३।१९ ) 
आसक्तिसे रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको 
प्रात्त हो जाता है |? 
सर्वेकर्माण्पपि सदा कुष्ोणों महयपराश्रयः | 
मत्प्सादादवाप्नोति शाश्वत पदसव्ययम्‌ ॥ 
(१८ | ५६ 2 
केरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोंको सदा करता 
हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अबिनाशी परमपदको प्राप्त हो 
जाता है |? 


-+०७०-+-- 


अत्याचारका प्रतीकार 


साम्प्रदायिक दंगोंके विषयमें पाठकोंको चेतावनी दी जाती है कि 
इनसे सर्वथा सजग रहना चाहिये | ये दरें कोई नयी बात नहीं हैं। 
सत्ययुग्मे देवोछुरसम्राम, ज्रेतामें श्रीराम-रावण-युद्ध और द्वापरमें कौरव- 
पाण्डवोंका युद्ध तो इंनेसे भी भयद्डसखूूपमें हुए थे; किन्तु अत्याचार 
केरनेवार्लोंकी एक बोर विजय होकर मी अन्तमें पराजय ही हुई 
है । इसलिये किसी सम्प्रेदायंवालेकी किसीपर भी कंमी अत्याचोर 
नहीं करना चाहिये | किसीके घरमें आग छगाना, जंगेंह-जमीन- 
मंकान हड़पना, धन-सम्पंत्ति छूंटना, विष देना, निरीह-निः शंख 
व्यक्तिको मार डालना, कन्याओं, बालकों एवं ल्ियोंका अपहरंण 
करना, किसीकी धर्म-पस्विर्तनंके लिये बाध्य करना, किसीके धर्मको 
अ्रंट करना, किसी खीपर बलत्कार करना, कोमल बचचे-बच्ियोंकी 
जलती आंगमें झोंक देना अथवा उनको शत्रसे काट डालना आदि 
सब अत्याचार हैं ! उपर्युक्त अत्याचार कंरनेवालेकी ही आततायी 
कहते हैं । ऐसे औततायियोंकों बिना वि्चारे हीं उत्युदण्ंडतके देनेके 
लिये शाख्र कहते हैं--- 

आततायिनमायान्त॑ हन्यादेवाविंचारयन्‌ । 

नावतायिवधे. दोषों हन्तुभवति कश्वन ॥ 

( मनु० ८ | ३५०-५१ ) 

(अपना अनिष्ट करनेके लिये आते हुए आततायीको बिना 
विचारे ही मार डालना चाहिये | आततायीके मारनेसे मारनेवालेको 
कुँछ भी दोष नहीं होता । 

इसमें सरकारी कानूतकी भी कोई बाधा नहीं है; क्योंकि 


ह् 


२०४ तत्व-चिन्तामणि भाग ६ 


अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले अत्याचारियोंकों मनुष्य अन्य किसी 
उपायसे न रोक सके तो अन्तमें अपनी इजत, धर्म और प्राणोंकी 
रक्षाके लिये उनको मार डालना भी दोप नहीं है | श्लियों भी अपने 
ऊपर अत्याचार और बलात्कार करनेवाले अत्याचारीको अपनी इजत; 
धर्म और प्राणोंकी रक्षाके लिये प्राण-वियोगतकका दण्ड दे सकती हैं | 

पाठकोंसे प्राथना है कि अपनी ओरसे कभी किसी निर्दोष 
व्यक्तिपर किंचिन्मात्र भी हमछा या अत्याचार नहीं करना चाहिये; 
किंतु आक्रमणकारी अत्याचारियोंका अत्याचार रोकनेके लिये यदि 
उसका उचित ग्रतीकार किया जाय तो उसमें कोई दोप नहीं है | 
ऐसा प्रतीकार होना चाहिये अत्याचारको मिटानेके लिये, द्वेपबुद्धिसे 
नहीं,बल्कि अत्याचारीका परिणाममें जिस प्रकार हित हो, उसको खयाढमें 
रखकर प्रतीकार करना चाहिये | भगवानने जो कहा है (विनाशाय 
च दुष्क्ृतामः (गीता 9७ | ८ 9» उसका अमिग्राय भी यही है। 
अत्याचारका निवारण करना अत्याचारीके तथा संसारके, सभीके 
लिये हितकर है । अत्याचारको मिटठाना चाहिये, अत्याचारीको नहीं; 
किंतु बिना अत्याचारीकों मिठाये अत्याचार न मिट सकता हो, तो ऐसी 
हाछ्तमें अत्याचारीको भी मिठाना दोपयुक्त नहीं समझा जाता | जब 
किसी रोगीका कोई अज्न सड जाता है और उसपर अन्य उपाय 
काम नहीं देता तो डाक्टर सारे शरीरपर जोखिम आते देखकर उस 
दोषी अज्गको काठ डाढते हैं, इसी प्रकार बिना अत्याचारीको मारे 
यदि अत्याचार न मिटता हो तो इस ह्वाल्तमें जन-समुदायके हित 
एवं प्राणरक्षाके लिये अत्याचारीको मारा जा सकता है, चाहे वह 
किसी भी सम्प्रदायका हो । यह मनुष्यमात्रका धर्म है | 


अत्याचारका प्रतीकार २०५ 


द्वेषभाव न रखते हुए अत्याचारीका प्रतीकार करना चाहिये; 
किंतु यह कठिन वात है | क्योंकि इसमें कहीं-कहीं मन धोखा भी 
दे देता है | मनुष्य समझता है कि जैसे माता-पिता अपने बालकोंको 
तथा गुरु अपने शिष्योंको उनके सुधारके लिये ताड़ना देते हैं, इसी 
प्रकार मैं भी अत्याचारीको दण्ड देता हूँ, वह उसके सुधारके 
लिये ही देता हूँ। किंतु इसमें हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करके 
देखना चाहिये कि कहीं इसमें हमारा छिपा हुआ द्वेषमाव तो नहीं 
है। जिसका द्वेषभाव नहीं होगा, उसके हृदयमें घृणा, अशान्ति, 
चिन्ता, दुःख, शोक, उद्देग, क्रोध, मय आदि विकार नहीं होंगे । बल्कि 
उसके हृदयमें शान्ति, समता, सन्तोष, सरलता, असन्‍नता आदि गुण 
ही विद्यमान रहेंगे । अत्याचारको मिठानेके लिये गीतामें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्त महाराज अजुनको शुद्ध भावसे युद्ध करनेकी आज्ञा 
देते हैं-.- 

सुखदुःखे समे ऊंत्ता लाभालामी जयाजयों। 

ततो युद्धाय युज्यस्थ नव पापमवाप्खसि ॥ 

(२। ३८ ) 

जय-पराजय, छाम-हानि और सुख-दुःख समान समझकर, 
उसके बाद युद्धके लिये तैयार हो जा, इस प्रकार युद्ध करनेसे तू 
पापको नहीं प्राप्त होगा ॥ 

इस भावको खयालमें रखकर यदि कोई आदमी सद्भावसे 
अत्याचारका प्रतीकार करे तो उसके लिये वैसा करना घर्मपालन 
है | इसलिये हमारी सबसे यह प्रार्थना है कि ऐसा भाव हृदयमें 
रखकर ही अत्याचारीसे मुकाबछा करना चाहिये | इस प्रकार 


२०६ तत्व-चिन्तामणि भाग -६ 


व्यवहार करनेवालेका ही इस छोक और परलेकमें हित होता है, 
इसीलिये इसे धर्म माना गया है | धर्मको खयालमें रखकर जो 
भनुष्य अत्याचारीके साय व्यवह्यार करता है, उसके द्वारा बदलेमें 
अत्याचार कभी नहीं हो सकता। 

अत्याचारीका खभाव पतस्विर्तन करनेके लिये दूसरा यह भी 
उपाय है कि अत्याचारीके साथ विना दवेपभावके पूर्ण असहयोग 
कर देना चाहिये अर्थात्‌ उसे अपनी तरफसे धघन-सम्पत्ति, 
व्यापार आदिकी किसी भी प्रकारकी किद्विन्मात्र भी कमी 
सहायता नहीं देनी चाहिये । कोई भत्याचारी चूड़ी, साड़ी, 
कपडा, गोठा-किनारी आदि बनानेवाला हो तो उससे वे चीजें न 
तो वनत्रानी चाहिये और न खरीदनी ही चाहिये | अयत्ा कोई 
अत्याचारी बादाम, पिस्ता, किशमिश आदि मेवा, फल, सब्जी, 
मिठाई, चाय वगैरह वेचनेत्राक् हो तो उससे वे चीजें नहीं 
खरीदनी चाहिये। कोई अत्याचारी रेंगाई-छपाईका काम करनेवाढा 
दो तो उससे कपडा रेंगाना-छपाना नहीं चाहिये और न किसी 
अत्याचारीसे कपर्डोकी बुनाई, सिलाई, धुलाईका ही काम कराना 
चाहिये । अत्याचारीसे चित्रकारी, मकान बनवाने और किसी प्रकारके 
"ठेके भादिका काम भी नहीं कराना चाहिये तथा न पत्थर, लकड़ी, 
तैछ, घी, दूध, गला, किराना, स्टेशनरी, मनिआरी आदि चीजें 
ही खरीदनी चाहिये एवं न अत्याचारीको कारखानोंमें अथवा 
च्यक्तिगत नौकरीपर ही भरती कारना चाहिये | दछाली, आढ़त और 
व्यापार आदिका भी सम्बन्ध उनसे नहीं ज़ोड़ना चाहिये तथा कोई 
अत्याचारी ताँगा-इक्ा, .रिक्शा, मोटर आदि -सवारी-चढ़ानेवाल दो तो 


अत्याचारका प्रतीकार २०७ 


उसकी सवारीपर नहीं बैठना चाहिये। मतलरूब यह है कि जहाँतक 
हो सके, किसी प्रकारसे भी अत्याचारीको जरा भी न तो आर्थिक 
मदद देनी चाहिये और न उसस्ते किसी प्रकारका सम्बन्ध 
ही रखना चाहिये | ऐसा करनेके लिये कानूनकी इृश्टिसे भी 
कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता | इसपर भी यदि हम अत्याचारीके 
'कार्मोमें किसी प्रकारसे भी सहयोग देते हैं अथवा उसकी चीजें 
खरीदते हैं तो यह हमारा अन्याय, कायरता और अर्थपरायणता है | 
किन्तु ऐसा असहयोग भी राग-द्ेषसे रहित होकर शुद्ध भावसे ही 
फरना चाहिये। क्‍योंकि जो ईश्वरपर निर्भर होकर आपत्तिकादमें 
भी अपने धर्मका त्याग नहीं करता, वही मनुष्य प्रशंसाके योग्य है 
और वही उच्च कोटिके पुरुषोकी पक्तिमें गिना जाने योग्य है | 

जो मनुष्य किसीपर अत्याचार नहीं करता और सम्पूर्ण 
भूतोंके हितमें रत एवं ईखवरपर निर्मर रहता है, उसके 
इृदयमें धीरता, गम्भीरता, वीरता आदि भावोंकी जागृति रहती है, 
इससे वह सदा निर्मय होकर विचरण करता है | उसपर किसी भी 
जत्याचारीका अत्याचार करनेका कभी साहस ही नहीं होता | 
धयदि अपने किसी पूर्वके संस्कारके कारण कोई अपनेपर अत्याचार 
कर भी ले तो उसको उसे अपने प्रारब्धका फल मानकर अत्याचारीसे 
अत्याचारके द्वारा बदछा नहीं लेना चाहिये | किंतु संसारके ह्ितके 
लिये, अत्याचारको मिटानेके लिये शुद्धमावसे अत्याचारीका मुकाबढा 
करना चाहिये। 

इसके अतिरस्क्ति हरेक भाईको कानूनको खयाढमें रखकर 
च्यायाम तथा अब्ज-शत्र आदिकी विदयाका आत्मरक्षाके लिये शुद्धभावसे 


२०८ तत्त्क-चिन्तामणि भाग ६ 


अभ्यास करना चाहिये, पर दूसरोंको पीडा देनेके लिये नहीं। 
अत्याचारियोंके द्वारा पीडित जिस किसी भी जाति, धर्म, सम्प्रदायके 
आतुर नर-नारी हों, उनकी भेदभावसे रहित होकर तन, मन, धन 
वबल्र आदिसे सेवा करनेमें विशेष दिलचस्पी लेनी चाहिये । क्योंकि 
रोगीका इछाज करना, घायछकी मरहम-पट्टी करना, भयभीतकी भयमुक्त 
करना, नंगेको वस्र देना, भू्खोंको अन्न देना, वेकारोंकी जीविकाका 
प्रबन्ध कर देना; अनाथ, बुद्ध और अपाहिजको दान देना परम 
घम है। उपयुक्त धर्मका निःखार्थभावसे पालन करनेपर मनुष्य 
परम शान्ति और परमानन्दखरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है | 
प्रत्येक भाईको यह ध्यान रखना चाहिये कि छोमसे, भयसे 
अथवा कामसे--किसी भी प्रकार अपने धर्मका त्याग न करे। 
महाभारतमें कहा है--- 
न जातु कामान भयान्त लोमादू 
धर्म त्यनैज्जीवित्यमापि हेतोः । 
नित्यो धमंः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 


(स्वर्गा० ५ | ६३ ) 
अथोत्‌ 'मनुष्यको किसी भी समय कामसे, भयसे, छोभसे या 


जीवनरक्षाके लिये भी धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
धर्म नित्य है और सुख-दु.ख अनित्य हैं तथा जीव नित्य है और 
जीवनका हेतु अनित्य है । 

इसलिये खधमंका त्याग किसी भी हाल्तमें न करे, क्योंकि 
जहाँ धर्म, न्याय और सत्य है, वहीं विजय और वहीं कल्याण है । 


सामयिक चेतावनी 


बहुत गई थोरी रही, नारायन | अब चेत | 
काल चिरेया चुग रही निसिदिन आयू खेत ॥! 
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। 
पलमें परले होयगी, बहुरि करेगो कब ॥ 
कबिरा नोवत आपनी दिन दस लेहु बजाय । 
यह पुर पइन यह गली चहुरि न देखो आय ॥ 
चलती चाकी देख के दिया कवीरा रोय। 
दो पाटन बिच आय के साबित बचा न कोय ॥ 
दो बातन कूँ याद रख, जो चाहे कर्यान | 
नारायन एक मौत हूँ, दूजे श्रीभगवान ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा है--- 


अनित्यमसु्खं लोकमिमं प्राप्प भजस्त्र साम्‌ ॥ 
(९। ३३ ) 
तू चुखरहित और क्षणभह्ठुर इस मनुष्य-शरीरको प्राप्त होकर 
निरन्तर मेरा ही भजन कर | 


त० चि० भा० ६-१४--- 


'३१० तत्त्न-चिन्तामणि भाग ६ 


यह मनुष्य-जीवन क्षणभद्ुर और दुःखरूप है | भाज जिसे 
हम भल-चगा और मोठा ताजा देखते हैं, कल ही हम उसके बारेमें 
झुनते हैं कि अचानक उसके हृदयकी गति बंद हो गयी और 
उसकी जीवन छीला समाप्त दो गयी | हम जीवनमें अनेक प्रकारके 
मनसूबे बाँधते हैं, जमीन-आसमानको एक करनेकी चेश करते हैं 
थुर्तु मृत्युका निर्दय हाथ सहसा आकर हमारे मनके महरछोंको 
ढद्दा देता है. और हमारी सारी स्कीमें यों ही पडी रद्द जाती हैं। 
जीवनकी अपेक्षा मृत्यु ही अधिक निश्चित है | हम कितने दिन 
जियेंगे, यह कोई नहीं बता सकता, परन्तु हमारी मृत्यु निश्चित 
है। जो जन्मा है, वह मरेगा अवश्य | किसी कविने कद्दा है--- 


नौ द्वारे का पींजरा, तामें पंछी पोन। 

रहनेफो आचरज है, गए अचंभा कौन ॥ 

श्वास आया-आया, न आया । इसका कौन भरोसा है । 
जरा-सा बुखार आया, न्यूमोनिया हो गया, चलते बने | जरा-्सा 
फोड़ा हुआ, उसमें जहर पैदा हो गया और वह जहर सारे शरीरमें 
फ़ैलकर हमारी म्रृद्युका कारण बन गया । बच्चोंसे लेकर बुड़ों- 
तकका यही द्वाल है | बुद्दे तो फिर भी रोगके आक्रमणकों कुछ 
दिन सहते हुए देखे जाते हैं | आजकल्के नौजवानोंकी तो यह 
हालत है कि दस दिन मियादी बुखार आया कि समाप्त । आये 
दिन ऐसी मौतें देखने और सुननेमें आती हैं, जिन्हें देख और 
झुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिक दहल उठता है । किंसीका 
छः ही महीने पहले बित्राह् हुआ था, तो कोई अपने बुड्ें मांता- 
पिताका इकलछौता छाछ या, उनकी आँखोंका तारा था; उनज्ले जीवन- 


सामयिक चेतावनी २११ 


का एकमात्र सहारा था | फिर आजकल तो मृत्यु और भी सुलभ 
हो गयी है । कहीं वाढ़ आयी और गाँव-के-गॉव एक साथ बह 
गये | छोग सोये-के-सोये रह गये | एक भूकम्प आया और उससे 
नगर-का-नगर ध्वंस हो गया । शहरमें हैजा फैला, प्रतिदिन सैकडों 
आदमियोंका सफाया होने लगा | कभी रण-चण्डी भयानक रूप 
'धारणकर छाखों मनुष्योंका संहार कर रही है. तो कभी प्रतिदिन 
हजारों नर-नारी भूखकी ज्याछासे तडप-तडपकर मर रहे हैं | जिस- 
पर हम इतना नाज करते हैं, इतना इतराते हैं, जिसके बलपर हम 
फिसीको कुछ नहीं समझते, पीढ़ियोंका प्रबन्ध करते हैं, हमारे उस 
जीवनका यह हाल है | फिर भी हम चेतते नहीं, क्षणिक विषय- 
सुखेके पीछे इस अमूल्य जीवनको, जिसे शास्रोंने देवदुरूंम बताया 
है, व्यथ नष्ट कर रहे हैं | हमारा एक-एक श्रास इतना अमोल है 
कि उसे हम छाख रुपया देकर भी खरीद नहीं सकते । ऐसी अमूल्य 
निधिको हम आहुत्य-प्रमाद, मौज-शौक, ऐश-आराम और भोग- 
विलासमें गँवा रहे हैं मानो हीरेको कौडियोंके मोल बेच रहे हैं। 
इससे बढ़कर हमारी मूर्खता क्या होगी | 

यह जीवन केवल अनित्य और क्षणभद्दुर ही नहीं, दुः:ख- 
रूप भी है | हम जिधर दृष्टि दौड़ाते हैं, उघर हमें दुःख-ही-दुःख 
नजर आता है | बचपनसे लेकर मृत्युपर्यन्त दुःखका ही एकच्छत्र 
साम्राज्य है। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधिने हमें चारों ओरसे जकड़ 
रकखा है | जन्ममें दुःख, मृत्युमें दुःख, जरामें दुःख और व्याधितों 
दुःखरूप है ही | जन्मते ही, बल्कि यों कहिये कि माताके गर्ममें 
आते द्वी इस जीवको दुःख चारों ओरसे आ घेरते हैं । माताके 


२१२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


उदरमें जबतक यह जीव रहता है, तबतक घोर कष्टका अनुभव 
करता रहता है | वह चारों ओर मांस-मजा, . रुधिर-कफ-मल- 
मूत्र आदि दूषित एवं दुर्गन्धयुक्त पदार्थोंसे घिरा रहता दे । हिंल-डुछ 
सकता नहीं | ऊपर टॉगें और नीचे सिर किये सिकुडा हुआ पडा 
रहता है । सुखपूर्वक साँस भी नहीं ले पाता | नाना प्रकारके कृषि 
और कीठाणु उसकी कोमल त्वचाको नोचते रहते हैं | माता यदि 
भूलसे कोई क्षारयुक्त अथवा दाहक पदार्थ खा लेती है तो उससे 
गर्भस्थ शिश्ञुकी त्वचा जलने छाती है। बढ चुपचाप इन सारे 
कष्टोको सहता रहता है। उस समय उसकी कोई कुछ भी सहायता 
नहीं कर सकता | फिर उसे पूर्वजन्मोंकी स्व्रति जाग्रत्‌ होकर अछा 
सताने छाती है | इस प्रकार वह अत्यन्त दुखी होकर अपने 
गर्भजीवनको व्यतीत करता है । गर्भते बाहर निकलते समय भी 
उसे धोर यन्त्रणा होती है, वह चेतनाशून्य हो जाता है | उस समय 
कई बालक तो उस कश्को न सह सकनेके कारण प्राण त्याग देते 
हैं | मृत्युके समयका दुःख भी हम सब छोग बराबर देखते ही है। 
उस समय मनुष्यकी कैसी असहाय अवस्था हो जाती है! उसके 
रोम-रोमसे नैराइय टपकने लगता है | वह कीसे कट्टसे प्राण त्यागता 
है | जिन घर-जमीन, ख्री-पुत्र, धन-दौलतको उसने बडी ममतासे 
पाला-पोसा था; अपने जीवनसे भी बढ़कर समझा था और जिनकी 
रक्षाके लिये उसने नाना प्रकारके कष्ट सहे थे, लोक-परलोककी भी 
परवा नहीं की थी, जिनके पीछे उसने न जाने कितनोंका जी 
दुखाया था, कितनोंका हक मारा था, कितनेंसे वैर बॉधा था, 
कितनोंसे मुकदमेबाजी की थी, उन्हे सहसा बाध्य होकर त्यागनेमें 


सामयिक चेतावनी २१३ 


उसे कितने महान्‌ कष्टका अनुमव होता है--इसे मरनेवारा 
ही जानता है। हम सबने अपने पूर्वजन्मोमें इस कष्टका 
अनुभव किया है और इस जीवनका अन्त होनेपर हममेंसे 
अधिकांशको फिर करना होगा । बुढापेके दुःख भी हमसे छिपे 
नहीं है | दृद्धावस्थामें मनुष्यकी सारी इन्द्रियाँ शिथिल हो 
जाती है, दृष्टि मन्द हो जाती है, कानोंसे ठीक तरह सुनायी 
नहीं देता, चमडी सिकुड जाती है, दाँत जबाब दे देते हैं, बिना 
सद्यारेके चछना कठिन हो जाता है, घरके छोग अनादर करने 
लगते हैं; बुद्धि भी सठिया जाती द्वै और नाना प्रकारकी चिन्ताएँ 
आ घेरती है. । व्याधिका तो किसी-न-किसती रूपमें थोडा-बहुत हम- 
सभीको अजुभव है | हमारे शाल्रकारोने इस शरीरको व्याधियोंका 
घर ही बताया है---(शरीर व्याधिमन्दिरस्‌ ।!! भगवदवतारों और 
कारक पुरुषोकी छोडकर जाय, सभीको न्यूनाधिक रूपमें व्याधियों- 
का शिकार होना पडता है | बडे-बड़े महात्माओं और छोकोपकारी 
व्यक्तियोंका भी व्याधियोंसे पिण्ड नहीं छूटता । खस्थ-से-खस्थ और 
बलवान-से-बल्वान्‌ मनुष्यको भी इनके आगे प्िर झुकाना पड़ता है। 
इस प्रकारहम देखते हैं कि जीवनमें चारों ओर दु'खका ही बोल्बारा 
है। जिसे हम सुख कहते हैं, वह भी दुःख मिश्रित, परिणामर्मे 
दुःखदायी और वास्तवमें दुःखरूप ही है |# वियोग तो सबके साथ 
* महर्षि पतल्ललि कहते हैं--- 
८परिणामतापसस्कारदुःसैर्शुणइत्तिविरोधाद्य ढुःखमेव से विवेकिन, |? 


(२ [१५) 
(१) भत्येक सुखका परिणाम छुःखदायी होता है। ( २) इसके 


२१४ तत्व-चिन्तामणि भाग 5 


ठ्या ही हुआ है | जिस वस्तुके समागमसे हमें छुखकी अनुभूति 
होती है, वही वियोग होनेपर दु.खका कारण वन जाती है| त्ली- 
पुत्र, धन-मान, पद-प्रतिष्ठा, ऐश-आराम---सब्रका यही दवा है | 
एक धनको ही ले लीजिये । धनके उपार्जनमें कष्ट होता है, उत्तकी 
रक्षा करनेमें कष्ट उठाना पडता है, उसके बढ़ानेमें भी क्ठोंका 
सामना करना पड़ता है, उसे अनिच्छापूर्वक त्यागनेमें--खर्च करनेमें 
भी कष्ट होता है और उसके नाश दवोनेमें---चले जानेमें तो कष्ट 
होता ही है| यदि राजा उसे छीन ले, दण्ड अथवा करके रूपमें 
ले ले; चोर चुरा ले जाय, अग्नि जछा दे, पानी बहा ले जाय अथवा 
उसे सुरक्षित दशामें छोडकर दर्मीको इस संसारसे विदा होना पड़े--- 
प्रत्येक स्थितिमें हमें महान्‌ दुःख होगा | 

अब प्रश्न यह होता हैं. कि इस दुःखसे बचनेका उपाय क्या 
है ! गात्न कहते हैं कि स्वेच्छापूवंक विपयोंके त्यागमें ही छुख है । 
भोग- बुद्धिसे विषयोका संग्रह दुःखका मूल है। हमलोगेनि भ्रमसे विपयो- 
में छुख मान रखा है | वास्तव्में जिसके पास जितना अधिक विपयों- 
का संग्रह है, वह उतना ही दुखी है और जो जितना अपरिग्रही है, 
बालेकी दूसरेका अधिक सुख देखकर सखाभाविक ही ईर्ष्या होती है और 
ईर्प्या दु.खरूप ही है। ( ३) इतना ही नहीं; जो सुख प्रात होकर नष्ट 
हो जाता है; उसकी स्मृति बड़ी दुःखदायिनी होती है---उसे याद कर-करके 
मनुष्य वड़ा दुखी हो जाता है | (४) फिर कोई भी सुख दुःखसे रहित नहीं 
होता; ग्रत्येकर्म दुःखका मिश्रण अवश्य होता है। ( ५ ) इसके सिवा 


सुखी मनुष्य भी सात्विक: राजत एवं तामस दृत्तियोंक़े सघर्पसे दुखी रहता 
है | इन पॉच कारण;ंसे विवेकी पुरुष सब्र कुछ दुःखमय ही देखते हैं । 


सामयिक चेतावनी श्श्थु 


बह उतना ही छुसी हैं | धनकी तीन गतियाँ मानी गयी हैं--दान; 
भोग और नाश ! हमारे शा्त्नोने दानकों द्वी सर्नोच्तम गति माना है; 
यही धनका सर्वश्रेष्ठ तत्य उपयोग है. | धनकी रक्षाका भी सर्वोत्तम 
उपाय दान ही हैं| वही घन सुरक्षित है, जिसे दम दूसरोंकी 
सेवामें, भगवानकी सेच्रार्मे लगा देते हैं॥ धनका नाश एक-न-एक 
दिन अवश्यम्भात्री है---चाहे उसे हम भोगेंके निमित्त खर्च करके नष्ट 
कर दें, चाहे उसे दूसरे हडप जायें, सरकार करके रूपमें ले ले 
अथवा हम ही उसे छोडकर संततारसे चल बरसे | हर हालतमें हमार 
उससे वियोग होगा ही। उसे अक्षय बनानेका---स्थायी वनानेका एक- 
मात्र उपाय उसे भगवानकी सेवारमें--जनता-जनादनकी सेवामें अथवा 
दस्दि-नारायणकी सेत्रामें छगाना ही है | सच्ची बात तो यह्द है दि 
हमारा सारा धन भगवान्‌का हैं । छक््मीदेवी-जो घनकी अधिप्तात्री 
देवी हैं--उनकी अर्द्धाद्निनी हैं, चरण-सेविका हैं, उन्हे सबसे अधिक 
छुख भगयानके चरण-आन्तमें द्वी मिलता है | इसीलिये वे भगवानके 
चरणोंकी छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहतीं, उन्हींसे सदा लिपटी 
रहती हैं । ऐसी दशामें प्रत्येक लक्ष्मीपात्रका कर्तन्य है कि वह उन्हें: 
माता समझकर भगवानके चरणोंमें ही नियुक्त कर दे जोर उनके 
प्रसादरूपमें ही विपयोका शरीर-निर्वाहमात्रकी इण्टिसे सेबद करे 
भगवान्‌की वस्तुका भगवानकी सेवामें विनियोग न करके जो उसे 
केबछ अपने कामोपभोगमें लेता है, वह तो अपराधी है, दण्डका पत्र 
है | पद्च मद्रायज्ञका भी अमिप्राय यही है। भगवानने भी गीठाईं 
कहा दै--- 


शरद तत्व-चिन्तामणि भाग ६ 


यश्षशिशशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वेकिल्विपेः | 
भुज्ञते ते त्वधं पापा ये पचन्त्यात्मकारणातू॥ 
(३। १३) 
ध्यज्ञसे बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सत्र पापोंसे मुक्त 
दो जाते हैं | और जो पापीछोग अपना शरीर पोषण करनेके लिये 
दी भन्न पकाते हैं, वे तो पापको दी खाते हैं. |? आगे चलकर ऐसे 
ज्येगोंकी भगवानने अधायु--पापजीवी कहा है और उनका ससारमें 
जीना व्यर्थ बताया है---“अधायुरिन्द्रियारामो मोघ॑ पार्थ स जोवाति 
(३११६) | श्रुति मग़त्रती भी कहती है---'केबछाघी भवति 
आबादी |! 
परन्तु यदि ऐसा न हो सके--हम सब कुछ भगवान्‌का न 
समझ सकें तो फिर कम-से-क्म अपनी आयका---अपनी सम्पत्तिका 
'ष्ठाशा तो अवश्य ही भगवानकी सेवामें-धर्मकार्योर्में लगायें | यह 
डमारे ही किये हो सकता है | धर्मको शाल्लोंने पद्चु बताया है-- 
चह हमारे चछाये ही चल सकता है। राजाकी तरह वह हमसे वलपूर्वक 
कर वसूल नहीं करता । हमें चाहिये कि जो हम भोगेके निमित्त घनकों 
पानीकी तरह बहाते हैं, व्याह-शादियोंमें तथा अन्य सामाजिक 
कार्योमें अनाप-शनाप खर्च करते हैं, कीर्तिके लिये अथवा उपाधि 
आदिके रूपमें सरकारकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये बडी-बडी 
रुकमें चदेके रूपमें देते हैं तथा सरकारी अफसरोंको वडी-बडी 
घार्टियों देते हैं, ऐसा न करके अपनी आयका अथवा सम्पत्तिका 
कम-से-कम पष्टाण छोकोपकारके कार्योंमें छगायें, अपने कारबारके 
कई विभागेमिसे एक विभागकी अबवा एक ही विभाग हो तो 


सामयिक चेतावनी २१७ 
तके एक दिस्सेकी लोकसेवकऊ ट्रस्टके रूपमें परिवर्तित कर दें, 


ध्त 
ताकि उसकी सारी-की-सारी आय लोेकोपकारके कार्योंमें खर्च 
की जा सके ओर उसपर हमारा निजी खत बकिल्कुछ न रहे | 
कइना न होगा कि उपर्युक्त कार्योंके निमित्त धनव्यय करनेमें 
सरकार भी हमें प्रोत्साहन देती है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 
धार्मिक एवं ल्ोकोपकारके कोपोंपर सरकारकी ओरसे ५न्कम-टैक्स? 
आदि किसी प्रकारका कर नहीं लिया जाता । आजकल इन्कम- 
टैक्स' आदि करसे बचनेके लिये दमारे बहुत-से व्यापारी भाई 'झूठ- 
कपट्का! आश्रय लेते देखे जाते हैं| इस प्रकार अन्यायसे लाखों 
रुपयेंकी जो बचत की जाती है, वैसा न करके लोकोपकारार्थ 
ट्रस्ट बनाकर उस धनकों लोकोपकारमें ही खर्च करें | अपने निजी 
कार्यमे कतई नहीं | इस प्रकार छोकोपकारके कार्योर्में जो कुछ 
व्यय क्रिया जायगा, वह अक्षय हो जायगा | हम भोग-बुद्धिसे जो 
कुछ बटोरते हैं, चद्व तो हमारे मरनेके बाद यहाँ पड़ा रह जायगा, 
उसमेंसे एक पाई भी हमारे साथ नहीं जा सकेगी, एक सूईपर भी 
हमारा अधिकार नहीं रह जायगा | किन्तु धर्मके लिये हम जो 
कुछ भी खर्च करेंगे, वह परलोकमें भी हमें प्राप्त होगा | यदि हम 
किसी फछकी कामनासे ऐसा करेंगे,तो मरनेके बाद हमें खर्गांदि छोकोंकी 
प्राप्ति होगी-जहाँके सुख यहॉँके सुखोकी अपेक्षा कई गुने अधिक हैं । 
और यदि भगबत्सेवाकी भावनासे-भगवर्दर्थ अथवा भगवदर्पण-बुद्धिसे 
या निष्काममावसे हम छोकोपकारी कार्योर्मे धनव्यय करेंगे तो वही 
हमारे कल्याणका परम साधन बन जायगा-छम जन्‍्म-सृत्युके 
बन्धनसे सदाके लिये छूठकर मगवानमें विीन हो जायेंगे, अथवा 


२१८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग दि 


भगवानके परमधाममें चले जायँंगे, जहाँ अक्षय सुखका निवास है 
और दुःखका लेश भी नहीं है | भगवानने गीतामें भी कहा है--'खल्प- 
मप्यस्थ धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ [? (२। ४० ) धर्मके ,निमित्त 
जो कुछ निष्कामभावसे व्यय किया जाता है, उसकी बीमा हो जाती 
है-उसे चोर चुरा नहीं सकते, डाकू छट नहीं सकते, राजा छीन नहीं 
सकता और अन्यायी हडप नहीं सकता | परन्तु हम अज्ञानी जीव 
चोरी, डाका, राजदण्ड, अप्नि आदिका उपद्रव--सब कुछ सह लेते 
हैं, पर स्वेच्छासे धर्मका दण्ड खीकार नहीं करते | किसीने 
कहा है---- 

अगिन पछीता राजदेंड, चोर मूस धन खाय। 

इतना तो दूँड नर सहै, हरिदेंड सहा न जाय ॥ 

दानके डिये यों तो अनेकों मार्ग हैं, परन्तु इस समय सबसे 
अधिक आवश्यकता हमारे इस देशमें भूखोंको अन्न, वद्रहीनोंको 
बच्च तथा रोगियोंको औपध देनेकी, जिज्ञासुओं और विदार्थियोंको 
गीता-रामायण आदि सदमभ्रन्थोंके वितरणद्वारा सहायता करनेकी 
तथा चारा आदिके द्वारा गौओंकी रक्षा करनेकी है। आज देशके 
कई भागोंमें अन्नका बडा भारी कष्ट दिखायी दे रहा है । अन्नके 
विना हाद्याकार मचा हुआ है, प्रतिदिन हजारोंकी संख्यामें 
हमारे नेत्रोंके सामने हमारे ही-जैसे हमारे बहिन-भाई और बच्चे 
भूखके मारे वेमौत मर रहे हैं। कहीं सियार और कुत्ते उन्हें जीते-जी 
नोचते घुने जाते हैं और वे उनसे अपनी रक्षा नहीं कर पाते । भूखकी 
भयानक यन्त्रणासे बचनेके छिये छोग फाँसी छगाकर तथा रेलकी 
पटरियोपर लेटकर प्राण देते देखे-छुने जाते हैं । माताएँ अपने, 


सामयिक चेत्तावनी र्१्‌र 


चर्चोंको त्याग देती हैँ | कई जगह लोग भूखसे पीडित होकर अपनी 
वयत्क कन्‍्याओंकी वेच रहे हैं | कठकते आदि नगरोंमें लोग 
सउकॉपर पड़े कराहते नजर आते हैं । निरंताके कारण के विशेष 
दिल-इलभी नहीं सकते |& यद्द करुण इश्य देखकर पत्थरका हृदय भी 
पसीज जाता है | हमारी माता और वहिनोंके पास छजा ढकनेके 
डिये वस्र भी नहीं हैं और भूखसे निर्तल नर-नारी नाना प्रकारके 
रोगेंके शिकार हो रहे हैँ | इस समय हमारे धनी माइयोंका सबसे 
बड़ा कर्नव्य है खले हाथों अपने दुःखी गरीब भाइयोंकी सहायता 
करना, उन्हें मीतके मुँहसे बचाना, अन्नहीनोंके लिये अन्नकी, 
वस्हीनेंकि लिये वस्रकी, रोगियोंके लिये ऑपधकी तथा विदार्थियोकि 
लिये विधाकी व्यत्रस्था करना तथा जो छोग दान न लेना चाहे उनके 
डिये सस्ते अनाजकी दूकानें खोलना | 

गोजानिपर भी इस समय हमारे देशमें बड़ा संकट है | प्रतिदिन 
हजारोंकी संख्यामें हमारे देशकी दूध देनेबाली जवान गाये, बछिया 
तथा बैल मारे ही सामने कटते हैं. और हम अपनी ओऑखों यह 
सत्र देखकर भी इसका कुछ भी प्रतिकार नहीं कर रहे है| बहुत-सी 
गायें तो चारे आदिके अभावसे मर रही हैं | हमारा कर्तव्य है कि 
हम उनके लिये चारे आदिकी समुचित व्यवस्था करें और इस 
प्रकार उनके बढ़ते हुए द्वासको रोकनेकी चेष्टा करें | गोधन हमारा 
सबसे वडा धन है--उससे हमारा धर्म-कर्म सब कुछ चलता है. 
तथा हमारे शरीरोंका पोषण होता है । गाय और बैलेंके बिना हमारा 
जीवन ही कठिन हो जायगा । ऐसी दशामें प्रत्येक भारतवासीका 

# यह केस बगालके घोर दुर्भिक्षे: समय लिखा गया था । 


२२० तत्व-चिन्तामणि भाग ६ 


यह कर्तव्य हो जाता है. कि वह गौओंकी रक्षाके लिये तन, मन 
और धनसे भी कटिबद्ध द्वो जाय । प्रत्येक भारतीय ग्रृहस्थको 
चाहिये कि वह कष्ट सहकर भी कम-से-कम एक गौ अपने घरमें अवश्य 
रखे | जिस समय भारतमें गोौओंकी अधिकता थी, उस समय हमारा 
यह भारतबर्प सुख-समृद्िसे पूर्ण था। यहों दूध-दहीकी नदियाँ-सी बढती 
थीं। जिस मक्खन और धीके आज हमलोगेंको दर्शन दुर्लभ हो रहें 
हैं, उसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो वाल्यावस्थामें बदरोंकी भी छुटते थे | 
अकेले नन्द्रबाबाके यहाँ नी छाख गायें थीं और एक-एक राजा 
छाख-लाख गार्योका दान कर देते थे | आज हमारे गो-धनका जो 
भयंकर हास इश्गोचर हो रहा है, वह मारे ही प्रमादका दुष्परिणाम 
है । हमें चाहिये कि अब भी चेतें और इस छुटते हुए घनको 
बचानेकी चेष्टा करें । 

प्राचीन समयमे छोग गो-रक्षाके लिये बड़े-बड़े कष्ट सहनेके 
लिये तैयार रहते थे, गोके प्राण बचानेके लिये अपने प्रार्णोकी भी 
आहति देनेमें नहीं हिचकते थे । महाराज दिलीपकी गो-भक्ति 
और अर्जुनके गो-रक्षा-त्त इसके ज्यलन्त उदाहरण हैं| राजा दिलीप 
चक्रवर्ती सम्राद्‌ थे। गुरु वसिष्ठकी आज्ञासे उन्होंने उनकी गौ 
नन्दिनीकी सेवाका भार अपने ऊपर ले लिया | इतने बडे सम्राद्‌ 
होनेपर भी उन्हें गो-सेवा करनेमें लगा नहीं आयी | वे खय उसे 
चरानेके लिये जगलमें ले जाते और इश्टदेवीकी भाँति उसकी सेवार्में 
दत्तचित्त रहते । वे उसके बैठनेपर बैठते, खड़े होनेपर खय खडे 
दो जाते, उसके भरपेट चर लेनेपर ही खय अपनी भूख शान्त 
करते और उसको जल पिछाकर ही खय जल ग्रहण करते । एक 


सामयिक चेतावनी २२१ 


दिन नन्दिनी हरी-हरी घासोंसे सुशोमित हिमालयकी कन्दरामें 
प्रवेश कर गयी | उस समय उसके हृदयमें तनिक भी भय नहीं 
था । राजा दिलीप हिमालयके सुन्दर शिखरकी शोभा निहार रहे थे। 
इतनेमें ही एक सिंहने आकर नन्दिनीको बलपूर्वक घर दबाया ।' 
राजाको उस सिंहके आनेकी आहटतक नहीं माद्म हुई। सिंहके 
चंगुलमें फेंसकर नन्दिनीने दयनीय खरमें बड़े जोरसे चीत्कार किया | 
राजाने सहसा पर्वतकी ओरसे दृष्टि हटाकर गौके चिल्छानेका 
कारण जानना चाहा । उन्होंने देखा, गौका मुख ऑँसुओंसे 
भीगा हुआ है और उसके ऊपर भयज्लुर सिंह चढा हुआ है | 
यह दुःखपूर्ण दृश्य देखकर राजा व्यथित हो उठे । उन्होंने सिंहके 
पंजेमे पडी हुई गौको फिरसे देखा और तरकससे एक बाण निकालकर 
उसे धनुषकी डोरीपर रक्खा तथा सिंहका वध करनेके लिये धनुषकी 
प्रत्यश्चाकों खींचा | इसी समय सिंहने राजाकी ओर देखा | उसकी 
दृष्टि पड़ते ही उनका सारा शरीर जडव॒त्‌ हो गया | अब उनमे बाण 
छोड़नेकी शक्ति न रही । इससे वे बड़े विस्मित हुए । जब राजाने 
देखा कि और किसी उपायसे गौकी रक्षा होनी कठिन है, तब वे 
खयं जाकर सिंहके सामने पड गये और उससे कहने छगे कि ५त्‌ 
इस गायको छोड़ दे और इसके बदलेमें मेरे माससे अयनी भूख 
शान्‍्त कर ले !? वह सिंह और कोई नहीं था, नन्दिनीकी माया 
थी । राजाकी परीक्षाके लिये ही उसने यह माया रची थी। राजाके 
इस अनुपम त्यागको देखकर नन्दिनी प्रसन्न हो गयी । थोडी देरके 
बाद राजाने देखा कि कहीं कुछ नहीं है, अकेली नन्दिनी मौजसे 
घाप्त चर रही है । 


२२२ तक््व-चिन्तामणि भाग ५े 


अजुनके गोरक्षा ब्रतकी बात भी प्रसिद्ध ही है । देवी द्रौपदीके 
सम्बन्धमें देव्षिं नारंदके उपदेशसे पाण्डबोंमें परस्पर यह तय हो गयां 
था कि द्ौपदी पारी-पारीसे पॉचों भाश्योंके पास रहेंगी और जिस 
समय वे एक भाईके पास एकान्तमें होंगी, उस समय कोई दूसरा 
भाई यदि उनके कमरेमें चछा जायगा तो उसे बारह वर्षतक बह्मचर्य- 
पूवेक बनमें रहना होगा | एक समयक्री बात है, कुछ छुटेरे एक 
ब्राह्मणफी गौकों चुराकर लिये जा रहे थे | ब्राह्मणने आकर अर्जुनके 
सामने पुकार की | अर्जुनके घनुष-बाण उस समय महाराज युधिष्ठिरके 
कमरेमें थे, जो उस समय देवी द्रौपदीके साथ एकान्तमें थे | अर्जुन 
धर्म-सकटमें पड गये | यदि वे श॒त्र लेने युधिष्ठिस्के कमरेमें जाते हैं 
तो नियम-भट्ढ होता है, जिसके दण्डखरूप उन्हे बारह वर्षका वनवास 
भोगना पडता है, और यदि वे अपने धनुष-बाण नहीं छाते तो 
आक्मणकी गौकी रक्षा नहीं हो सकती | अन्तममें उन्होंने दोनों पक्षोंके 
बलाबलछका विचार करके यही निश्चय किया कि नियम-भड्जके लिये 
कठोर-से-कठोर दण्ड भोगकर भी मुझे गौकी रक्षा हर हाल्तमें करनी 
चाहिये । यह निश्चय करके वे चुपचाप महाराज युधिष्ठिस्के कमरेंमे 
चले गये और अपने धनुष-बाणको ले आये। ब्राह्मणकी गौको 
डाकुओंके हाथसे छुडाकर ब्राह्मणके सुपुर्द कर दिया और फिर 
महाराज युधिष्ठिकके पास आकर उनसे नियम-भड्डके दण्डरूपमें बारह 
वर्षतक वनमें रहनेकी आज्ञा माँगी । आज्ञा ही नहीं माँगी, युविष्ठिसके 
समझानेपर भी न रुके और वनवासके लिये चल दिये तथा इस 
अकार अपने लिये कठोर दण्ड खीका< करके भी अपने गोरक्षात्रतको 
निवाद्या | जिन दिनों हम भारतवासी गौ-माताके' लिये इस प्रकार 


सामयिक चेतावनी २२३ 


आ्राण देने और धोर-से-धोर कष्ट उठानेके लिये तैयार रहते थे, उन्हीं 
दिनों हम अपनेको सचा गोरक्षक कह सकते थे | आजकल तो 
हमलोग गो-रक्षाका खाछी दम भरते हैं । 

गो-रक्षाके लिये यह आवश्यक है कि हमलोग गौओंके प्रति 
अपने कतंब्यको समझ, उनके लिये चारा छुगमतासे मिल सके--- 
इसके ढिये अधिक-से-अधिक गोचरमूमि छुडवानेका प्रयत्न करें, 
गौएं, बछड़े और बैल कसाइयोंके हार्थोमें तथा वृचड़खानोमें न जाने 
पार्वे-..इसके डछिये प्राणपणसे चेष्टा करें, गौओंके पाछन-पोषण तथा 
आरामका अधिक-से-अधिक ध्यान रक्खे, बूढी तथा ठाठ गायोंकी तथा 
बछडोंकी रक्षाका भी समुचित प्रबन्ध करें, एवं गौओंकी नस्ल 
सुधारनेके लिये अच्छे-अच्छे सॉडोंकी व्यवस्था करें | इन सब कार्मोके 
लिये पुष्कल द्रव्यके साथ-साथ उत्साह एवं छऊगनकी आवश्यकता है | 
धनकी सहायता तो हमारे घनी भाइयोंको विशेषरूपसे करनी चाहिये | 
वैश्योंके लिये तो गो-रक्षा एक मुख्य व्यवसाय और धर्म माना गया 
है | भगवानने भी गीतामें कहा है--- 

कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं॑ बैद्यकर्म स्वभावजम | 


(१८ | ४४ ) 
खेती, गो-पालन तथा व्यापार---ये वैश्यके स्वाभाविक धर्म 


हैं । कालके विपयंयसे खेती और गो-पालन---इन दो कर्मोंको वैश्य- 
जातिने एक प्रकारसे छोड ही रक्‍्खा है, व्यापार ही उनकी जीविकाका 
प्रधान साधन रह गया है | धार्मिक इश्टिसे हमारे वैश्य भाइयोंको 
चाहिये कि व्यापारकी भाँति वे इन दो व्यवसायोंकी भी अपनायें, 
जिससे इनकी भी उन्नति हो । हमारे नगरोंमें छोगोंको झुद्ध दूध 


२२४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग < 


आदि गब्य पदार्थ छुगमतासे मिल सकें, इसके लिये डेरी फार्मोका 
बूहृद्रूपमें आयोजन करें | धार्मिक इष्टिके साथ साथ व्यव्सायकी 
इश्टिसे भी जब हम गो-पालनके कार्यको हाथमें ठेंगे, तमी गौओंकी 
रक्षा और वृद्धि सम्भव है| गोधन तो हमारी प्रधान सम्पत्ति रद्ी 
है । पूर्वकालमें धनवानोंकी दैसियत गौओंकी संख्यासे ही आँकी 
जाती थी | जिसके पास जितनी अधिक गौए होती थीं, वह उतना 
ही सम्पन्त माना जाता था | हमारे यहाँ भूमि और गौ--ये दो ही 
उत्पादनके प्रधान साधन माने गये हैं | भूमि और गौका परस्पर 
बडा घनिष्ठ सम्बन्ध भी है | गौओंका पालन-पोपण बिना भूमिके 
नहीं हो सकता । गोचर-भूमियोंकी कमी इस समय गो-जातिके 
हासका एक प्रधान कारण बन रही है | इसी प्रकार गौओंकी 
सहायताके बिना भूमि उपजाऊ नहीं हो सकती | आधुनिक विज्ञान- 
के युगमें भी गोबरके समान और किसी खादका आविष्फार अध्ृतक 
नहीं हो सका है। भूमिको जोतने तथा बराबर करनेके लिये भी 
बैठ ही अधिक उपयोगमें आते हैं । सल्कृतमें भूमिका एक नाम “गौ 
भी है, क्‍योंकि प्रृथ्यी जब-जब अत्याचारोंके भारसे पीडित होती है, 
तब तब वह गौका रूप धारण कर त्रह्माजीके सामने अपना दुखडा 
रोती है । इस प्रकार खेती और गो पालनका परस्पर अविषच्छेय 
सम्बन्ध है और एकको दूसरेकी सहायताकी बहुत अधिक आवश्यकता 
है। वैश्य भाशयोंसे प्रार्थना है कि वे इन दोनों व्यवसायोंकों भी 
अपने हाथमें लेकर इन्हें समुन्नत बनायें | 

साराश यह है कि वर्तमान समय छोक-सेवाके लिये अत्यन्त 
उपयोगी है | हमारे धनिकसमाजको चाहिये कि इस सुनहरे 


सामयिक चेतावनी २२५ 


अवसरसे छाम उठाकर अपनी सम्पत्तिका सेवाके कार्योंमें अधिक-से- 
अधिक उपयोग करें | धनकी सार्थकता इसीमें है कि उसका जनता- 
जनाद॑नकी सेवामें उपयोग किया जाय | यह मौका यदि हाथसे 
चला गया तो फिर सिवा पछतानेके और कुछ भी हाथ नहीं छगेगा। 
धनके साथ-साथ जीवनका भी कोई भरोसा नहीं है । आज है और 
कल नहीं | आज यदि हम चल बसे तो फिर यह धन हमारे किस 
काम आयेगा | इसलिये जीवन रहते इसे सत्कायोंमें लगा देना 
चाहिये | कहते हैं---'तुरत दान महापुण्य |? यही बात सभी 
उत्तम कार्योके सम्बन्धमें छागू समझनी चाहिये | किसी भी अच्छे 
कामको कलके हिये नहीं छोड़ना चाहिये, तुरंत कर ही डालना 
चाहिये । इसीलिये किसी कविने कहा है--- 

कार करे सो आज कर आज करे सो अंब | 

पलमें परले होयगी बहुरि करेगो कब।॥ 

हमें ऐसे कई धनियोंका पता है, जिन्होंने परोपकारके लिये 
बड़ी-बड़ी स्कीमें सोच रक्‍्खी थीं; परंतु इच्छा रहते भी वे अपनी 
उन स्कीमोंको पूरा नहीं कर पाये | वे अचानक मृत्युके गालमें 
चले गये । मृत्युपर किसीका वश नहीं चछता । वह किसीकी 
प्रतीक्षा नहीं करती | इ्प्तलिये शरीरमें जबतक श्रास है, तमीतक 
हमें इसका लाभ उठा लेना चाहिये | मरनेके बाद फिर हम कुछ 
नहीं कर सकेंगे | वर्तमान जीवनमें हम जो कुछ कमा लेंगे बही 
आगे हमारे काम आयेगा | यदि जीवनमर हम पाप बटोरनेमें ही 
लगे रहे एवं न्याय-अन्याय, झूठ-कपट, चोरी और वेई्मानीसे अर्थ- 
संग्रद्द करनेमें तथा इच्छानुसार भोग भोगनेमें ही हमने अपने 


त० चि० भा० ६-०--१ ७--- 


२२६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ५े 


क्॒तब्यकी इतिश्री कर दी तो हमारा यह मनुष्य-जीवन व्यर्थ ही 
नहीं जायगा, आगेके लिये भी हम बहुत बड़े दुःखका सामान तैयार 
कर जायेंगे | 

जो बात व्यक्तिके लिये है, वही समश्टिके लिये भी समझनी 
चाहिये | आज जगत्‌में चारों ओर जो द्वाह्यकार मचा हुआ है, 
उसका कारण क्या है £ पाप ही दुःखका मूछ है और धरम सुखकी 
जड है | हम आज दुःखके बाह्य कारणोंका भनुपन्धान करके 
उन्‍्हींके दूर करनेमें छगे हुए हैं; इसीसे हमारे दुःख कम होनेके 
बदले बढ़ते ही जा रहे हैं | जब्तक व्याधिका निदान ठीक नहीं 
होगा, तबतक दम चाहे कितना ही उपचार क्‍यों न करें, उसमें 
हमें सफलता नहीं मिल सकती । व्याधिका नाश करनेके लिये हमें 
उसके मूलका नाश करना द्वोगा | आज जगत्‌ जिस ध्याधिसे ग्रस्त 
है उसका मूल पापोंकी वृद्धि है | जब्रतक पापोंकी बाढ़ नहीं 
रुकेगी, तबतक हम कदापि व्याधिमुक्त नहीं हो सकते | भतः 
यदि हम अपनेको तथा संसारको सुखी देखना चाहते हैं तो 
हमें यथाशक्ति पापोंसे बचकर धर्म सत्य करना चाहिये | तभी हम 
और हमारे आस-पासके छोग छुखी रद्द सकेंगे | भगवान्‌ व्यासने 
डकेकी चोट कहा है--- 

ऊध्येषाहुर्विरोम्येप न च कशथ्रिच्छुणोति मे । 

धर्मादर्थंभ काम स किमर्थ न सेच्यते ॥ 

( महा० खर्गा० ५ | ६२ ) 

मैं दोनों भुजाएँ उठा चिल्ठा-चिक्लाकर कहता हूँ, पर मेरी 

चात कोई नहीं सुनता | भाइयो ! घर्मसे द्वी घन और छुखकी 


सामयिक चेतावनी २२७ 


आपि होती है; फिर क्यों नहीं धर्मका सेवन करते ” परन्तु हम 
इन त्रिकालदर्शा महर्षियोंकी हिंतमरी वाणीको सुनकर भी अनसुनी 
कर देते हैं | हम चाहते तो हैं सुख, पर चलते हैं दुःखके रास्ते । 
चाहते हैं दुःखसे छूटना, पर दुःखके हेतु पापको गछे छगाये हुए 
हैं | महर्षि व्यास यही कहते है---- 

पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्य नेच्छन्ति मानवाः । 

न पापफलमिच्छन्ति पार्ष कुवन्ति यत्रतः ॥ 

यह मनुष्य-देह हमें बड़े पुण्योंसे मिला है | इतना ही नहीं, 
भारतवर्ष-जैसा देश, हिंदू-धर्म-जैसा धर्म और कल्युग-जैसा युग--- 
हमें ग्राप्त हुआ है | महात्माओंने कलियुगको सभी युगोंकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ बताया है | अन्य युगोंकी अपेक्षा इसमें कल्याण बहुत सुग्मतासे 
दो सकता है | गोसाई तुल्सीदासजीने कहा है--. 

कलिज्ञुग सम जुग आन नहीं जों नर कर बिस्पास | 
गाईह राम शुन गन बिमल भव तर विनहिं प्रयास ॥ 

ऐसे अपूर्व संयोगको पाकर भी यदि हम सच्चे सुखसे वश्चित 
रहे, अनित्य विषय-सुखोंमें ही रमा किये और पाप बटोरनेमें ही 
यदि हमने अपना अमूल्य जीवन खो दिया तो फिर हमसे बढ़कर 
सूख और कृतप्न कौन होगा ? गोखामी तुल्सीदासजीने ऐसे लोगेंको 
आत्महत्यारा कहा है | वे कहते हैं- 

जो न तरह भवसागर नर समाज अस पाह। 

सो कृतनिंदक मंदसमति आत्माहन गति जाई | 

सच्चा सुख केवल परमात्मामें है । इसलिये जो सच्चा सुख 


२२५८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


चाहते हैं, उन्हें अन्य सब ओरसे मुँह मोडकर एकमात्र परमात्माकी 
ही शरण लेनी चाहिये--उन्हींमें मन लगाकर उन्हींकी भक्ति, 
उन्हींकी सेवा करनी चाहिये | जगत्‌को जनार्दन समझ्नकर जगव्‌की 
सेवा करना भी भगवानकी ही सेवा है. | फिर हमारे लिये सर्वत्र 
कल्याण-ही-कल्याण है | जो लोग परमात्मासे विमुख रहकर विपयोंमें 
ही मन ठ्गाये. रहते हैं, उन अज्ञानी जीवोंके लिये क्या कहा जाय | 
उनकी दशा तो उस अबोध विधवा बाल्किकी-सी है; जिसे पतिं- 
वियोगके दुःखका कुछ भी अनुभव नहीं होता | वह तो सदाकी 
भाँति खाने-पीने और खेलनेमें मस्त रहती है | उसे पता नहीं रहता 
कि आगे चलकर उसे जीवनमें कैसे-कैसे कष्टोंका सामना करना 
पड़ेगा, कैसी-कैसी विपत्तियाँ झेलनी होंगी । उसके माता-पिता, संगे- 
सम्बन्धी एवं अड़ोसी-पडोसी उसकी दशापर तरस खाते हैं, रीते- 
कल्पते हैं और उसके भावी क्टोका स्मरण करके बिसूरते हैं | परंतु 
वह भोली-भाछी बालिका उनके इस प्रकार रोने-धोनेका कारण नहीं 
समझ पाती | इसी प्रकार भगवहिमुख जीवोंको देखकर संत-महात्मा 
उनकी दशापर तरस खाते हैं और उन्हे आनेवाली विपत्तिकी सूचना 
देते हैं; परन्तु फिर भी वे अज्ञानी जीव चेतते नहीं | अपने राग- 
रंग, भोग-विछासमें ही भूले रहते हैं । हमें चाहिये कि उन महात्मा 
पृरुषोकी चेतावनीपर ध्यान देकर समय रहते-रहवते चेत जायें; नहीं 
तो फिर हमारी वही दर्शा होगी | 


का बरषा सब कृपी सुखानें | समय चुकें पुनि का पछितानें ॥ 


न---जतछार98.,&... 


इंश्वर और धर्म क्यों ! 


वर्तमान युग तकाप्रधान युग है । जो बात तरककी कसौटीपर 
खरी न उतरे, उसे आँख मूँदकर माननेके लिये बीसवीं शताग्दीके 
आयः मनुष्य तैयार नहीं हैं | किसी भी वस्तुका अस्तित्व खीकार 
करनेके पूर्व उसके मनमें यही जिज्ञासा उत्पन्न होती है---क््यों और 
किसलिये ? ईश्वर और धर्मकी बात भी जब उससे कही जाती है, 
तब वह यददी प्रश्न करता है---.ईश्वर और धर्मको हम क्यों मानें 
उनपर विश्वास करनेसे हमें क्या छाभ है ” बात ब्रिल्कुछ ठीक है 
यदि ईश्वर और धर्मको माननेसे हमें कोई छाभ नहीं और उन्हें न 
माननेसे हमारी कोई हानि नहीं होती तो फिर हम उन्हें क्‍यों 
मानें ? ग्रस्तुत निबन्धर्में यही दिखलानेकी चेश्टा की जायगी कि 
ईश्वर और धर्मको माननेमें लछाभ-ही-लाम है और न माननेमें 
हमारी अत्यन्त हानि है । 

आजके तार्किक मनुष्यका पहला प्रश्न यही होता है--- 
'ईश्वरको हम क्यों मानें ?” इसका उत्तर संक्षेपमें यही है कि वेद- 
पुराणादि दिंदूशाल्र, ईसाई-मुसल्मान आदि अन्यान्य मजहबोंके 
धर्मग्रन्य तथा आ्रायः सभी मतेक्रि प्रवतेक, सम्प्रदायाचार्य तथा 


२३० तत्त्न-चिन्तामणि भाग ६ 


महापुरुष एक खरसे ईश्वरके अस्तित्रको खीकार करते है | इन 
सबकी सम्मिलित अनुभूतिके सामने नास्तिकंके नियेधका क्‍या 
मूल्य है | यहाँ वादी यह कद्द सकता है कि “जिस अकार वेदादि 
शाक्नों तथा अन्य मजहवोंके धर्मग्रन्थेमें ईश्वरके अस्तित्रका समर्थन 
करनेवाले वाक्य मिलते हैं, उसी प्रकार नास्तिकोके ईश्वर-निपेषक 
वाक्य भी पाये जाते हैं । जिस प्रकार आस्तिक अपनी अनुभूतिको 
सत्य मानता है, उसी प्रकार नास्तिक अपनी अनुभूतिकों ठीक 
समझत। है | ऐसी दशामें किसकी अनुभूतिको प्रमाण माना जाय ? 
'इसका उत्तर यह है कि नास्तिककी भनुभूतिकी अपेक्षा आत्तिककी 
अनुभूति बड्वती होती है | असल्में किस्ती भी वस्तुके सम्बन्धमें 
धह नहीं है? ऐसा कहना तो बनता ही नहीं । जिसने किसी 
वस्तुका साक्षात्कार कर लिया है, किसी वस्तुको जान लिया है, 
वह तो अधिकारपूर्वक यह कह सकता है कि अमुक वस्तु है, उसे 
मैंने देखा है, जाना है, अनुमव किया है; पर्तु जिसने किसी 
वस्‍्तुको जाना या देखा नहीं है, अनुभव नहीं किया है, वह 
क्योंकर कह सकता है कि अमुक वस्तु नहीं है | उसका ऐसा 
कहना अज्ञतापूर्ण एवं दुःसाइस द्वी नहीं अपितु असत्य भी है । 
क्योंकि किसी भी वस्तुका अभाव हमें किसी देशविशेषमें तथा 
कालविशेषमें द्वी प्रत्यक्ष हो सकता है | सर्वत्र एवं सब कारमें तो 
हमारी खुदकी भी गति नहीं है | फिर हम निश्चयपूर्षक कैसे कद 
सकते हैं कि ईश्वर कहीं और किसी कालमें भी नहीं है । जिसकी 
सर्वत्र गतिं हो, जो सब काढमें मौजूद हो और जिसे सब कुछ 
ज्ञात दो, वह्दी यह कहनेका साहस कर सकता है कि अमुक वस्तु 


ईश्वर और धर्म क्यों ? श्इ्१्‌ 


सर्वथा नहीं है। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो वही हमारा 
ईश्वर है। इंशवरके ही सम्बन्धमें क्‍यों, सभी अपार्थिव एवं अग्राकृत 
वसस्‍्तुओंके लिये यह कहा जाता है कि अमुक वस्तु देखनेमें नहीं 
आती, अतः वह नहीं है; कामघेनु, कल्पत्नक्ष, चिन्तामणि, देवादि 
योनियाँ, खगोदि लोक--ये सब वस्तुएँ देखनेमें नहीं आती, अतः 
इनमेंसे कोर भी नहीं है---यह कहना सर्था दुःसाहस है। हाँ,. 
यदि कोई यह कहे कि मैंने ईश्वरको देखा नहीं, मुझे ईश्वरका पताः 
नहीं तो यह बिल्कुछ सत्य है। ईश्वरके सम्जन्धमें हम अपना 
अज्ञान, अपना असामर्ध्य प्रकट कर सकते हैं, परंतु यह कदापि 
नहीं कह सकते कि “वह नहीं है |? 

थोडी देरके लिये यह भी मान लिया जाय कि इंश्वरका 
अस्तित्व संदेहास्पद है, उसके सम्बन्धमें निश्चितरूपसे न यह कहा 
जा सकता है कि वह है? और न यद्दी कहा जा सकता है कि 
ध्वह नहीं है? | परंतु संदेहकी स्थितिमं भी न माननेकी अपेक्षा: 
मानना अधिक छामदायक है । यदि वास्तत्रमें ईश्वर नहीं है, तो भी 
उसे माननेवाला किसी प्रकार घाटेमें नहीं रहेगा | ईश्वरको माननेवाला 
कम-से-कम पाप एवं अनाचारसे बचा रहेगा; जीवमात्रको ईश्वरका 
खरूप, अंश अथवा संतान मानकर सबके साथ प्रेम एवं 
सहानुमूतिका बर्ताव करेगा, और इस प्रकार कम-से-कम छोकमें तो: 
उसकी ख्याति होगी, और बदलेमें औरोंसे भी उसे सद्भाव एवं; 
सहानुभूति दी मिलेगी | फलठतः उसका जीवन अपेक्षाकृत सुख-- 
शाग्तिसि बीतेगा और जगतमें भी उसके द्वारा सुख-शान्तिका हीं 
विस्तार होगा । ईश्वरके न होनेपर भी उसके माननेसे इतना लाभ 


झऋ३२ तत््व-चिन्तामणि भाग दि 


तो उसे प्रत्यक्ष ही होगा | इसके विपरीत, यदि ईश्वर है तो उसके 
माननेवाले तो सब प्रकार छाममें रहेंगे--उसके कानूनकों मानकर 
उसकी भाज्ञाके अनुसार चछकर उसके प्रीतिभाजन बनेंगे और 
फ़त:ः इस कछोकमें छुख-शान्तिसे रहेंगे एवं मृत्युके बाद परम 
शान्तिको प्राप्त द्वोंगे | परंतु ईश्वरके रहते भी जो उन्हें न मानकर 
उनकी भाज्ञाका उल्लड्डन करते हैं, उनके जीबोंको सताते हैं, उन्हें 
जीते-जी कितनी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ेगा तथा मरनेके 
बाद उनकी कैसी दुर्गति होगी--इसका सहज ही अनुमान लगाया 
जा सकता है | इतना ही नहीं, ईश्वरपर विश्वास करनेसे साधकोंको 
झ्रत्यक्ष लाभ होते देखा जाता है। #श्वरकी माननेवार्लेकि अंदर 
सीरता, वीरता, गम्भीरता, सहृंदयता, दयादुता, क्षमा, निर्भयता, शान्ति, 
श्रद्धा, प्रेम आदि सदूगुण अपने-आप आ जाते हैं. और दुर्गुण- 
दुराचारका नाश हो जाता है । जगतके इतिहासमें, विशेषकर 
भारतके इतिहासमें, ऐसे अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं, जिनमें 
भगवानने अपने विश्वासियोंको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे अनेक 
अकारके संकटोंसे बचाया है. तथा उन्हें सब प्रकारसे छुखी किया 
है । भमावप्ते भात्रकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | यदि भगवान्‌ न 
होते तो उनपर विश्वास्त करनेवार्लोका उनके द्वारा इस प्रकार छौकिक 
एबं पारमार्थिक छाम किस प्रकार सम्भव था | 

जिस प्रकार सूर्योदय हो जानेपर अन्धकारका समूछ नाश हो 

जाता है, उसका लेशमात्र भी अवशिष्ट नहीं रहता, उसी प्रकार 
भगवान्‌का ज्ञान, भगवानका साक्षात्कार हो जानेपर अविधा अथवा 

अज्ञानका सर्वथा अभाव हो जाता है, मायाका लेश भी नहीं रद्द 


ई»्थर और घमम फ्यों ? २३३ 


जाता | अन्धकार अयवा अज्ञान कोई वास्तत्रिक पदार्थ नहीं है; क्योंकि 
इनकी सत्ता कम्पित मादी है । अतरएव ज्ञानरूप प्रकाशका 
आविर्भातर होते ही अज्ञानहूप अन्धकार सर्वया विलीन हो जाता 
है | जत्र अज्ञान ही नहीं रहता तत्र उसके कार्यरूप काम-करोधादि 
विकार, दुर्गुण एवं दुराचार तो रह ही कैसे सकते हैं । और 
जब दुर्गुण-दुराचार नहीं रहे, तब उनके फलहूप, दुःख शोकादिका 
भी अत्यन्तामाव द्वो जाता है | इस प्रकार परमात्मविषयक ज्ञान 
अथवा भगचत्साक्षात्कार हो जानेपर माया एवं उसका सारा पसरिार-..- 
दुःख-शोक, दखिता, दीनता, पराधीनता, ममता-मोह, राग-द्वेष 
आदि नष्ट हो जाते हैं । सूर्योदय हो जानेके बाद अन्धकार- 
निदृत्तिके लिये खतन्त्र प्रयत्ष नहीं करना पडता । सूर्योदयके निकट 
आते ही अन्धकार अपने-आप भागने लगता है और सूर्योदय हो जानेपर 
तो उसके कहीं पदचिह्ृ भी नहीं मिलते । 

माया जड है, परमात्मा विशुद्ध चेतन-तत्त है । अन्पकार 
एवं प्रकाशकी भाँति दोनों एक दूसरेसे अत्यन्त विलक्षण हैं । 
मायाका दी दूसरा नाम प्रकृति है | इस मायाके दो रूप हैं-.. 
विद्या और अविदा | सचग्रण और तमोग्रुण भी इन्हींके नामान्तर 
हैं | गीताके अनुसार सत्तत, रज और तम---ये तीनों गुण प्रकृृतिके 
ही कार्य है-- 'सत्त्व॑ रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसम्भवा; ! (१४।५)। 
बेदोंमें आता है कि जीवोंके कर्मोकी प्रेरणासे इच्छाहीन परमात्मा्मे 
'एकसे अनेक होनेकी इच्छा प्रकट होती है----'सोडकामयत । 
बहु स्यां प्रजायेयेति !! (तैत्तितीयू० २। ६) भगवानके इस 
'सड्लल्पसे प्रकृतिमें क्षोम उत्पन्न दोता दै---यही रजोग्रुणका खरूप 


श्३छ तत्व-चिन्तामणि भाग ६ 


है । जिस प्रकार दहीमें हलचछ द्वोनेसे उसमेंसे नवनीत प्रकट 
होता है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति क्षोम. होनेपर उसमेंसे 
संचगुणरूप महतत्तत यानी समष्ि बुद्धि उत्पन्न होती है | इस बुद्धिकी 
चृत्ति-विशेषका नाम ही ज्ञान अथवा विया है और इसीका विरोधी अज्ञान 
अथवा अविया है, जिसे (तमोगुण? मी कहते हैं। महत्तलसे अहकारकी 
और अहकारसे पद्चतन्मात्राओं अर्थात्‌ सूक्ष्ममूतोंकी उत्पत्ति होती 
है | इन भूतोंमें अग्निसे अभिव्यक्त होनेवाला जो खरूप है, उसीका 
नाम प्रकाश है और अन्धकार उप्तका विरोधी है| प्रकाश सत्तका 
कार्य है और अन्चकार तमोगुणका | जो मायातीत विशुद्ध चेतन- 
तत्त है, उसीका नाम निर्मुण निराकार ब्रह्म है। जो बुढ्नि- 
विशिष्ट समश्चितन परमात्माका ज्ञानखरूप है, वही सगुण निराकार 
परमेश्वर है । और उनका जो प्रकाशमय दिव्य बिम्रह है, वही 
सगुण-साकार भगवान्‌ हैं । इन्हींके श्रीविष्णु, श्रीशिव, श्रीराम, 
श्रीकृष्ण, श्रीदुर्गा आदि विविध रूप हैं । 
इन सभी रूपोमें भगवान्‌ अपनेको मायाके पर्देके भीतर 
छिपाये रखते हैं, इसीलिये ये सब रूप मायाविशिष्ट कहलते हैं। 
भगवान्‌ खयं श्रीगीताजीमें कहते हैं--- 
जाह प्रकाश: सर्वेस्स योगमायासमाइतः ॥ 
(७। २५) 
अर्थात्‌ 'मैं योगमायासे अपनेकी छिपाये रखनेके कारण सबके 
सामने प्रकट नहीं होता ।!परंतु जो मगवानजे ज्ञानी मक्त हैं, उनसे मगवान्‌ 
अपनेको छिपा नहीं सकते । उनके सामने वे निरावरण होकर अपने 
असडी रुपमें प्रकट दो जाते है | परतु इसका अर्थ यह नहीं 


ईश्थर और घर्म क्‍यों ? २३५ 


समझना चाहिये कि भगवानके राम-कृष्णादि विश्ह्ल मायिक हैं, 
असली नहीं हैं | भगवानके वे सभी खरूप उनके अपने खरूप हैं, 
चिन्मय हैं । परंतु जनसाधारणके सामने वे अपनी योगमायाका 
पर्दा डाले रहते हैं, जिसके कारण लोग उन्हें. जन्मने-मरनेवाढा 
साधारण मनुष्य मान लेते हैं--.. 
मृढो5यं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ' 
(गीता ७। २५ ) 
तत्तत: भगवानके साकार-निराकार सभी रूप चिन्मय मायातीत 
ही द्योते हैं | उनमें रहनेवाले जो अनन्त कल्याणगुण हैं, वे भी 
चिन्मय, दिव्य---उनके खरूपमूत ही हैं. और मायिक गुणोंसे अत्यन्त 
विलक्षण द्वोते हैं. | मापिक गुण सब्र इन्हीं गुणोके प्रतिबिम्बरूप होते 
हैं | संसारमें जितने गुण दिखायी देते हैं, देवताओं तथा मनुष्योंमें 
भी जितने गुण दृष्टिगोचर होते हैं, वे सब मिलकर मी उस अनन्तदिन्य 
गुणाणवकी एक बूँदके आभासके तुल्य मी नहीं हैं। भगवान्‌ श्रीगीताजी- 
में भी कहते हैं--. 
यचद्विभ्ूतिमत्सत्व॑ श्रीमद्जिसेब वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजों5शसंभवस॥ 
(१० । ४१ 2) 
'जजो-जो भी विमूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त और 
शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेबजके अंशकी ही 
अभिव्यक्ति जान |? 
संसारमें दीखनेवांले गुण घटते-बढ़ते हैं, विनाशी हैं तथा 
पकड़में आनेवाले हैं | इसके विपरीत, भगवानमें रहनेवाले गुण सदा 


श्र तत्त्व-चिन्तामणि भाग दि 


एकरस रहते हैं,बे भगवानकी मॉति ही एकरस,अविनाशी और खतन्तर हैं| 

ऐसे अनन्तगुणागार, परमोदार, दयासागर, जीवके परम हितिषी 
प्रभुके असतित्वमें विधास करके उनकी एकान्त मक्ति तथा उनके अलुकूछ 
आचरणद्वारा शीघ्र-से-शीघ्र उन्हें पा लेना और उन्हें तत्ततः जान लेना 
ही जीवका परम पुरुषार्थ, सचा छाम है | इसीके लिये हमें यह दुर्लभ 
मनुष्य-देह ग्रा्त हुआ है; उन्हीं करुणावरुणाल्य, सवेसुद्ददू, सबके 
माता-धाता-पितामह भगवानकी खोजमें यह जीव अनादि काल्‍से 
भटक रहा है और इसका भठकना तबतक बद नहीं होगा, जबतक 
यह उन्हें पा न छेगा | परतु यह काम किसी दूसरेके किये नहीं 
होगा, यह तो जीवको खर्य ही करना द्वोगा | भगवान्‌ खसवेध 
एवं खतः ग्रापणीय हैं | अतः उनकी पग्राप्तिके छिये मनुष्यको 
मृत्युपयेन्त प्राणपणसे चेष्ठ करनी चाहिये | जबतक उसका यह 
काये सिद्ध न हो जाय, तबतक उसे चैन नहीं मिलना चाहिये, किसी 
दूसरी ओर ताकना भी नहीं चाहिये । विषयोकी पानेके छिये तो 
सभी छाछायित रहते हैं और विषय प्रारब्धानुसार सभी थयोनियोंमें 
मिल जाते हैं । परतु भगवान्‌की आ्राप्ति तो केवल मनुष्यजीवनमें ही 
सम्मव है अतः सब्र ओरसे चित्तवृत्तिको हटाकर केवल मगवानको 
पानेके लिये अथक प्रयत्न करना ही मनुष्यमात्रका प्रथम कर्तैब्य है। दूसरे 
सब कतन्य इसके सामने गौण हैं । विषयेमिं छुखकी प्रात्िके लिये 
चेश्ट करना तो मनुष्यके लिये वैसा ही है, जैसा किसी वालकका 
सूर्य अथवा चन्द्रमाके श्रतिबिम्बकी पकडनेका ग्रयत्ञ॒ करना । 
प्रतिबिम्बको पकडनेके लिये प्रयत्नशीक बालकके बिम्ब तो द्वाथ 
लगता द्वी नहीं, भ्रतिबिम्नब सी उसकी पकडमें नहीं आवा 


इंश्वर और धर्म क्‍यों ? श्र 


क्योंकि उसकी वास्तबिक सत्ता ही नहीं है | केवल छठपटाना ही 
हाथ लगता है | इसी प्रकार सम्पूर्ण खुखोंके आकर ( खान ) 
परमानन्दरूप श्रीमगवानको छोड़कर मायिक विषय-सुखके पीछे 
दौडनेवाले मनुष्यको वास्तविक सुख तो प्राप्त होता ही नहीं, विषय- 
चुख भी उसकी पकड़के बाहर ही रद्दते हैं। पक्डमें आ जानेपर 
भी वे उसके पास टिकते नहीं, क्योंकि उनका खरूप ही क्षणिक 
एवं विनाशी है | वास्तवमें तो उनकी कोई सत्ता ही नहीं है; हमने 
उनकी सत्ता मान रक्‍्खी है, इसीलिये उनकी प्रतीति होती है । 

अब जब युक्ति एवं शातत्रके प्रमाणोंसे यद्द निश्चित हो गया 
कि भगवान्‌ हैं. और उन्हें पाना ही जीव-जीवनकी सबसे बड़ी साध 
है, तब दूसरा प्रश्न यह द्वोता है कि उन्हें किस प्रकार प्राप्त किया 
जाय £ इसका सर उत्तर यह है किनिष्कामभावसे उनकी आज्ञाका 
पालन करना अथवा अनन्यशरण होकर उनकी उपासना करना--- 
उनकी भक्ति करना हीं उन्हें पानेका सर्वोत्तम उपाय है । 

ईश्वर है तो उसका कानून भी है । उसी कानूनका नाम धर्म 
है। धमम दो प्रकारका है--सामान्य और विशेष। मनुष्यमात्रके लिये 
पालनीय धर्म अर्थात्‌ उत्ततःआचरणका नाम सामान्य अथवा मानव- 
धर्म है। गीताके सोलहवें अध्यायमें दैवीसम्पत्तिके नामसे, सत्रहर्वेमे 
कायिक-वाचिक-मानसिक--त्रिविध तपके नामसे और तेरहवें 
अध्यायमें ज्ञानके नामसे इसी सामान्य धर्मका निरूपण है। 
( देखिये १६। १-३३ १७। १४-१६; १६ । ७-११ )। 
योगदर्शनमें यम-नियरमोंके नामसे तथा मानव-धर्म-शात्रमें दशविध" 
धर्मके नामसे भी इसी मानव-धर्मका उल्लेख हुआ है। उपर्युक्त धर्मका 


श्रे८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


निष्कामभावसे पालन करनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि होकर 'मनुष्य 
ईश्वरको ग्राप्त कर लेता है । श्रुति, स्मृति एवं पुराणोर्में बताये हुए 
विभिन्न वर्णों एवं आश्रमोके आचारका नाम “विशेष धर्म? है; यह 
सबके लिये अछग-अछग है | इसीका गीतामें जगह-जगह खधम, 
खमावनियत कर्म, खकम; सहज कर्म, खमावज कर्म आदि नामेंसे 
उल्लेख हुआ है | सामान्य धर्मके साथ-साथ इस विशेष पधर्मके 
पालनपर भी गीताने बहुत जोर दिया है और परधर्मको खीकार 
करनेकी अपेक्षा-चाहे वह हमारे धर्मकी अपेक्षा श्रेष्ठ भी क्‍यों न हो 
और हमारा धर्म उतना ऊँचा न हो---खधघमंका पालन करते हुए 
भर जाना श्रेष्ठ बतछाया है | गीता डंकेकी चोट कहती है--- 
श्रेयान्‌ खर्मों विगुणः परधर्मात्‌ खनुष्ठितात्‌ । 
स्व निधन श्रेयः परधघर्मो मयावहः ॥ 
(३। ३५ ) 
“अच्छी प्रकार आचरणमें छाये हुए दूसरेके धर्मसे गुणरहित 
भी अपना धर्म अति उत्तम है | अपने धर्ममें तो मरना भी कल्पाण- 
कारक है. और दूसरेका धर्म भयको देनेवाला है |? 
अठारदवें अष्यायमें इसी इछोकके पूर्वारुकी ज्यों-की-त्यों 
पुनरावृत्ति की गयी है और उसी ग्रसज्रमें यह भी कहा है-..- 
सहज कर्म कौन्तेथ सदोपभषि न त्यजेत्‌ | 
स्वौरम्भा हि. दोपेण धूमेनाभिरिवाबताः 0 
(१८ | ४८ ) 
“अतरव हे कुन्तीपुत्र | दोषयुक्त होनेपर भी सहज कर्मको 
नहीं त्यागना चाहिये, क्योंकि धघुएँसे अप्निकी माँति समी करमे 
किसी-न-किसी दोषसें युक्त हैं |? 


ईश्वर और धर्म क्‍यों ? २३० 


तात्पर्य यह है कि गीताने समाजकी शछ्छाको सुदृढ़ एवं 
सुन्यवस्थित रखनेके लिये वर्णाश्रमधर्मका पालन अनिवार्य माना है. 
और साथ ही यह भी बताया है कि कर्मकी छोटाई-बडाई उसके 
खरूसपर नहीं वल्कि कर्ताके भावपर निर्भर करती है। हमारे 
सनातन वर्णाश्रमधर्मकी यही विशेषता है कि उसमें छोक-परछोक--- 
खार्थ-परमार्य दोनोंपर दृष्टि रक्खी गयी है और समाजधर्म एवं 
अध्यात्मका अद्भुत ढंगसे सामझस्य किया गया है । हमारे यहाँ घर्म- 
की परिभापा ही यह की गयी है---्यतो5म्युद्यनि:श्रेयससिद्धिः स 
घ॒र्म:? (वैशेषिकदर्शन ) जिसके पालनसे हमारा लौकिक अम्युदय-- 
जागतिक उन्नति हो और साथ ही हमारा परकोक भी बने 
अर्थात्‌ जिससे हमारे खार्थ-परमार्थ दोनों सिद्ध हों, वही धर्म है । 
परलोक बननेके कई अर्थ द्वो सकते हैं। मरनेके बाद लोकमें हमारी 
कीति हो और हमें खर्गादि दिव्य लोकोंके दिव्य सुख प्राप्त हों--- 
इसे भी संसारमें परछोक बनना कहते हैं | कई मजहबों एवं दर्शनों 
ने तो इसीको मनुप्य-जीवनका परम लक्ष्य माना है | परंतु गीता 
अथवा हिंदूधमंका परकोक बनाना यहींतक सीमित नहीं है | हमारा 
तो अन्तिम लक्ष्य सीमारहित अनन्त सुख है। हमारे ऋषियोंनि 
खर्गादिके सुखोंका अनुभव करके हमें यह बताया है कि पार्थिव 
सु्खोकी भाँति वे छुख भी अल्प---अस्थायी हैं, उनका भी एक-न- 
एक दिन अन्त हो जाता है | भगवान्‌ गीतामें कहते हैं-- 

आन्रह्मश्ु॒ुवनाल्‍लोका पुनरावतिनो5जुन । 


मामुपेत्प तु॒कौन्‍्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ 
(८। १६, 


२४० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


“अर्जुन | ब्रह्मलेकपर्यगन्त सब छोक पुनरावर्ती हैँ, परतु दे 
बुन्तीपुत्र ) मुझको ग्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता; [ क्योंकि मैं 
कालतीत हूँ और ये सब बक्मादिके छोक कालके द्वारा सीमित द्वोनेसे 
अनित्य है ] |? 

ब्रह्मणेक ऊपरके खर्गादि छोकोंमें सबसे ऊँचा और सबसे 
दिव्य माना गया है । वहॉँके निवासियोंकी आयु भी सत्रसे छत्नी 
होती है | परंतु त्रह्माकी आयु बीत जानेपर ब्रह्मगेकका भी छय हो 
जाता है, और यथपि वहोंके बहुत-से जीव उस समय मुक्त दो जाते 
हैं, फिर भी वह्वॉके सभी निवात्तियोंकी मुक्ति निश्चित नहीं है | जब 
ब्रह्मलेकतककी यह बात है, तत्र खर्गादि नीचेके लोकोंकी तो बात 
ही क्या है? उनके सम्बन्धमें तो भगवानने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है 
कि प्रण्य क्षीण हो जानेपर वहाँके निवासी वहाँसे नीचे ढकेल दिये 
जाते हैं और उन्हें पुनः इस मर्त्यल्ोकमें आना पड़ता है--(क्षीणें 
पुण्ये मत्येछोक॑ विशन्तिः ( गीता ९। २१ )। सदा रहनेवाला 
छुख तो एकमात्र श्रीभगवानमें ही है, जिन्हें पाकर जीव सदाके लिये 
कतछत्य हो जाता है, सब प्रकारके बन्धनोंसे छूट जाता है | इसीका 
नाम मुक्ति है और इसीको शात्धोमें 'निःश्रेयस” कहा है---जिससे 
बढ़कर कोई दूसरा सुख न हो | इस निःश्रेयतकी प्राप्ति ही दिंदुओं- 
का परम रुक्ष्य है । 

प्रत्येक मनुष्य अपने वर्णाश्रमोचित कर्तव्यका निष्कामभावसे 
पालन करके इस परम गतिको प्राप्त कर सकता है। निःश्रेयलकी 
ग्राप्तिमं छोटे-बडे सबका समान अधिकार है; जो जहाँ है वह उसी 
स्थितिमें रहकर खधमेका पालन करता हुआ भगवानको प्राप्त कर 


ईश्वर और घर्म क्‍यों ? २७१ 


सकता है | भगवानकी प्राप्तिके लिये किसीको भी अपना धर्म 
छोड़ने अथवा दूसरेका घर्म खीकार करनेकी आवश्यकता नहीं है । 
शम-दमादिसम्पन्न वेदपाठी विद्वान्‌ ब्राह्मण अध्ययन-अध्यापन आदि 
रूप खधमेके अनुष्ठानसे जिस पदको प्राप्त कर सकता है, नीचे-से- 
नीचा कर्म करनेवाला शूद्र अपने सेवारूप कमसे उसी गतिको पा 
सकता है । शूद्रके लिये यह उचित नहीं कि वह ब्राह्मणका कर्म 
करे । आवश्यकता है केवल क॒त॑न्यबुद्धिसि अथवा भगवद्मीत्यर्थ अपने 
विहित कर्मका अनुष्ठान करनेकी | निष्कामभाव अथवा भगवद्मीति- 
की भावना होनेपर खधर्मपालनसे अन्तःकरणकी शुद्धि हो जाती है 
और अन्त:करण झुद्ध हो जानेपर भगवानमें श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न 
होकर भगवानकी प्राप्ति सहज हो जाती है । कहिये, कितना सरल 
लपाय है भगवानको प्राप्त करनेका ! इस प्रकार वर्णाश्रमकी आदर्श 
व्यवस्था बॉघकर हमारे यहॉके ऋषियोंने न केबल व्यक्तियोंके 
कल्याणका पथ सुगम कर दिया, अपितु प्रत्येक वर्गके कर्म निश्चित 
करके समाजको भी छुव्यवस्थित बना दिया | हमलोगोंका यह परम 
दुर्भाग्य है कि आज हम पाश्चात्त्योका अन्धानुकरण करने जाकर 
अपने त्रिकालज्ञ ऋषियोंकी बनायी हुई मयोदाकी अवहेलना कर रहे 
हैं और इस प्रकार दुःख एवं अशान्ति मोल ले रहे है । 

भगवानको प्राप्त करनेका इससे भी सरल एवं सफल उपाय 
है----भगवानकी भक्ति | ईश्वरमक्तिस दैवी ग्रण अपने-आप आने 
छगते है; क्योंकि दैवी गुण भगवान्‌के ही तो गुण हैं और मगवान्‌ 
भक्तके हृदयमें बसते हैं | अतः जहाँ मगवान्‌ रहते है वहाँ उनके 
गुण अवश्य रहने चाहिये । इस प्रकार मगवद्धक्तके द्वारा सामान्य 


त० चि० भा० ६-१६--- 


श्छ२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ५ 


घर्मका पालन अपने-आप होता है | इसके लिये उसे अलग चेष्टा 
नहीं करनी पडती | सदाचार उसका खभाव बन जाता है। 
भगवद्धक्ति और सदाचारमें अन्योन्याश्रय-सम्बन्ध है। भक्तिसे सदूगुण- 
सदाचारकी प्रतिष्ठा होती है और सह्ुण-सदाचारसे अन्तःकरण झुद्ध 
होकर भगवानके प्रति श्रद्धा, प्रेम और भक्ति उत्पन्न होती है | भगवान्‌ 
गीतामें कहते हैं--- 

येषां खवन्तगतं पार्य जनानां प्रृण्यकर्मणाम्‌ | 

ते इन्द्रमोहनिर्ुक्ता मजन्ते मां इठवताः ॥ 

(७। २८ ) 

परंतु निष्कामभावसे श्रेष्ठ कमोंका आचरण करनेवाले जिन 
पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, वे राग-देषजनित हन्द्ररूप मोहसे 
मुक्त दृढ़निश्चयी भक्त मुझको सब ग्रकारसे भजते हैं | 

महात्मानस्तु माँ पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिताः | 

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञास्या सूतादिमव्ययम्‌ ॥ 

(९।१३ ) 

परंतु हे कुन्तीपुत्र! देवी प्रकृतिके आश्रित महात्माजन मुझको 
सत्र भूर्तीका सनातन कारण और नाशरहित अक्षरखरूप जानकर 
अनन्य मनसे युक्त होकर निरन्तर भजते हैं |? 

भक्तिसे परमात्मविषयक ज्ञान भी अपने-आप हो जाता है । 
भगवान्‌ अपने भक्तोंकी अनायास ही अपना ज्ञान दे देते हैं । वे 
कइ्ते हैं | 

तेपां सततयुक्तानां भजतां ओऔतिपूर्वकम । 

ददामि चुद्धियोगं ते येन माप्तुपयान्ति ते॥ 


ईश्वर और धर्म क्‍यों ? श्छ३्‌ 


तेषामेवानुकम्पाथमहमन्नानज॑ तमः । 
नाशयाम्पात्मभावस्थोी ज्ञानदीपेन भाखता ॥ 
( गीता १० | १०-११ ) 
“उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें छगे हुए और श्रेमपूर्वक 
भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानहूप योग देता हूँ, जिससे वे 
मुझको ही प्राप्त होते हैं। और हे अज्जञुन ! उनके ऊपर अनुम्रद्द 
करनेके लिये उनके अन्तःकरणमें स्थित हुआ मैं खयं ही उनके 
अज्ञानजनित अन्धकारको ग्रकाशमय तक्तज्ञानरूप दीपकके द्वारा 
नष्ट कर देता हूँ |? 
यही नहीं, भक्तोंकी किस बातकी आवश्यकता है---इसका 
ध्यान भगवान्‌ खयं रखते हैं और वे सब प्रकारकी विपत्तियों तथा 
विष्नोंसि उनकी रक्षा करते हैं | भगवान्‌ कहते हैं-- 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहस् ॥ 
( गीता ९ । २२ ) 
शो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन 


करते हुए निष्कामसावसे सजते हैं, उन नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन 
करनेवाले पुरुषोंका योगक्षेम मैं खय॑ प्राप्त कर देता हूँ ।? 
भगवानकी भक्तिसें बड़े-से-बड़ा पापी भी बहुत शीघ्र धर्मात्मा 
बनकर शाश्रती शान्ति प्राप्त कर लेता है, इसे भी भगवान्‌ खर्य॑ 
अपने श्रीमुखसे खीकार करते हैं | वे कहते है--- 
अपि चेल्सुदुराचारो भजते मसामनन्यमाकू। 
साधुरेव स मन्तव्य$ सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 


४४ तच्त-चिन्तामणि भाग 5 


क्षिप्रं मवति धर्मात्मा शश्रच्छान्ति निगच्छति | 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त प्रणच््यति ॥ 
( गीता ९ | ३०-३१ ) 

“यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यमावसे मेरा भक्त 
होकर मुक्को भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है; क्योंकि 
वह यथार्थ निश्चयाला है | अर्थात्‌ उसने भलीभाँति निश्चय कर 
लिया है कि परमेश्वके मजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है । 
यही नहीं, वह शीघ्र ही धर्माव्मा हो जाता है और सदा रहनेवाली 
परम शान्तिको ग्राप्त होता है। अर्जुन ! त्‌ निश्चयपूर्वक सत्य जान 
कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता [? 

और तो और, अनन्यभावसे नित्य-निरन्तर भगवानका चिन्तन 
करनेवाले भक्तको खय भगवान्‌ अनायास मिल जाते है ( देखियें 
गीता ८2८ । १४ ) | जिस भक्तिसे अखिल ब्रह्माण्डनायक, अनन्त 
ऐश्वर्य एवं माधुर्यके अचिन्त्य महासागर, कतु-अकतु-भन्यथाकर्त 
समर्थ, सर्वभ्रूतमहेश्वर, सर्वेसुद्दू, सर्वाधार, . सर्वान्तर्यामी, 
सर्वसाक्षी, सबंशक्तिमान्‌ एवं सर्वेनियन्‍्ता भगवान्‌ सुलम हो जति 
हैं, उस मक्तिमगबतीकी कहाँतक महिमा कही जाय । अतः 
अनन्यभावसे प्रेमपूर्वकक भगवानका भजन करना ही जीवका सर्वोपरि 
कतेन्य है । इसीलिये श्रीमद्भागवर्में कहा है--.. 

सब पूंसां परो धर्मों यतो भक्तिरधोश्षजे । 

अह्वेतुक्यप्रतिहता ययाउघ्त्मा सम्प्रसीदति ॥ 


(१।२।६) 
धमनुष्यमात्रके लिये सर्वश्रेष्ट धर्म वही है, जिससे भगवान्‌ 


ईश्वर और धर्म क्यों ? शछ५्‌ 


विप्णुमें मक्ति हो--ऐसी भक्ति, जिसका और कोई उद्देश्य न हो, 
जिसकी घारा कभी टूटे नहीं और जिससे चित्त भलीमॉति झान्त 
हो जाय |? 

जहाँ यह समझमें आ गया कि विश्वत्रह्माण्डका रचयिता एवं 
नियामक एक सर्वशक्तिमान्‌, स्वब्यापी एवं सर्वसाक्षी चेतन ईश्वर 
है, वहीं यह भी मानना पड़ेगा कि इस विश्वका संचालन कतिपय 
अनादि एवं अपखितेनीय नियमोंके अनुसार होता है| उन्हीं 
नियमोंकी समष्टिका नाम धर्म अथवा सनातनधरम है और उन 
नियरमोंका उल्लेख तथा विधान जिन ग्रन्थोंमें है, उन्हीका नाम है--- 
शात्र | अतः यह मानना पड़ेगा कि जगतमें सुख-शान्ति तथा समृद्धि 
तमी हो सकती द्व, जब कि जगत॒के जीव उन ईश्वरीय नियमोंका 
आदर करे और उनके अनुसार चलें | प्रथ्वीपर रहनेवाले जीवोंमें 
मनुष्यका दर्जा सबसे ऊंचा है; प्रथ्वीके समस्त जीबोंमें मनुष्य ही 
एक ऐसा जीव है, जिसे भगवानने विवेक-बुद्धि, अपना हिताहित 
सोचने और बुरे-मलेको पहचाननेकी शक्ति दी है। जिसमें हिताहित 
सोचनेकी बुद्धि, सतको ग्रहण करने तथा असतका त्याग करनेकी 
सामर्थ्य है, कानून भी उसीपर लागू होता है । नाबालिग बालकों 
तथा तिर्यकू-योनिके जीवोपर जगत्‌का कोई भी कानून इसीलिये 
लागू नहीं होता कि उनमें अपना हिताहित सोचने और तदनुसार 
कार्य करनेकी क्षमता नहीं है । इसलिये नियमानुकूछ आचरणकी 
जिम्मेवारी पृथ्वीके जीवोंमे केवल मनुष्यपर हैं। अतः मनुष्यजातिके 
आचरणॉपर ही जगत॒का सुख-दुःख निर्भर करता है। मनुष्योंका 
आचरण यदि धर्मानुकूछ होता है तो जगतमें सर्वत्र सुख-शान्ति 


शछदे तत्त्व-चिन्तामणि भाग ५ 


, रहती है । इसके विपरीत मलुप्योंकी आस्था जब धर्मसे हट जाती 
है और वे मनमाना आचरण करने लगते हैं, तब जगवमें सर्वत्र 
बिप्रव मच जाता है. और समस्त जीव दुःख एवं शोककी ज्वाठसे 
जलने लगते हैं | 


इसीछिये भगवान्‌ वेदन्यासने महामारतमें कहा है--- 


ऊल्यवाहुिरोम्येप न च कश्रिच्छणोति में। 
धर्मादर्थथ काम स किम न सेन्यते ॥ 
( महा० खर्गा० ५। ६२ ) 
भ्रूयतां धर्मसर्वस्व॑ श्रुत्पा चैवाबधायतास्‌ । 
आत्मनः ग्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
मैं दोनों भुजाएँ उठा-चिह्ला-चिल्लाकर कहता हूँ, पर मेरी बात 
कोई नहीं छुनता। भाइयो) धर्मसे ही धन एवं सुखकी प्रात होती है; 
फिर क्यों नहीं धर्मका सेवन करते * मैं धमंका सार बतलता हूँ, 
उसे सब छोग सुनें ओर सुनकर उसपर ध्यान दें---वह यही कि 
जो व्यवहार अपनेको अच्छा न छंगे, उसे दूसरोंके साथ कभी न करे ।? 

इसीलिये शाल्रोमें जगह-जगह यही घोषणा की गयी है कि जहाँ 
धर्म है,वहीं बिजय द्ै---यतो घर्मस्ततो जय :[१(महा ०भीष्म ०२११ १५ 
६६ | ३०)जहाँ धम है, वहाँ भगवान्‌ अवश्य हैं, क्योंकि विधाता और 
उनका विधान एक द्वी वस्तु है। वल्कि यों भी कहें तो कोई हानि नहीं 
कि विधानके रूपमें खय विधाता ही विद्यमान हैं | और जहाँ भगवान्‌ 
खय॑ हों, वहाँ जय तो निश्चित ही है | इसीलिये एक जगह महाभारतमें 
यह भी कहा गया है--थ्यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो 


2 


ईश्वर और धर्म क्‍यों ? २४७ 


जय; |? (भीष्मपर्व 2३ ६० ) “जहाँ धर्म है वहां मगवान्‌ अग्श्य रहते 
हैं; और जहाँ मगवान्‌ हैं, वहाँ विजय निश्चित है |? विजय ही नहीं, वहाँ 
तो लक्ष्मी, ऐश्वय, नीति आदि सभी अभीष्ट वस्तुएँ एकत्रित रहती 
हैं | यही बात संजयने गीताके अन्तमें कही है--- 


यत्र योगेश्वर क्ृष्णो यत्र पार्थों धनुधरः। 
तत्र॒श्रीविजयो भूतिध्ुवा नीतिमतिर्मम ॥ 
( १८ । ७८ ) 

"हे राजन्‌ ! (विशेष क्या कहूँ, ) जहा योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हैं और जहाँ गाण्डीव-धनुषधारी अजुन हैं, वहीपर श्री, विजय, विभति 
ओऔर अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है | 

परंतु आज तो सब कुछ विपरीत हो रहा है। आजकी 
स्थितिका दिग्दर्शन कराते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं-.. 

पृण्यस्य फलमिच्छन्ति पृण्य॑ नेच्छन्ति मानवा; | 

न पापफलमिच्छन्ति पापं कुबेन्ति यत्रत३॥ 

लोग पुण्यका फल---छुख तो चाहते हैं, परतु पुण्य करना 
नहीं चाहते | पापका फल---छुःख हम नहीं चाहते, पर॑तु पाप 
प्रयक्षपूवक करते हैं ।? 

ऐसी द्वालतमे मछा सुख कैसे हो सकता है, परंतु फिर भी 
लोग चेतते नहीं, धमकी ओर किसीका ध्यान ही नहीं है | जगत्‌में 
छुख-शान्तिके विस्तारके लिये साम्यवाद, जनतन्त्रवाद आदि अनेकों 
वाद प्रचारित किये जा रहे हैं, परंतु इन सब वादोंसे हमारा दुःख 
घटनेके बदले क्रमश: बढ़ता ही जा रहा है | घर्मका फल छुख और 


२४८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ५ 


पापका फल दुःख होता दै---इसे भारतका बच्चा-बच्चा जानता है। फिर 
भी आज हम इस सिद्धान्तको भूलकर अधर्मकी ओर अग्रसर हो रहे 
हैं। आज हमारी धारासभाओंमें आये दिन नये-नये कानून बनाये 
जाते हैं, जो हमारे धर्म एवं संस्कृतिका मूछोच्छेद करनेवाले हैं । 
कही सगोत्र-विवाह-बिल, कहीं अस्पृश्यता-निवारण-बिल और कहाँ 
तलाक-बिलू---चारों ओर नये-नये कानूनोंका ही दौरदौरा है; 
परंतु हमछोग ओंखें मूँदकर इन सबका समर्थन किये जा रहे हैं ! 
इतिहास इस बातका साक्षी है कि जब-जब संसारमें अधमे 
ओऔर अनीति बढ़ती है, तब-तब जगव्‌का शोक-संताप भी बढ़ता 
है और अन्याय करनेवारलेका अन्ततोगत्वा पतन हीं द्वोता है । 
कभी खयं प्रकट होकर, कभी, महापुरुषोंके द्वारा उनके मनमें प्रेरणा 
करके भगवान्‌ जगत्‌की अधर्मियोंके चंगरुल्से बचाते हैं; क्योंकि 
उनकी यह घोषणा है-.- 


यदा यदा हि. धर्मेस ग्लानिर्भवति भारत । 
अस्युत्थानसधमेस्स तदा55त्मानं सृजाम्पहम््‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनाथाय सम्भवामि चुगे युगे ॥ 
(गीता ४ । ७-८ ) 


<है भारत ! जब-जब धर्मी हानि और अधर्मकी 
वृद्धि दोती है, तब-तब ही मैं अपने रूपको रचता हूँ अर्थात्‌ 
साकाररूपसे लोगेकि सम्मुख प्रकठ होता हूँ । साधु पुरुषोंका उद्धार 
करनेके ढिये, पाप कर्म करनेवालोंका विनाश करनेके लिये और 


ईश्वर और धर्म क्‍यों ? २8९ 


घर्मकी अच्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगमें प्रकट 
हुआ करता हूँ |? 


इश्वरमें विश्वास उठ जाने और धर्मसे च्युत हो जानेके कारण 
ही आज भारत दुखी हो रद्दा है | धर्मपर इढ़ता न होनेके कारण 
ही आज अल्पसंख्यक जातियाँ भी हमारे साथ समान अधिकारका 
दावाकर हमारा नाम-निशानतक मिटा देनेका प्रयत्न कर रही हैं 
और हम चुपचाप सब कुछ सहन किये चले जा रहे हैं। एवं 
कह्दा यह जाता है कि “धर्म और ईश्वरवाद ही हमारे पतनका कारण 
है, जबतक धर्मका ढकोसछा नही मिटेगा, तबतक भारतमें एकता 
नहीं स्थापित होगी और एकता हुए बिना भारत कभी छुखी नहीं 
होनेका |” इधर विधर्मी छोग तो धर्मके नामपर संघटित होकर 
क्रमश: अपनी शक्ति बढ़ाते और हमपर नृशंसतापूर्ण अत्याचार 
करते जा रहे है और उधर हमारे ही भाई हमसे यह कहते है कि 
धतुम अपने धर्म और संस्कृतिको तिछा्लक्ि देकर उनसे मेल करो 
ओर उनके ।साथ रोटी-बेटीका व्यवहार करो ।? बलिह्ारी है इस 
बुद्धिकी ! भगवानने क्‍या ही ठीक कहा है कि जब बुद्धिपर तमोगुण 
का पर्दा छा जाता है, तब सब कुछ विपरीत दिखायी देने छगता 
है, अधर्मको ही लोग घर्म समझने लगते हैं | श्रीमगवान्‌ कहते हैं--- 

अधमे धर्ममिति या मन्यते तमसा5ज्चृता। 

सर्वार्थान्‌ विपरीतांश्व बुद्धि! सा पार्थ तामसी ॥ 

( गीता १८ । ३२ ) 
“हे अज्ुन | जो तमोगुणसे घिरी हुई बुद्धि अधर्को भी '्यह 


२७५० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


धर्म है? ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य सम्पूर्ण पदार्थोको 
भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है ।? 

हमारे ही देशके कई आततायी भाई आज धर्मके नामपर 
अन्य मतावरम्बियोंको मारने तथा उनकी बहू-बेटियोंकी आबरूः लेनेमें 
सबाब ( पुण्य ) मानते हैं, यथपि यह उनकी उल्टी बुद्धिका ही 
परिणाम है | इधर मारा धमग्रेम इतना कम हो गया है कि हमलोग 
धर्मके लिये अपने प्राण देनेको भी तैयार नहीं हैं, जब कि गीता 
हमें यही उपदेश देती है कि खधर्मके लिये मर जाना अच्छा है 
किन्तु पर-धर्मको खीकार करना कदापि अच्छा नहीं । परतु आज 
हम झूठी राष्ट्रिवताके मोहमें पड़कर गीताके इस अमर उपदेशको 
भूल गये हैं और खधर्मके त्यागपर उतारू हो रहे हैं | अह्य ! 
आज मुरुगोविन्दर्सिहके उन वीर बालकोंको स्मरण करना चाहिये 
जिन्होंने धमके लिये दीवालमें चुनवा दिया जाना खीकार कर लिया, किंतु 
अपने धर्मका परित्याग नहीं किया। उन वीर बालकोंने चोटीकी रक्षाके 
लिये प्राण दे दिये, परतु हम आज नकली एकताके नामपर चोटीतक 
देनेको तैयार हैं | बल्कि हमारे कई भाई तो यहाँतक कहते हैं कि 
मुसल्मानोंके साथ ग्रेमसम्बन्ध स्थापित करनेके लिये हमें अपनी छडकियाँ 
सहप उनको व्याह देनी चाहिये । जिन्होंने धर्मके लिये आजीवन 
कष्ट सहद्दा, वें नकछ, राम और युघिष्ठिर आज कहाँ हैं * जो धर्मपर 
दृढ़ रहते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है और अन्तमें विजय उन्हीं- 
की होती हे । अन्यायी और पापाचारी भले ही थोड़े दिन पूछ छें, 
फल ले, परतु अन्तमें उनका विनाश अवश्यम्मावी है | दमयन्तीके 
पातिव्रतचमने द्वी उसकी छाज रक्‍्खी और उसे कुदृष्टिसे देखनेवाला 


ईश्वर और धर्म क्‍यों ? श्ष्‌१्‌ 


पापी व्याघ उसके तेजसे भस्म हो गया | सती-शिरोमणि सावित्रीने 
अपने धर्मग्रेमसे यमराजपर भी विजय पायी और अपने पतिको मृत्युके 
मुखसे बचा लिया | द्रौपदीकी रक्षाके लिये घरमस्वरूप ईश्वर स्वयं मूर्तिमान्‌ 
द्ोकर वज़राशिके रूपमें प्रकट हो गया । इन वीर रमणियोंका नाम 
इतिहासमें अमर हो गया । जबतक हिंदू-जाति संसारमें जीवित 
रहेगी, तबतक इन देवियोंका उज्ज्वल चरित्र हमारे लिये दीपस्तम्भ- 
का काम करता रहेगा । हमारे शात्र, हमारे ऋषि-महर्षि हमें बार- 
बार यही उपदेश देते हैं--- 


न जातु कामान्न भयात्र लोभा- 
द्वम॑ त्यजेजीवितस्थापि हेतोः । 
धर्मों नित्यः सुखदुध्खे त्वनित्ये 
लीवो नित्यो हेतुरस्थ त्वनित्यः ॥ 
( महा० खर्गा० ५ | ६३ ) 
भमनुष्यकी किसी भी समय कामसे, भयसे, छोमसे या जीवन- 
रक्षाकें लिये भी घर्मका त्याग नहीं करना चाहिये; क्योंकि धर्म नित्य 
है और छुख-दुःख अनित्य हैं, तथा जीव नित्य है और जीवनका 
हेतु अनित्य है |? 


यद्यपि भगवानकी इष्टिमें पापी और धर्मात्मा समान हैं, उनका 
न किसीसे राग है और न किसीसे द्वेष, फिर भी वे धर्मात्माओंकी 
रक्षा करके उन्हें प्रेमाश्तका दान करते हैं और धर्मद्रेषियोंका 
बिनाश करते हैं | यही नहीं, विदुर-जैसे धर्मनिष्ठके यहाँ तो उन्होंने 
बिना बुछाये जाकर भोजन किया तथा दुर्योधनके आगम्रहूर्ण निमन्त्रण 


श्ष्र तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


और राजोचित सत्कारकों भी स्वीकार नहीं किया | बात यह है कि 
भगवान्‌ देवी सम्पत्ति, धर्मांचरण एवं प्रेमको ही महत्त्व देते हैं, घन 
अयवा राजसी ठाठ-बाटका उनकी दृष्टिमें कोई मूल्य नहीं है । पत्म- 
पुराणमें कया आती है. कि एक राजामें और एक निर्धन ब्राह्मणमें 
एक बार द्वोड छगी कि देखें मगवान्‌ किसे पहले मिलते हैं | राजाने 
राजोपचारसे तथा बहुत-सा द्रव्य खर्च करके बड़े ठाट-बाटके साथ 
भगवान्‌की पूजा की। इधर ब्राह्मणके पास पत्र-पुष्ष और अन्न- 
जलके सिवा भगवानकी निवेदन करनेके लिये कुछ भी नहीं था | 
यदि कोई वस्तु थी तो केवल उसके हृदयका ग्रेम और दृढ़ विश्वास 
था । बस, उसीके भरोसे उस दीन-हीन ब्राह्मणने राजाके साथ होड 
बद दी | अन्तमें विजय उस अकिद्चन ब्राह्मणकी ही हुई । पहले 
भगवान्‌ उसीके यद्दां पधारे और उसे क्ृतार्थ करके पीछे उन्होंने राजापर 
भी कृपा की | राजापर भी कृपा उसकी भक्तिके कारण द्वी हुई, 
उसकी विपुल धनराशिके कारण नहीं | 

महाराज युधिष्ठिरने जुएमें हार जानेके कारण महद्दान्‌ राज्य- 
बैभवका तिरस्कार करके धर्मके लिये बारह वर्षका वनवास अज्लीकार 
किया । राजरानी द्रौपदीको जुएमें हार जानेके बाद भरी सभामें 
दुष्ट दुःशासनके द्वारा उसे नंगी करनेका प्रयत्न किये जानेपर शक्ति 
रहते भी उन्होंने कोई प्रतीकार नहीं किया | यक्ष बने हुए धर्मने 
उनके उत्तरोंसे प्रसन्‍न होकर जब उन्हें वरदान दिया कि “अपने 
भाश्यमेंसे किंती एकका जीवन मुझसे मॉग लो, उसीको मैं जिछा 
दूंगा ।? तब्र महाराज युधिष्ठिरने नकुलका ही जीवन माँगा | यक्षने 
कद्दा---'तुम अपने सहोदर भीम अथवा अर्जुनका जीवन क्यों नहीं 


ईश्चर और धर्म क्यों ? २७३ 


मांगते ? उनमेंसे किसी एकको पाकर तो तुम सारे संसारको जीत 
सकते हो ओर अपना खोया हुआ साम्राज्य पा सकते हो |” बात 
भी सच्ची थी; परंतु धर्मप्राण युधिष्ठिनने राज्यका छोम न करके 
धर्मकी रक्षाके लिये नकुलको ही जिलानेकी प्रार्थना की; क्योंकि 
उन्होंने सोचा--मेरी दोनों ही माताओंकी सतान जीवित रहनी 
चाहिये । कुन्तीका पुत्र तो मैं जीवित ही हूँ, एक पुत्र माद्रीमाताका 
भी रहना चाहिये । कुन्तीके दो पुत्र जीवित रहें और माद्रीका एक 
भी नहीं-खासकर जब कि माद्वीका शरीर नहीं है-यह बात 
युधिष्ठिककी धर्मसंगतं नहीं छगी । इसीलिये उन्होंने नकुछका ही 
जीवन माँगा । इतना ही नहीं, महाराज युधिष्ठिर जब अपने घर्मबल- 
से सदेह खर्गको जाने छगे, उस समय एक कुता भी उनके साथ 
हो लिया । देवराज इन्द्रने कुत्तेका खगमें जाना खीकार नहीं किया | 
इसपर महाराज युधिष्ठिर भी रुक गये । उन्होंने देवराज इन्द्रसे स्पष्ट 
कह दिया-थ्या तो यह्द कुत्ता भी मेरे साथ खगेमें जायगा, अन्यथा 
मैं भी यहीं रहूँगा ।” युधिप्तिस्के इस अनुपम धर्मप्रेमका ही यह फल 
था कि भगवान्‌ एक प्रकार उनके हाथ बिक गये थे । 


महाराणा प्रतापने जंगलोंमे मटककर घासकी रोटीसे जीवन- 
निर्वाह करना खीकार कर लिया, परंतु जीते-जी धर्मका त्याग नहीं 
किया । भक्त बालक पुण्डलीकने तो साक्षात्‌ भगवानतककी 
परवा नहीं की और उनसे मिलनेक्के लिये भी माता-पिताकी सेवारूप 
धर्मको नहीं छोडा | माता-पिताके अद्वितीय मक्त वैश्यकुमार श्रवणने 
माता-पिताकी सेवामें ही अपना सारा जीवन छूगा दिया धर्मव्याधने 


२५४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ५ 


यह दिखा दिया कि खधर्म-पाठनसे बढ़कर कोई तप नहीं दै । 
ब्रह्मचर्य-पालनरूप धर्मसे महात्मा भीष्म देवताओंके लिये भी अजेय 
हो गये । गृहस्थोंके लिये अतिथि-सेवा परमधर्म माना गया है--- 
इसके विषयमें महाराज रन्तिदेवका इतिहास प्रसिद्ध है । उन्हें एक 
बार कुटुम्बसह्चित अडतालीस दिलनोंतक निर्जल उपवास करनेके 
बाद थोड़ी खीर, हलवा और जल मिला | आपसमें बॉटकर वे उस 
खीरको खाने बैठे ही थे कि एक ब्राह्मण अतिथि उनके द्वारपर 
आ गया | खीरमेंसे एक भाग उन्होंने उस ब्राह्मणको आदरपूर्वक दे 
दिया और बाकी अपने तथा अपने कुटुम्बियोंके लिये रख लिया । 
ब्राह्मण उस खीरकों पाकर ज्यों ही जाने लगा, त्यों द्वी एक शूद्ध 
वद्दों आ पहुँचा | वह शद्ग भी भूखा था, अतः राजाने ब्राह्मणको 
खिलनेके बाद बची हुई उस खीरमेंसे एक हिस्सा सम्मानके साथ 
उस श्द्रको भी दे दिया | शूद्रके चले जानेके बाद एक चाण्डाल 
अपने कुर्तोको लिये वहाँ आया | उसने भी राजासे अन्न माँगा । 
राजाने शेष सारी-की-सारी खीर बडी श्रद्धाके साथ उस चाण्डालके 
अर्पित कर दी भौर भगवदूबुद्धिसि उसे तथा उसके कुत्तोंको प्रणाम 
किया, अब उनके पास एक आदमीके पीनेभरके लिये जल बच 
रहा था । ज्यों ही वे उसे आपसमें बाँठकर उसके द्वारा अपनी 
अडतालीस दिनोंकी प्यास बुझाने चले कि इतनेमें एक और चाण्डाल 
वहाँ आया और उनसे जलूकी याचना करने छुगा। बस, फिर 
क्या था, राजाने वह जल उसको दे दिया | तब भगवान्‌ उनके 


सामने ब्रह्मा, विप्णु, महेशके रूपमें प्रकट हो मये | उस समय 
रन्तिदेवने भगवानूसे इस प्रकार प्रार्थना की-- 


ईश्वर और धर्म क्‍यों ? श्णण 


न कामयेडहं॑ गतिमीश्वरात्परा- 
मशडियुक्तामपुनमंब॑ बा | 
आति प्रपधें5खिलदेहभाजा- 
मन्तःखितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ 
( श्रीमद्धा० ९| २१ | १२ ) 


के परमात्मासे अणिमा आदि आठ सिद्धियोंसे युक्त उत्तम गति 
या मुक्ति नहीं चाहता; मैं केवल यही चाहता हूँ कि मै ही सब 
प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित होकर उनका दुःख भोग करूं, 
जिससे वे छोग दुःखरहित हो जाये |? धन्य अतिथिग्रेम ! 

अतिथिसेवाका एक ओर सुन्दर दृष्टान्त महाभारतके 
आश्वमेघिकपव॑में मिलता है. | महाभारत-युद्ध समाप्त हो जानेके बाद 
हिंसा-दोषकी निद्वत्तिके लिये महाराज युधिष्ठिरे अश्वमेधयज्ञका 
अनुष्ठान किया । यज्ञ ज्यों ही समाप्त हुभा कि यज्ञमण्डपममं एक नेवला 
आया और वह वहॉकी भूमिमें छोटने छगा | उसका आधा शरीर 
सोनेका था । उस विचित्र जन्तुको इस प्रकार लोटते देख याज्ञिक 
ब्राह्मण आश्वर्यपूर्ण नेत्रोंसे उसकी ओर देखने लगे । उन्हें. आश्चर्ययुक्त 
देख वह नेवला मनुष्यकी बोली बोलने लगा | उसने बताया कि 
धकुरुक्षेत्रमं एक उज्उवृत्तिघारी ब्राह्मण रहते थे | वे कबूतरकी भॉति 
अन्नके दाने चुन-चुनकर छाते और इस प्रकार कथ्पूर्वक एकत्रित 
किये अन्नसे अपना एवं अपने कुटुम्बका पालन करते थे | एक 
बार उन्हे कई दिनोंतक कुटुम्बसहित फॉका करना पड़ा | इसके 
बाद एक दिन उन्हे सेरभर जो मिछा । उसका उन्होंने सत्तू बना 


२०६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


डिया और उस सचूको आपसमें वॉटकर ज्यों ही वे खानेको बैठे 
कि एक ब्राह्मण अतिथि उनके द्वारपर आ खडा हुआ । उसे उन्होंने 
क्रमश: अपना, अपनी धर्मपत्नीका, अपने पुत्रका तथा अन्तर 
अपनी पृत्रवधूका भी भाग दे दिया और खयय॑ सब लोग भूखे रह 
गये | यह देखकर में अपने बिंलसे बाहर निकला और जहाँ उस 
अतिथि ब्राह्मणने सत्तू खाया था, उस स्थानपर छोटने छगा | फल यह 
हुआ कि मेरे अल्ञोंके साथ वहॉकी कीचका स्पर्श होनेसे मेरा मस्तक तथा 
आधा शरीर सोनेका हो गया |? नेवछा महाराज युधिष्टिरके यज्ञकी 
प्रशंसा सुनकर इस आशासे वहाँ आया था कि वहाँकी भूमिमें लोटनेपर 
उसके शरीरका शेष भाग भी सोनेका हो जायगा, क्योंकि उस 
यज्ञभूमिमें लाखों श्राह्यणोने मोजन किया था और असंख्य द्व्य खचे 
हुआ था | परतु नेवलेका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ; उसका शेष अन्न 
जैसा-का-तैसा ही बना रहा | इसलिये उसने बताया कि उस 
उब्छलयृत्तिधारी ब्राह्मणके सेरमर सत्तुके दानकी बरावरी चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ युधिष्ठिएका किया हुआ विशाल यज्ञ भी नहीं कर सका, फिर 
औरोंकी तो बात ही क्या है | 

इस प्रकार विभिन्न धर्मोका वर्णन हमारे शाज्ोंमें पाया जाता 
है | धार्मिक ग्रन्थोंका पठन-पाठन तथा पुराणोंकी कथाकी पद्धति एक 
प्रकारसे बद हो जानेके कारण वर्तमान युगके शिक्षित समाजका 
धर्मज्ञान प्राय. नहींके बराबर रह गया है | अतः धर्मज्ञानके प्रसारके 
लिये धार्मिक ग्रन्थोका पठन-पाठन तथा पुराण-बाचनकी पद्धति 
फिरसे जारी करनी चाहिये और घर-घरमें ञ्री, पुरुषों और बालकोंको 
एक जगह बैठकर नियमित रूपसे सत्सज्ञ एवं खाध्यायके लिये 


ईश्वर और धर्म क्यों ? रण 


समय निकालना चाहिये | जबतक हमें धर्मका ज्ञान न होगा, 
तबतक उसके पालनका तो प्रश्न ही दूर है । धार्मिक पत्नोंका भी 
प्रचार ख़ब जोरोंसे होना चाहिये, जिससे लोगोंमें धर्म-भावना 
जाग्रत्‌ दो और धार्मिक जोश बढ़े । उत्तम गुणों एवं आचरणोंकी 
वृद्धि लिये महापुरुषोंकी स्मृति तथा उनके चरित्रोंका पठन-पाठन 
बडा सहायक है | श्रीराम-कृष्णादि भगवदवतारोंकी पवित्र छीलाओंका 
अनुशीलन तथा उनके आदर्श चरित्रोके अनुकरणकी चेष्टासे भी 
चरित्र-निर्माण एवं ढेवी सम्पत्तिके अर्जनमें बड़ी सहायता मिलती है। 
भगवत्स्मृतिसे सभी युण अनायास हृदयमें आ जाते हैं और जीवका 
_परम कल्याण होता है । भगवत्त्मृतिसे बढ़कर अन्तःकरणकी शुद्धिका 
कोई दूसरा साधन नहीं है | अतः नित्य-निरन्‍तर भगवानकी स्मृति 
हो, इसकी चेष्टा प्रत्येक्ष मनुध्यको करनी चाहिये | गीतामें 
भगवत्स्वृतिपर बहुत जोर दिया गया है | भगवानने गीतामें भर्जुनके 
लिये जहाँ-जहाँ आदेश दिये हैं, सभी अधिकाशमें स्पृतिपरक 
ही हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दो्में यह बताया है कि विषय-चिन्तन 
सर्वनाशका कारण है ( देखिये २ | ६२-६३ ) और भगवच्िन्तन 
करनेवालेका कभी विनाश नद्दीं होता--'न मे भक्त: प्रणश्यति? 
(९]१३१ )। 

भगवज्नामके जप एवं कीर्तनसे भी अन्तःकरणकी शुद्धि होकर 
हृदयमें सदूगुणोंका विकास और सदाचारमें प्रवृत्ति होती है । 
वास्तवमें मगवान्‌ और भगवानके नाममें कोई मेद नहीं है । 
भगवानके खरूपकी भाँति उनका नाम भी चिन्मय है, उनका 
स्वरूप द्वी है | शब्द, अथ एवं अर्थका ज्ञान--तीनों एक ही वस्तु 


स्कन चसितल बता ६ 0६८...... 


२५८ तत्व-चिन्तामणि भाग ८ 


हैं | अत, भगवन्नामके सम्पर्कमें आनेसे अन्तःकरणकी परम शुद्धि 
होना स्वाभाविक ही है | सबका मूल, जैसा कि ऊपर बताया जा 
चुका है, सत्सज्ञ और सच्छाज्ञोंका अध्ययन द्वी है। सत्‌ नाम 
परमात्माका है । गीतामें भी कद्दा है--. 
<४ तत्सदिति निर्देशों त्रक्षणस्रिविधः स्छृतः ।' 
(१७। २३ ) 
४3» तत्सतू--ऐसे यह तीन प्रकारका सचिंदानन्दघन 
त्रह्मका नाम कहा है |? और सद्न कहते हैं प्रीतिको, छगावको ! 
अतः परमेश्वरमें प्रेम होना ही असली सत्सज़् है । सत्पुरुषोंके, 
भगवद्येमियोंके सज़से भगवानमें प्रीति होती है; इसलिये वह भी 
सत्सज्ञ कदछाता है और इसीलिये सत्सड्गककी-साधुसड्रकी इतनी 
महिमा शाल्लोने गायी है | श्रीमद्भागव्में कहा है---- 
तुल्याम रुवेनापि न खर्ग नापुनर्भवम्‌ । 
भगवत्सद्विसड्स्य॒मर्त्यानां. किम्ुताशिप३ ॥ 
(१। १८। १३ ) 
“भगवत्सज्लियों---भगवर्लोमियोंके क्षणमरके सद्कके साथ खर्ग 
तो क्या, मोक्षतककी तुलना नद्हीं हो सकती; फिर मनुष्यलोकके 
भोगोंकी तो बात ही क्‍या है |? 
इस प्रकार सत्सन्न एवं सच्छात्नोके अध्ययनद्वारा अपने 
कर्ब्यका ज्ञान प्राप्तकर शीघ्र-से-शीत्र मनुष्य-जन्मको सफल करनेके 
प्रयक्ञमें छग जाना चाहिये, जिससे पीछे न पछताना पडे | 





दिनचयांका सुधार 


मनुष्यको अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं विताना चाहिये। 
आलत्य, प्रमाद, भोग, पाप और अतिनिद्वाको विषके समान समझ- 
कर इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये | मनुण्य-जीवनका अपूृन्य 
समय इन सबमें वितानेके लिये कदापि नहीं है । करनेयोग्य काममें 
बिलम्ब करना “आल्स्य! हैं; शास्रत्रिद्दित कर्तव्यकर्मकी अवद्देलना 
तथा मन, वाणी, शरीरसे ब्यर्थ चेण्ट करना 'प्रमादः है; स्वाद, 
शौकीनी, ऐडा-आराम, भोग-विछास्तिता और विषयों रमग करना 
भोग' है; झूठ, कपट, चोरी, व्यमिचार, हिंसा आदि पाप हूँ 
और छ: भंदेसे अधिक शयन करना “अतिनिद्रा) हैं | कल्याणकारी 
मनुष्यको चाहिये कि वह इनसे बचकर घयने सारे समयको साधन- 
मय बना ले और एक क्षण-भी व्यर्थ न जिताकर आगपर्चन्त छापन- 
के लिये दी करिवद्ध ऐोकर प्रयलल करे | 


२६० वच्च-चिन्तामणि भाग ५ 


बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है कि वह अपने अमूल्य धमयको 
सदा कर्ममें लगावे। एक क्षण भी व्यर्थ न खोबे और कर्म मी उच्च- 
से-उच्च कोटिका करे । जो कर्म शास्नरविह्ित और युफ्तियुक्त हो, 
बद्दी कर्तव्य है | गीतामें भगवान्‌ने कहा है--- 


युक्ताहरविहारय युक्तचेष्य केस । 
युक्तसपम्ाववोधसय योगो मवति दुशखहा ॥ 
(६। १७ ) 
<ुःखोंका नाश करनेवाला योग तो ययायोग्य आहार-विहार 
करनेवालेका, कर्मोमें यथायोग्य चेष्ठा करनेवालेका और यथायोग्य 
सोने तथा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है ।? 


तात्पर्य यह है. कि हमारे पास दिन-रातमें कु चौबीस घंटे 
हैं, उनमेंसे छ: घटे तो सोना चाहिये और छः घटे परमात्माकी 
प्राप्तिके लिये विशेषरूपसे साधनरूप योग करना चाहिये; इसके 
लिये प्रातःकाल तीन घंटे और सायंकाल तीन घंटेका समय निकाल 
लेना चाहिये | शेष बारह घंटोंमें मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा 
शास्नानुकूछ क्रिया करनी चाहिये, जिसमेंसे छ. घटे जीविका- 
निर्वाहके डिये न्याययुक्त चनोपार्जनके काममें और छ; घंटे खास्थ्य- 
रक्षाके विये आम्रविद्दित औच-स्लान, आहवार-विहार, व्यायाम आदियें 
डगाने चादिये; अथवा यदि छ घंटेमें न्याययुक्त धनोपाजनाँ करके 
जीविकाका निर्याद्द न हो तो आठ घटे धनोपार्जनमें लगाकर चार 
बढ सास्थ्यरक्षा आदिके काममें छगाने चाहिये | 


समयका विभाग करके देश, काल, बर्ण, आश्रम, परिस्विति 


द्निचरयांका खुधार रद 


और अपनी झुविधाके अनुसार अपना कार्यक्रम बना लेना चाहिये । 
साधारणतया निम्नलिखित कार्यक्रम बनाया जा सकता है--- 


सात्रिमं दस बजे शयन करके चार बजे उठ जाना, उठते ही 
प्रात :स्मरण करते हुए चारसे पॉचतक शौच-स्नान, व्यायाम आदि 
करना; पाँचसे आठतक सन्ध्या-गायत्री, ध्यान, नाम-जप, पूजा-पाठ 
और श्रुति, स्मृति, गीता, रामायण, भागवत आदि शाशख्थलोंका एवं 
उनके अर्थका विवेकपूर्वक अनुशीलन करते हुए खाध्याय करना; 
आठसे दसतक खास्थ्यरक्षाके साधन और भोजन आदि करना; 
दससे चारतक धनोपाजनके लिये न्याययुक्त प्रयत्न करना, चारसे 
पॉचतक पुनः खास्थ्यरक्षार्थ धूमना-फिरना, व्यायाम और शौच-स्नान 
आदि करना, पाँचसे आठतक पुनः सन्ध्या, गायत्री, ध्यान, नाम-जप, 
पूजा-पाठ और श्रुति, स्वृति, गीता, रामायण, भागवत आदि शात्ों- 
का, उनके अर्थका विवेकपूर्वक अनुशीकन करते हुए खाध्याय 
करना एवं आठसे दसतक भोजन तथा वाताछाप, परामर्श और 
सत्संग आदि करना---इस प्रकार दिन-रातके चौबीस घंटोंको बाँटा 
जा सकता है | इस कार्यक्रममें अपनी खुविधाके अनुसार हेर-फेर 
कर सकते है; किंतु भगवानके नाम और खरूपकी स्मृति हर समय 
ही रहनी चाहिये, क्योंकि भगवानकी सहज प्राप्तिके लिये एकमात्र 
यही परम साधन है. । भगवानने गीतामें कहा है कि ५जो पुरुष 
नित्य-निरन्तर मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा ही निरन्तर मुझ 
पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त हुए 
योगीके लिये मैं सुलूम हूँ अर्थात्‌ उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हैँ- 


श्ध्श्‌ तर्व-चिन्तामणि भाग ६ 


अनन्यचेताः सतत यो मां सरति नित्यश्षः | 


तखाह सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ शा 
यदि कहो कि काम करते हुए भगवानके नाम-रूपकी स्मृति 


सम्भव नहीं तो यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि भगवानने कहा दै- 
तसात्सवेंषपु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 


मय्यर्पितसनोबुद्धिममिवेष्यस्यसंशयस्‌ ॥ 
(गीता ८ । ७ ) 
इसलिये हे अज्ुन | तू सब समयमें निरन्तर मेरा स्मरण कर 


और युद्ध भी कर । इस प्रकार मुझमें अपैण किये हुए मन-बुद्विसे 
युक्त होकर तू निःसन्देह मुझको ही प्राप्त होगा |? 

जब युद्ध करते हुए भी निरन्तर भगवानकी स्मृति रह सकती है 
तो दूसरे व्यवह्दार करते समय भगवत्त्मति रहना कोई असम्मव नहीं । 
यदि यह्द असम्मव द्वोती तो भगवान्‌ अज्जुनको ऐसा आदेश कभी नहीं 
देते | यदि कहो कि हमसे तो ऐसा नहीं होता तो इसका कारण है 
श्रद्धा तथा ग्रेमके साथ होनेवाले अभ्यासकी कमी । श्रद्धा-प्रेमकी 
उत्पत्तिके लिये भगवानके नाम, रूप, लीछा, घाम, गुण और प्रभावके 
तक्त-रहस्यथकी समझना चाहिये तथा भगवानसे स्तुति-प्रार्थना करनी 
चाहिये । भगवान्‌के नाम-रूपकी स्मृति निरन्तर बनी रहे, इसके 
लिये विवेक वैराग्यपूर्वक सदा-सर्वदा प्रयत्न भी करते रहना चाहिये | 
सत्पुरुषोंका सट्ठ इसके लिये विशेष लाभकर है | अतः सत्सब्के 
लिये विशेष चेष्टा करनी चाहिये | सत्सह् न मिले तो भगवानके 
मार्गमें चढछनेवाले साधक पुरुर्षोका सह्ढ भी सत्सज्ञ ही है और उनके 
अमावमें सत्‌-प्रन्थोंका अनुशीलन भी सत्सद्ग दी है| 


द्निचर्याका खुधार रदर३े 


मनुष्य अपने समयका यदि विवेकपूर्वक सदुपयोग करे तो 
वह थोड़े ही समयमें अपने आत्माका उद्धार कर सकता है, मनुष्यके 
लिये कोई भी काम असम्मव नहीं है। संत्षारमें ऐत्ता कोई भी 
पुरुष-प्रयत्नसाध्य कार्य नहीं, जो पुरुषार्थ करनेपर सिद्ध न हो 
सके | फिर भगवत्कृपाका आश्रय रखनेवाले पुरुषके लिये तो बात 
हदीक्‍या है! 

भगवानके नाम-रूपकी स्मृति चौबीसों धंटे ही बनी रहे और 
वह्द भी महत्त्वपूर्ण हो, इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिये । जिहा- 
द्वारा नाम-जप करनेकी अपेक्षा श्रासके द्वारा नामजप करना श्रेष्ठ है 
ओर मानसिक जप उससे भी ठत्तम है | वह भी नामके अर्थरूप 
भगवत्खरूपकी स्मृतिसे युक्त हो तो और भी अधिक मूल्यवान्‌ (महत्तन- 
पूर्ण ) चीज है; और वह्द फिर श्रद्धापूर्वक निष्काम प्रेममावसे किया 
जाय तो उसका तो कहना ही क्या है। सचिदानन्दधन परमात्मा 
सर्वत्र समानभावसे आकाशकी भाँति व्यापक हैं, वे ही निर्गुण- 
निराकार परमात्मा स्वयं भक्तोंके कल्याणार्थ सगुण-साकार रूपमें 
प्रकट दोते हैं | इसलिये निर्गुण-सगुण, निराकार-साकार--किसी 
भी खरूपका ध्यान किया जाय, सभी कल्याणकारक हैं, किंतु 
निर्गुण-सगुण, निराकार-साकारके तत्त्व, रहस्य, गुण, प्रभावको 
समझते हुए खरूपका स्मरण किया जाय तो वह सर्वोत्तम है | 

ससारमें अधिकाश मनुष्योंका समय तो प्रायः व्यर्थ जाता है. 
और उनमेंसे कोई यदि अपना श्रेष्ठ ध्येय बनाते भी हैं, तो उसके 
अनुसार चल नहीं पाते । इसका प्रधान कारण विषयासक्ति, अज्ञता 
और श्रद्धा-प्रेमकी कमी तो है ही, परंतु साथ ही प्रयक्ञकी भी 





२5७ तत्त्व-चिन्तामणि भाग 5 


शिविलता हैं | इसी कारण वे अपने टस््यतक पहुँचने सफठ 
नहीं होते | भत, ठक्ष्यप्राप्तिके लिये हर समय भगवानकों स्मरण 
करते हुए समयका सदुपयोग करना चाहिये, फिर भगवान्की कृपासे 
सहज ही लक्ष्यतक पहुँचा जा सकता हैं । 

चौवीसों घंटे भगवान्‌की स्पृति किस प्रकार हो, इसके डिये 
उपयुक्त छ. घंटे साधनकाछ, बारह घटे व्यवहारकाल और 85 
घंटे शवनकाल---इस प्रकार समयके तीन विभाग करके उसका 
निम्नलिखित रूपसे सदुपयोग करना चादिये । 

( १ ) मनुष्य प्रात.काल और सायकाल नियमितरुपसे जो 
साधन करते हैं, वह साधन इसीलिये उच्चकोटिका नद्दी होता कि 
वे उसे मन छगाकर विवेक और भावपूर्वक नहीं करते । ऊपरसे 
क्रिया कुछ ही होती हैं और मन कहीं अन्यत्र रहता है | ऐसा 
नहीं द्ोना चाहिये | साधनके समय मनका भी उसीमें लगना 
परमावश्यक है । जैसे--सम्ध्या करनेके समय मन्‍्त्रोंके ऋषि, छन्द, 
देवता और प्रयोजनका लक्ष्य करते हुए विधि ओर मन्त्रके अर्थका 
ध्यान रहना चाहिये | गायत्रीमन्त्र बहुत ही उच्चकोटिकी वस्तु हैं, 
उसमें परमाव्माकी स्तुति, ध्यान और प्रार्थना हैं | अतः गायत्री-जपके 
समय उसके अर्थकी ओर ध्यान रखना चाहिये । यद्द न द्वो सके 
तो गायत्री-जपके समय भगवानूका भ्यान तो अवश्य ही द्वोना 
चाहिये | इसी प्रकार गीता, रामायण, भागवत आदिका पाठ5 भी 
अर्थतह्वित या विवेकपूक अर्थका ध्यान रखते हुए करना चाहिये | 
भगवानकी मूर्ति-पूजा या मानस-पूजा करते समय भगवानके खरूप 
ओर शुण-अभावकी स्मरण रखते हुए अद्वा-प्रेमके साथ विधिपूर्वक 


द्निचयांका खुधार श्द्५ 


पूजा करनी चाहिये । शात्र-ज्ञानकी कमीके कारण विधिमें कहां 
कमी भी रह जाय तो कोई हज नहीं, किंतु श्रद्धा-प्रेममें कमी नहीं 
होनी चाहिये | किसी भी मन्त्र या नामका जप हो, उच्चमाव तथा 
मन संयोगके द्वारा उसे उच्च-से-उच्च कोटिका बना लेना चाहिये | 
एवं ध्यान करते समय तो संसारकों ऐसे भुला देना चाहिये कि 
जिसमें भगवानके सिवा अपना या संसारका किसीका भी ज्ञान 
ही न रहे। 

हम प्रातः-सायं जितना समय नित्य-नियमित रूपसे साधनमें 
लगाते हैं, उसे यदि उपर्युक्त प्रकारसे छगाया जाय तो उतने ही 
समयके साधनसे छः महीनोंमें वह छाम हो सकता है. जो बिना 
भावके करनेके कारण पचास वर्षोंगे भी नहीं होता | वस्तुतः जिस 
समय हम साधनके लिये बैठते हैं, उस समय तो हमारा प्रत्येक 
क्षण केवल साधनमें ही बीतना चाहिये | हम यदि अपने पारमार्थिक 
साधनके समयको ही समुचित रूपसे साधनमय नहीं बना लेंगे और 
उसे शीघ्र सफल बनानेके लिये तत्पर नहीं होंगे तो फिर अन्य समयमें 
भगवच्चिन्तन करते हुए कार्य करना तो और भी कठिन है | अतएव 
हमें इसके लिये कठिबद्ध होकर प्रयत्न करना चाहिये | इस बातका 
पता लगाना चाहिये कि वे कौन-सी अड्चर्ने है जिनके कारण 
नियमितरूपसे साधन करनेके लिये दिये हुए समयमें भी मन उसमें 
नहीं लगता और समय यों ही बीत जाता है तथा प्रयत्ञ करनेपर 
भी उसमें कोई सुधार नहीं होता | एवं पता छगनेपर उन अडचनोंको 
तुरंत दूर करनेका सफल प्रयास करना चाहिये | मनको समझाना 
चाहिये कि पतुम ऐसे अपने परम हितके कार्यमें भी साय नहीं 


श्ध्द्द तरच-चिन्तामणि भाग ६ 


दोगे तो इसका परिणाम तुम्दारे लिये बहुत द्वी भयानक द्वोगा । 
हजार काम छोडकर पहले इस कामको करना चाहिये | यह काम 
तुम्हारे बिना और किसीसे सम्भव नहीं । इसके सामने दूसरे-दूसरे 
कार्मोमें हानि भी हो तो उसकी परवा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 
वे तो तुम्हारे न रहनेपर भी हो सकते हैं, उन्हें दूसरे भी कर 
सकते हैं, किंतु तुम्हारे कल्याणका काम तो दूसरे किसीसे सम्मव 
नहीं ।? इसपर भी यदि दुष्ट मन दूसरे कामकी आवश्यकता बतलाते 
तो उसे फिर समझाना चाहिये कि इससे बढ़कर और कोई आवश्यक 
काम है ही नहीं । 


( २ ) आहस्य, प्रमाद, भोग, पाप और अतिनिद्वामें जीवन- 
के एक क्षणकी भी नहीं बित्ताना चाहिये। सामाजिक, धार्मिक, 
शरीरनिवाहसम्बन्धी एव खास्थ्यरक्षा आदिके जो भी व्यवहार हों, 
सभी शाज्ानुकूछ और न्याययुक्त ही होने चाहिये । प्रत्येक क्रियामें 
निष्काममाव और भगवदर्पण या भगवदर्थबुद्धि रहनी चाहिये | इस 
प्रकार किये जानेपर मनुष्य समस्त बन्धर्नोंसे मुक्त होकर परमात्माको 
प्राप्त हो सकता है । भगवानने गीतामें कह्या है--..- 


यत्करोषि यदश्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तरयसि कौन्‍्तेय तत्कुरुष्षमदर्पणम्‌ ॥ 
शुभाशुभफलेरेव॑ मोक्ष्ससे. कर्मबन्धनेः । 
संन्‍्यासयोगयुक्तात्म. विमुक्तो मासनुपैष्यसि ॥ 

( ९ | २७-२८ ) 
हे अजुन ! तू जो कम करता है, जो खाता है, जो हवन 


दिनिचयोका खुधार २६७ 


करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे 
अर्पण कर | इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवानके अर्पण 
होते हैं---ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तताला तू शुभाशुम फलरूप 
कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही 
प्राप्त होगा |? 


हमारी सारी क्रियाएँ जब भगवानकी प्रेरणा और आज्ञाके 
अनुसार निरमिमानता और निष्कामभावसे भगवानकी स्थृति रहते 
हुए होने छगें, तवर समझना चाहिये कि हमारी क्रियाएँ भगवदर्पण 
हैं । जो क्रियाएँ मगवदआप्पर्थ या भगवत्मीत्यथ॑ अथवा भगवानकी 
आज्ञा-पाडनके उद्देश्यसे भगवानकी स्मरण रखते हुए निष्कामभावसे 
की जाती हैं उन्हें मगत्रदर्थ कह्या जाता है | हमारा सारा समय 
जब इसी भावमें वीतने छगे, तब उसे उच्च-से-उच्च कोटिका समझना 
चाहिये | मनुष्य चाहे तो प्रयत्न करनेपर भगवत्कृपासे वह व्यवहारके 
बारह घरटोंके समयको भी सदा-सर्वदा इसी प्रकार बिता सकता 
है | भगवानूका आश्रय लेकर उनके नाम-रूपको याद रखते हुए 
सदा-सबंदा कर्मोकी चेष्ठा करनेपर मनुष्य भगवानकी कृपासे शाश्वत 
अविनाशी पढको प्राप्त द्वो जाता है | भगवानने गीतामें कहा है---- 


सर्वकर्माण्यपि सदा कु्बाणों मदृव्यपाश्रयः | 
मत्मसादादवाप्नोति शाश्र॒तं पदमव्ययम्‌ ।। 
(१८ । ५६ ) 
व्यवहारकालके खुधारके लिये दो वातोंपर विशेष ध्यान रखना 
चाहिये--- 


२६८ तत्व-चिन्तामणि भाग दे 


( क ) प्रत्येक क्रियामें निष्कामभावसे खार्थका त्याग और 
( ख ) भगवानके नाम-रूपकी स्मृति । ये सत्र काम भी वैराग्य और 
अभ्याससे ही छिंद्ध होते हैं । वैराग्यसे निष्कामभाव और खार्थ-त्याग 
होता है और तीव्र अम्यासले भगवानके नाम-रूपकी स्मृति रहती है । 


अतः हमें अपने उद्देश्यको सिद्ध करनेके लिये भगवानके 
शरण होकर श्रद्धा-प्रेमपूर्वक्त साधन करना चाहिये । ऐसा करनेसे 
परमात्माकी कपासे हम शीघ्र ही कृतकार्य हो सकते हैं । 


(३) साधन तथा व्यवहारकालमें तो कुछ होता भी है; 
परंतु शयनका समय तो नासमझीके कारण अधिकाशमें सर्वथा 
व्यर्थ ही जाता है | मनुष्य जिस समय सोने लगता है, उस समय 
उसके चित्तमं जिन साधारिक सकल्पोंका प्रवाह बहता रहता है, 
उसे निद्वा्में प्रायः वैसे ही खप्न आते हैं---संकल्पोंकी दढ़ता ही 
खप्नमें सच्ची घटनाके रूपमें प्रतीत होने लगती है और इस प्रकार 
उसका रातभरका सारा समय व्यर्थ चला जाता है | इस कालका 
सुधार भी वैराग्य ओर अभ्याससे हो सकता है | दें चाहिये कि 
सोनेसे पूर्व कम-से-कम पंद्रह मिनट शयनकालके सकल्पेंके छुधारके 
लिये ससारको नाशवान्‌; क्षणमद्दुर, अनित्य और दुःरूरूए समझकर 
उसके संकल्पोंका त्याग करके भगवानके निर्गुण-सगुण, निराकार- 
साकारमेंसे जिस खरूपमें भी अपनी श्रद्धा-रुचि हो, उसी नाप्-रूप- 
का या भगवान्‌ श्रीकृष्ण, श्रीराम आदि समुण-साकार खरूपके ग्रुण, 
प्रभाव, छीछा आदिका मनन करते हुए सोरे । विवेक-वैराग्यपूर्वक 
तत्परतासे तीत्र चेश करनेपर कुछ दिनोंमें यह अभ्यास दृढ़ हो 


द्विचयोंका झुधार २६०, 


सकता है | दृढ़ अम्यास हो जानेपर खप्नमें भी भगवह्विंषयक ही 
संकल्प होंगे और तदनुसार खप्नमें भी हमारे सामने भगवानके नाम, 
लीला, रूप, ग्रुण और प्रभावके दृश्य आते रहेंगे | यों खप्न-जगत्‌ 
भी साधनमय हो जायगा | अतएव वह समय भी साधनका ही एक 
अड्ड बन जायगा | 


मनुष्य-जन्मका प्रत्येक क्षण मूल्यवान्‌ है । इस रदृस्थको 
समझनेवाला व्यक्ति एक क्षणकों भी व्यर्थ कैसे खो सकता है * 
परलछोक और परमात्मापर विश्वास न होने और भगवश्मातिका माहात्म्य 
न जाननेके कारण ही मनुष्य अपने उद्धारकी आवश्यकता ही नहीं 
समझता । इसी कारण वह संसार-छुखकी अमिलाषामें मानव-जीवनके 
अमूल्य समयको व्यर्थ खो देता है, परंतु सची बात तो यह है कि 
संसारका सम्पूर्ण छुख मिलकर भी परमात्माकी ग्राप्तिके खुखकी तुलना- 
में समुद्र एक बूँदके तुल्य भी नहीं है। जैसे अनन्त आकाइशके 
किसी एक अंशमें नक्षत्र हैं, उसी प्रकार विज्ञानानन्द्घन परमात्माके 
किसी एक अंशमे यह सारा ब्रह्माण्ड स्थित है | जीवको यदि संसार- 
का सम्पूर्ण सुख भी मिल जाय तो भी वह उस ब्रह्मचुखके भंशका 
एक आभासमात्र ही है। और वह सुखाभास भी वस्तुतः सच्चिदानन्द- 
मय परमात्माके संयोगसे ही है | अतः मनुष्यको उस अनन्त सुख- 
रूप परमात्माकी प्राप्तेके लिये ही अपना सारा समय लगाना 
चाहिये । तभी समयका सदुपयोग है और तभी जीवनकी 
सार्थकता है । 


चदरसे ज्ञान-वेराग्य आदिकी शिक्षा 


जगतमें आजकल शिक्षक बहुत पाये जाते हैं, वास्तवमें शिक्षा 
लेनेवाले बहुत कम हैं । जहाँ-तहाँ उपदेशकोंकी--ग्रुरुओंकी दी 
भरमार है, उपदेश छुनकर उससे राम उठानेवाले शिर्ष्योकी संख्या 
बहुत ही अल्प है। कवियोंने भी कहा है---'परोपदेशे पाण्डित्यं 
सर्वेषा छुकरं नृणाम्‌ |? 'पर उपदेस कुसर बहुतेरे | जे आचरदिं 
ते नर न घनेरे |! उपदेश देना जितना सहज है, उसका पालन करना 
उतना ही कठिन है | उपदेश अपने लिये होना चाहिये, दूसरोंके 
लिये नहीं; तभी हम उन्नति कर सकते हैं | ज्ञानकी प्राप्ति उसीको 
द्वोती है, जो अभिमान छोड़कर शिक्षा प्राप्त करनेके लिये उत्सुक 


चदरसे शान-चेराग्य आदिकी शिक्षा २७१ 


रहता है | जो शिक्षा प्रात करना चाहते हैं, उनके लिये शिक्षकोंकी 
कमी नहीं है । सच्चे गुरु योग्य शिष्यको खय॑ खोज लेते हैं। सच्चे 
जिज्ञाब्॒के लिये तो खयं भगवान्‌ ग्रुरुके रूपमें प्रकट होकर उसे 
उपदेशके द्वारा कृतार्थ कर सकते हैं | सम्राद्‌ परीक्षित्‌ जब राज्य, 
, पंखिर एवं शरीरका मोद्द छोड़कर सब ओरसे चित्तको हटाकर 
ज्ञान-लाभके लिये, आत्मकल्याणकी शिक्षाके लिये अन्न-जलका 
त्यागककर भगवती गड्लाके पावन तठपर बैठ गये, उस समय उनकी 
ज्ञानपिपासाको शान्त करनेके लिये, उन्हें मुक्तिका मार्ग दिखानेके 
लिये सब ओरसे बहुत-से ऋषि-सुनि अपने-आप उनके पास आने 
लगे | यहॉतक कि खय॑ शुकदेव मुनिने, जो इतने विरक्त थे कि एक 
गो जितनी देरमें दुह्ठी जा सके, उतने समयसे अधिक बस्तीमें नहीं 
ठहरते थे तथा जो प्रायः निरन्तर समाधिमें ही स्थित रहते थे, 
उनके पास बिना बुछाये आकर सात दिनतक उन्हें श्रीमद्भागवतकी 
कथा छुनायी । विद्वानोंकी मान्यता है कि श्रीशुक मुनिको नित्यदेह 
अथवा सिद्धदेह् प्राप्त है; जिससे वे अब भी समय-पमयपर प्रकट 
होकर अधिकारियोंकों उपदेशके द्वारा कृतार्थ किया करते हैं | कहते 
हैं कि संत चरणदासजीको उन्हींने गुरुरूपसे दीक्षा दी थी, जैसा 
कि चरणदासजीके पर्दोंसे प्रकट होता है । खामी श्रीशइूराचार्यके 
परम गुरु आचार्य गौडपादको भी श्रीशुकदेवजीसे ही दीक्षा प्राप्त 
हुई थी--ऐसा छुना जाता है| खयं खामी श्रीशझ्लराचार्यको भी 
श्रीवेदव्यासजीने दर्शन दिये थे---ऐसा उनकी जीवनीमें लिखा है । 
देवर्षि नारदके वाल्मीकि, व्यास तथा धुव आदिके पास खय॑ जाकर 
उन्हें उपदेश देनेकी बात प्रसिद्ध ही है । 


७२ तत््व-चिन्तामणि भाग ५े 


इतना ही नहीं, शिक्षा लेनेवालेकी जगत्‌की चर-अचर सभी 
चस्तुओंसे शिक्षा मिल सकती है | यह विश्व ही एक विश्वविद्यालय , 
है | नदियों, समुद्र, इक्ष, पव॑त, ग्रह, नक्षत्र, आकाश, पृथ्वी, वायु, 
पशु-पक्षी आदि नाना प्रकारके जीब--सभी हमें शिक्षा दे रहे हैं। 
श्रीमद्भागवत्में कथा आती है कि भगवान्‌ दत्तात्रेयने चौबीस गुरु 
बनाये थे---जिनमें पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चन्द्रमा, 
सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतिंगा, मधुमक्खी, हाथी, ढरिन, 
मछली, वेश्या, कुररपक्षी, बालक, कुमारी कन्या, बाण बनानेवाला, 
साँप, मकड़ी और शभ्रमरतक शामिल थे | आज हम अपने 
पाठकोंको यह बतलायेंगे कि जिस चद्रकों हम अपने शरीरपर 
ओढ़ते हैं, उससे भी हमें ज्ञान, वैराग्य, योग, कमे एवं 
भगवच्छरणागतिकी शिक्षा मिलती है । 


पहले हम प्रमु-शरणागतिको ही लें। जरणागतिकी शाल्लेनि 
बडी मद्दिमा गायी है । गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं--- 


तमेष शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत | 
तत्प्रसादात्परां शान्ति खान॑ आरप्खसि शाश्रतम्‌ ॥ 

(१८ | ६२) 
'हे भारत ! तू सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही शरणमें जा। 


उस परमात्माकी कृपासे ही तू परम शान्तिको तथा सनातन परम 
धामको प्राप्त होगा |! 


महाभारतके अन्तर्गत श्रीविष्णुसहस्तनाममें. भीष्मपितामद 
मद्दाराज युधिष्टिससे कहते हैं. 


चद्दरसे भान-पेराग्य आदिकी शिक्षा श्ज्झे 


वासुदेवाश्रयो मर्त्यों वासुदेवपरायणः । 

स्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्र्‌ ॥१३०॥ 

भगवान्‌ वाघुदेवका आश्रय लेकर उन्हींके परायण हो जाने- 
वाला मनुष्य सम्पूर्ण पारपोसे रहित विश्ुुद्ध अन्तःकरणवाला होकर 
सनातन ब्रह्मको प्राप्त दो जाता है ।? 

योगदरशैनमें महर्षि पतन्नलिके वाक्य है---- 


“(इंश्वरप्रणिधानाद्वा ! ( १। २३ ) 

(इश्चवरकी शरण ग्रहण करनेसे भी चित्तवृत्तियोंका निरोधरूप 
समाधि सिद्ध हो जाती है ।! 

जिस शरणागतिकी शाल्लोमें ऐसी मद्दिमा कही गयी हैं, एक 
मामूली चदर हमें उसीकी शिक्षा देती है | वह सर्वतोभावेन अपने 
मालिकके शरण हुई रहती है, सदा-सर्वदा एवं सध्ना उसके अधीन 
रहती है । माल्कि उसका चाहे जैसे उपयोग करे--उसे कंघेपर 
रख ले अथवा पैरोंपर डाल ले, शरीरपर ओढ़ ले अथवा खूँटीपर 
टठाँग दे, तहियाकर बक्समें रख दे अथवा चेपरवाह्दीसे जमीनपर फेंक 
दे, किप्तीको दान कर दे या बेंच दे, पानीसे धो डाले अथवा कीचमें 
सान ले, फाड़कर चियड़े-चियड़े कर डाले अथवा जलाकर खाक 
कर दे--बह बदलेमें कुछ नहीं कइती | इस प्रकार चदर दें 
आत्मसमर्पणका पाठ पढ़ाती है | द्व्में चाहिये कि हम मी चदरकी 
भौंति अपने प्रभुके सर्ववा अनुकूल वन जाये---बढ़ हमें जिस 
अवस्थार्मे रक्खे, उसीमें संतुष्ट रहें; उसकी इच्हामें अपनी इच्छाको 
विलीन कर दें, अपने व्यक्तितको मुला दें, अपनी खततन्‍्त्र सत्ता रहो 


त० सि० भा० ६-१८--- 


२७४ तत्त्न-चिन्तामणि भाग दे 


दें | अपना सब कुछ उसीका समझें---यहाँतक कि अपने इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि, प्राण और शरीरकों भी उसीका मानें | जीवन-म्रृत्यु, छुख, 
दुःख, मान-अपभान, स्तुति-निन्दा, ऐश्वर्य-दर्द्रिता---सबको प्रभ॒की 
देन समझकर गले लगायें | ऐश्वर्य पाकर भूलें नहीं और घोर-से घोर 
कष्ट पडनेपर भी मुंहसे उफ न निकालें | संक्षेपमें यद्दी आत्मसमर्पण- 
का खरूप है। 


चदरसे हमें योगकी भी शिक्षा मिलती है | योगका भर्थ है 
चित्ततृत्तियोंका निरोध--५योगश्वित्तवृत्तिनिरोध:? ( योग० १। २ )। 
चित्तृत्तियोंका निरोध हो जानेपर आत्मा अपने खरूप- 
में स्थित हो जाता है---.'तदा द्रष्ठ: खरूपेव्वस्थानम्‌ [? ( योग० 
१ | ३ ) | जिस प्रकार चदर जहाँ हम उसे रख देते हैं, 
वहीं स्थिर द्ोकर पडी रद्दती है, वढाँसेहिलती-डुलती नहीं--ठस- 
से-मस भी नहीं होती, दमें भी चित्तकी वैसी ही अचल स्थिति प्राप् 
कर लेनी चाहिये | गीतामें कहा है--.. 

यथा दीपो निवातस्थो नेड्अते सोपमा स्मृता । 

योगिनो यतचित्तस्थ युज्ञतो योगमात्मनः । 

(६। १९) 

“जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें स्थित दीपक चलायमान नहीं 
द्ोता वैसी द्वी उपमा परमात्माके ध्यानमें छगे हुए योगीके जीते हुए 
चित्तकी कही गयी हैं ।? 

चदरसे इमें ज्ञानका उपदेश भी मिलता हैं | जिस किसी 
चइरको दम ले लें, उपत्तिके पूर्व वह नहीं थी और नाशके बाद 


चदरसे शान-चैराग्य आदिकी शिक्षा २७५ 


भी नहीं रहेगी । इससे सिद्ध होता है कि बीचमें---स्थिति-काढूमें 
भी वह नहीं है, केवल दिखायीभर देती है; क्योंकि जो वस्तु है, 
उसका किसी भी कालमें अभाव नहीं हो सकता और जो नहीं है 
उसका किसी भी कालमें भाव नहीं हो सकता--यह निश्चित 
सिद्धान्त है | श्रीमगतानने गीतामें कहा है--- 
नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः। 
(२। १६ ) 
यदि चदर वास्तवमें होती तो उसका किसी भी कालूमें अभाव 
नहीं होता | चदर॒का अभाव होता है, इसलिये वह है. नहीं | जब 
वह है नहीं, तब जिस कालमें वह दिखायी देती है, उस कालमें भी 
वस्तुतः उसका अभाव ही है, वह श्रमसे हमें सत्‌ प्रतीत द्वोती है । 
यद्दी हवा हमारे शरीरका है | हमारा शरीर भी जन्मसे पहले नहीं 
था और मृत्युके बाद नहीं रहेगा | इससे सिद्ध होता है कि जिसे 
हम जीवनकाल कहते हैं, उसमें भी वह है नहीं, केवल भ्रमसे प्रतीत 
होता है | यदि होता तो उपर्युक्त सिद्धान्तके अनुसार उसका अभाव 
किसी भी कालमें सम्भव नहीं था | श्रीमगवानने गीतामें कहा है--.- 
अव्यक्तादीनि भृतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनानयेव तत्र का परिदेवना ॥ 
( २। २८ ) 
हे अर्जुन | सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अगप्रकठ थे और 
मरनेके बाद भी अप्रकट हो जानेवाले हैं, केवल बीचमें ही प्रकट हैं; 
फिर ऐसी स्थितिमें क्या शोक करना है ?? 


२७६ वच्च-चिन्तामणि भाग ६ 


जो वस्तु है ही नहीं, उसके लिये शोक कैसा * 


इस प्रकार शरीर तो नाशवान्‌ द्वै ही | उसमें रहनेवाला आत्मा 
अजर एवं अमर है, शरीरका नाश हो जानेपर भी उसका नाश 
नहीं होता । जिस प्रकार चदरके फट जानेपर उसे ओढ़नेवालेका कुछ 
भी नहीं बिगडता। श्रीमगवान्‌ कहते हैं--- 


अविनाशि तु तद्ठिड्धि येन स्वर्भिदं ततम्‌ | 
विनाशमन्ययसास न कथित्कतुमहंति॥ 
अन्तवन्त इसे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः 
नाशिनो:ग्रमेयरय 6० ०१०० ००० ००१० | 3 
न जायते प्रियते वा कदाचि 
ज्ञाय॑ भूत्वा भविता वा न भूयः 
अजो नित्यः शाश्वतो्यं पुराणो 
न दहन्यते इन्यमाने शरीरे॥ 
( गीता २। १७-१८) २० ) 
“नाशरहित तो तू उसको जान, जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌--- 
इृश्यवर्ग व्याप्त है । इस अविनाशीका विनाञ् करनेमें कोई भी समर्थ 
नहीं है । इस नाशरहित, अग्रमेय, नित्यस्सलरूप जीवात्माके ये सब 
शरीर नाशवान्‌ कहे गये हैं | यह आत्मा किसी काछमें भी न तो 
जन्मता है और न मरता द्वी है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर 
होनेवाला ही है । क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन 
है, शरीरके मारे जानेपर भी यद्द नहीं मारा जाता | 


शरीर सब जनित्य एवं जसत्‌ हैं तथा आत्मा नित्य एवं सत्‌ 


चदरसे शान-चैराग्य आदिकी शिक्षा २७७ 


है---यह ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है | यह ज्ञान हो जानेपर मनुष्य 
जोकसे रहित हो जाता है | भगवानने गीतामें कहा है--- 
गताउनगतातंश नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ 
(२। ११ ) 
“जिनका प्राणोंसे वियोग हों गया है और जिनके प्राण 


अभी नहीं निकले है---जो अभीतक जीवित हैं, उन दोनोंके लिये 
ही ज्ञानीनन शोक नहीं करते |! उनकी जीवन और मृत्युमें समदृष्टि 
होती है । वे जानते हैं कि शरीर तो रहनेवाली वस्तु है नहीं, 
उसका तो नाश अवश्यम्मावी ढे; क्योंकि वह वस्तु-दृश्सि है ही 
नहीं, और आत्मा कभी मरता नहीं--उसका त्रिकालमें भी नाश 
नहीं होता | वह सदा स्थिर रहनेवाली वस्तु है | वस्तुतः आत्माके 
अतिरिक्त कुछ है ही नहीं | आत्माके अतिरिक्त जो कुछ दीखता 
है, वह माया है-श्रम है | इसी ज्ञानका नाम अद्वैत ज्ञान है । श्रुति 
अगवती कहती है कि इस अद्वैत तत्ततका ज्ञान हो जानेपर शोक 
और मोहके लिये कोई कारण ही नहीं रह जाता, उनका सर्वथा 
सदाके लिये उच्छेद हो जाता है--५तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुपइ्यतः |? ( ईश० ७ ) इस अद्दैत ज्ञानकी शिक्षा हमें 
चदरसे किस प्रकार मिलती है---यह हम ऊपर बता थाये हैं। 
चदर हमें कर्मका उपदेश भी देती है | चद्वरका उपयोग 
च्वचाको शीत-उष्ण आदिसे बचानेमें है; वह न सूँघनेके काम आती 
है, न छुननेके और न चखनेके | वह केवल ओढ़ने-बिछाने आदिके 
काममें ही आती है । इसी प्रकार यद्द मनुष्य-शरीर दूसरोंकी सेवाके 
लिये बनाया गया है, इसका सेवाके कार्योंमें ही अधिक-से-अधिक 


२७८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


उपयोग होना चाहिये | इसकी सत्ता चदरुकी भाँति सबके उपयोगके 
लिये ही है | मनुप्य-दरीर ही एक ऐसा शरीर दै जिससे देवता, 
ऋषि-मुनि, पितरों एवं भूत-प्रेतोंसे लेकर मनुष्यों, पश्चु-पक्षियों, 
कीट-पतड्डों तथा वनस्पतियोतककी सेवा हो सकती है | पत्चमहायज्ञ 
इसी सेवाके प्रतीक हैं | यह जगत आदान-प्रदानका क्षेत्र है | 
देबताओंसे लेकर पशु-पक्षियों एवं बनस्पतियोंतकके द्वारा मनुप्य- 
जातिकी किसी-न-किसी रूपमें सेवा होती है | इस सेवाके बदलेमें 
मनुष्यको भी चाहिये कि वह अन्य समस्त ग्राणियोंकी सेवा करे । 
श्रीमगवानने गीतामें कहा है--.. 


सहयज्ञाः प्रजा: सृष्ठा पुरोवाच प्रजापति । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेप वोऊस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥। 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वब३। 
प्रस्परं मावयन्तः श्रेयः परमवाप्खथ ॥ 
इश्टान्भोगान्हि वो ढेवा दासन्ते यज्ञमाविताः । 
तेदेत्तानप्रदायेम्यो यो श्रुढक्ते स्तेन एवं सः ॥ 
यक्शिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्वियेः । 
अल्लते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
अन्नादुभवन्ति भूतानि पजंन्यादल्मसंभवः । 
यज्ञादमबति पजेन्यों यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ 
कम बह्मोदुभ॑य॑ विद्धि अल्लाक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सवेंगत ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
एवं श्रवतित॑ चक्र नानुवतंयतीह यः। 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघ॑ पार्थ स॒जीवति ॥ 


(३) १०--१६ ) 


चदरसे शान-चैराग्य आदिकी शिक्षा २७९, ] 


प्रजापति ब्रह्माने कल्पके आदियमें यज्ञसहित प्रजाओंकी रचकर 
उनसे कद्दा कि तुमछोग इस यज्ञके द्वारा दृद्धिको प्रात होओ और , 
यह यज्ञ तुमलोगोंको इच्छित भोग प्रदान करनेवाला हो | तुमलोग | 
इस यज्ञके द्वारा देवताओंको उन्नत करो और वे देवता तुमलेगोंको 
उन्नत करें--इस प्रकार निःखार्थभावसे एक-दूसरेकी उन्नत करते 
हुए तुमछोग परम कल्याणको प्राप्त दो जाओगे । यज्ञके द्वारा बढ़ाये 
हुए देवता तुमलोगोंको बिना माँगे ही इच्छित भोग निश्चय ही 
देते रहेंगे । इस प्रकार उन देवताओंके द्वारा दिये हुए भोगोंकों 
जो पुरुष उनको बिना दिये खर्य भोगता है, वह चोर ही है । 
यज्ञसे बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो 
जाते हैं और जो पापीकोग अपना शरीरपोषण करनेके लिये ही 
अन्न पकाते हैं, वे तो पापको ही खाते हैं । सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे 
उत्न्न द्वोते हैं, अनकी उत्पत्ति वृश्सि होती है, वृष्टि यज्ञसे होती 
है और यज्ञ विहित कर्मेसे उत्पन्न होनेवाछा है । कर्मप्तमुदायको 
तू बेदसे उत्पन्न और वेदको अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ 
जान । इससे सिद्ध होता है कि सर्वन्यापी परम अक्षर परमात्मा 
सदा ही यज्ञमें प्रतिष्ठित है । दे पार्थ ! जो पुरुष इस लोकमें इस 
प्रकार परमात्मासे प्रचलित सृष्टिचक्रके अनुकूल नहीं बरतता अर्थात्‌ 
अपने कतंव्यका पालन नहीं करता, वह इन्द्रियोंके द्वारा भोगोंमें 
रमण करनेवाछा पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है |? 

यज्ञका व्यापक अथ सेवा है । निष्काम सेवाकी ही बात 
यज्ञके नामसे ऊपर कद्दी गयी दै। यहाँ “देवता? शब्दको समस्त 
ग्राणियोंका उपलक्षण समझना चाहिये | देवताओंसे लेकर जगतके 


२८० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


समस्त चराचर जीव किसी-न-किसी रूपमें मनुष्यकी सेवा करते हैं | 
अतः मनुष्यका भी कर्तव्य है कि वह बदलेमें समस्त चराचर 
जीवोंकी निष्काम भावसे सेवा करे | देवताओंको यज्ञ, हवन, 
वैश्वदेव आदिसे सन्तुष्ट करे; ऋषियोंको खाध्यायरूप ज्ञानयक्षसे एवं 
ज्ञानके विस्तारद्ारा प्रसन्‍न करे, पितरोंको श्राद्ध-तर्पण आदिसे तृप्त 
करे; मनुप्योंकी अन्न-जल, वच्ध, आश्रयदान एवं अन्य प्रकारकी 
सेवाओं्ारा खुख पहुँचाये, अन्य ग्राणियोंका भी भक्षक न बनकर 
रक्षक बने, उनके आद्वार आदिकी समुचित व्यवस्था करे और उन्हें 
सव भ्रकारकी सुविधाएँ दे तथा पेड-पौधोंको भी जल आदि देकर 
उनकी रक्षा करे, उनका अनावश्यक क्षय न करे | इस प्रकार एक 
दूसरेकी सेवा करने और परस्पर सुख पहुँचानेसे सृष्टिकी व्यवस्था 
ठीक चल्ती है और ससारके सभी जीव सुखी रहते हैं, किसीको 
अनावश्यक कष्ट नहीं होता | यह विश्व जगप्पिता परमात्माका बृह्वत्‌ 
पस्वार है । यह तभी छुखी रह सकता है, जब इस परिवारके सभी 
जज्ञ एक दूसरेकी सहायता करे, परस्पर छुख पहुँचायें । जो ऐसा 
नही करता, दूसरोंसे सहायता लेता है, किन्तु बदलेमें दूसरोंकी 
सेवा नहीं करता, वह तो अपराधी और दण्डका पात्र है | यही बात 
गीताके उपर्युक्त छलोकोंमें कही गयी है | हमारे शाह्लोंने बल्विश्वदेव 
एवं तर्पणमें देवताओंसे लेकर कीट-पतड्तकको अन्न एवं जल 
देनेका विधान किया है | यहाँतक कि हमारे यहाँ सन्ध्या-गायत्री 
आदि ईश्वरोपासना भी विश्व-कन्याणकी भावनासे ही करनेकी आज्ञा 


हैं। ऐसा समझकर जो मजुप्य निष्कामभावसे सबकी सेवा करता 
है उसका तो कल्याण हो ही जाता है | 


चदरसे ज्ञान-वेराग्य आदिकी शिक्षा २८१ 


इसके अतिरिक्त मनुष्य भगवानकी सृष्टिका सर्वश्रेष्ठ प्राणी 
हैं । समस्त प्राणियोंकी रचना कर चुकनेपर भी जब विधाताको 
सनन्‍्तोष नहीं हुआ, तब उन्होंने मनुष्य-प्राणीकी रचा। 
मनुष्ययो भगवानने अपनी ही ग्रतिकृति बनाया है । इस 
नाते भी ग्राणिमात्रकी रक्षा करना, उन्हें सेवाके द्वारा सुख पहुँचाना 
ही मनुष्यका परम कर्तव्य है | कुछ छोग भूलसे ऐसा मान बैठते 
है कि संसारके समस्त ग्राणी मनुष्यकी सेवाके लिये, उसे सुख 
पहुँचानेके लिये रचे गये हैं, वह उनका चाहे जैसे उपयोग कर 
सकता है । जगत्‌का मांसाहारी जन-समुदाय तो मनुष्येतर समस्त 
जीबोंकी सृष्टि मनुष्यकी श्लुधा-निबृत्तिके लिये, नहीं-नहीं, उसकी 
जिहाको छुख पहुँचानेके लिये ही मानता है | मनुष्यका इससे बडा 
पतन और क्या हो सकता है । मनुष्यकी सर्वश्रेष्ठता क्या इन्द्रिय- 
तृप्तिके द्वारा अपना खार्थ सिद्ध करनेमें ही है * तब तो वह 
जगतका सर्वश्रेष्ठ प्राणी न होकर सर्वाधिक खार्थी अतएवं सर्वापिक्षा 
नीच कहलानेका ह्वी अधिकारी होगा । जिसमें खार्थकी मात्रा 
जितनी अधिक होगी, वह उतना ही नीच समझ। जायगा । मनुष्य 
प्राणिजगतमे सर्वश्रेष्ठ तमी कहछा सकता है, जब वह सबको छुख 
पहुँचानेकी चे्टा करे । फिर जिह्ाके क्षणिक स्वादके लिये अथवा 
क्षुषा शान्‍्त करनेके लिये भी किसी जीवकी हिंसा करना तो 
अत्यन्त नृशंस एवं घृणित कार्य है । इसका समर्थन कौन बुद्धिमान्‌ 
एवं विवेकी मनुष्य कर सकता है | 

मनुष्यके अज्ञोंकी बनावट देखकर भी कोई यह नहीं कह 
सकता कि मनुष्यको प्रकृतिने मासाहारी बनाया है | मनुष्यकी तो 


२८२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


बात द्वी अठ्ग रहे, महुष्येतर प्राणियोंमें भी द्वायी, धोडा, गदद्वा, 
मैंसा, गौ, बदर, दरिन, बकरा, भेड, कबूतर आदि अनेकों जीव 
ऐसे हैं जो वनस्पति तथा अन्न आदिसे द्वी अपना निर्वाह करते 
हैं और भूलकर भी मासका सेवन नहीं करते । जब मनुष्येतर सृष्टिमें 
भी ऐसी अनेकों योनियाँ हैं जो माससे घृणा करती हैं; तब मनुष्पके 
सम्बन्धर्म यह कद्दना कि मनुष्यकों प्रकृतिन द्वी मासाह्ारी बनाया 
है, अपनी बुद्धिका दोवाठा निकालना है। सच तो यद्द है कि 
जिस प्रकार चदरका उपयोग ओढ़ने-बिछानेमें द्वी है, सूँधने, सुनने 
अथवा चखनेमें नहीं, उसी भ्रकार मनुप्य-जीवनकी चरिताथंता 
दूसरोंकी सेवा एवं उन्हें सुख पहुँचानेमें दी है, उनकी हिंसा करने 
अथवा उन्हें भक्षण करनेमें नहीं | इसके विपरीत जो लोग अन्य 
प्राणियोंकी हिंसा करनेमें ही मनुष्य-जीवनकी चरितार्थता समझते हैं, 
वे तो इस सुरदुर्लभ मलुष्य-जन्मका दुरुपयोग ही करते 
हैं । उन्हें पुनः यह मनुष्य-जीवन नहीं मिछता | उनकी 
मृत्युके बाद जैसी दुर्गति द्वोती द्ै, उसका खय श्रीभगवानने अपने 
श्रीमुखसे इस प्रकार वर्णन किया है | वे कहते हैं--- 
तानहं ट्विपतः क्रूरान्संसारेप नराघमान्‌ | 
क्षिपाम्यजसमशुभा नासुरी ध्वेव योनिषु ॥ 
आसुरी योनिमापत्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामगप्राप्यैच कौन्तेय ततो थान्त्यधर्मां गतिम्‌॥ 
( गीता १६ । १९-२० ) 
“उन द्वेष करनेवाले पापाचारी और क्रूरकर्मी नराधमोंको मैं 
संमारमें बार-बार आखुरी योनियोंमें दी डाल्ता हूँ । दे अर्जुन ! थे 


चदरसे शान-चेराग्य आदिकी शिक्षा श्ट३ 


मृढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म-जन्ममें आछुरी योनिको प्राप्त होते 
हैं, फिर उससे भी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ धोर 
नरकोंमें पड़ते हैं. ।? 

मनुष्यकी उन्नति एवं अवनति उसीके हाथ है। अतः ' 
मनुष्यको चाहिये कि वद्द अपने कल्याणका, आध्यात्मिक उन्नतिका ही 
साधन करे, जान-बूझकर अपनेको अवनतिके गरतमें न गिराये । 
श्रीभगवानने भी कहा है----“उद्धरेदात्मना5तमानं नात्मानमवसादयेत्‌ |? 
( गीता ६ । ५ ) अपने खरूपके अनुसार आचरण करना ही 
अपनेको उन्नत करना है और उसके विपरीत चेश करना अपनेको 
मनुष्यत्वसे गिराना, अधोगतिमें ले जाना है । खायथथ-त्यागपूर्वक दूसरों- 
की सेवा करना द्वी मनुष्यका वास्तविक खरूप दै। जिस प्रकार 
गदहैकी देखकर मनमें यही भाव उत्पन्न होता है कि यह कोई 
भारवाही पशु है, सिंहकी आकृतिसे ही यह पता छग जाता है कि, 
यह कोई क्रूर एवं हिंसक जन्तु है, उसी प्रकार मनुष्यको देखनेसे 
यह पता चलता दे कि इसे भगवानने दूसरोंकी सेवाके लिये, उन्हें 
सुख पहुँचानेके लिये ही रचा है । गोस्वामी तुल्सीदासजीमे पाप 
और पुण्यकी संक्षेपमं इस प्रकार व्याख्या की है--- 
पर हित सरिस धम्म नहिं भाई | पर पीड़ा सम नहिं अधमाई॥ 

इसे संस्कृतके निम्नलिखित पथ्षका भावानुवाद कह सकते हैं--- 

अष्टादशपुराणेचु. व्यासस्सय वचनहयम्‌ । 

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनस्‌ ॥ 

कद्दना होगा कि धर्म ही आत्माको उन्नत करनेवाला है और पाप 
ही उसे नीचे गिरानेवाछा---पातक है । श्रीमगवानने भी ग्राणिमात्रके 
हितमें रत रहना अपनी प्राप्तिका उपाय बतलाया है--- 


२८४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


ते प्राप्लुवन्ति मामेव सर्वभूतद्धिति रताः ॥ 
( गीता १२। ४ ) 
वे सम्पूर्ण भूतोंके द्वितमें रत योगी मुझको ही प्राप्त ह्वोते हैं।? 
चदरसे हमें इस प्रकार सबके उपयोगी बननेकी शिक्षा मिलती है । 
इसी प्रकार चदर हमें वैराग्यका भी उपदेश देती है | चद्दरका 
सदा-सर्वदा एक-सा रूप नहीं रहता | स्वभावतः परिणामी होनेके 
कारण वह प्रतिक्षण क्षीण द्वोती रहती है और क्षीण होते-होते एक 
दिन सर्वेथा नष्ट हो जाती है | यही दशा हमारे शरीरकी भी हैं, 
वह प्रतिक्षण मृद्युकी ओर जा रद्दा है | एक दिन ऐसा आयेगा जब 
वद्द सर्वथा शक्तिह्दीन एवं क्रियाहीन होकर पड जायगा और मिट्टीमें 
मिल जायगा | यही हाल ससारके अन्य पदार्थो---विषयभोगोंका 
है | संसारके सभी विषय असत्‌ एवं दुःखरूप हैं | हमने अमसे 
उन्हें. सत्‌ एवं सुखरूप मान रक्खा है | यदि वे वास्तवमें सत्‌ एवं 
छुखरूप होते तो सदा रहते और उनसे द्वमें सदैव झुख हढ्वी मिलता 
परन्तु ऐसा देखनेमें नहीं आता । उदाइरणके लिये दूधको ले 
डीजिये । वह देखनेमें बहुत ही सुन्दर, खादु, आरोग्यकर और 
चुखदायक प्रतीत होता है । परन्तु जो खाद और ग्रुण ताजे अथवा 
द्वालके गर्म किये हुए दूधमें पाया जाता है, वह बासी तथा ढड़ें 
दूधमें नहीं पाया जाता | दो दिन पड़ा रहनेपर तो उसका खाद 
बिल्कुल बिगड जाता है और उसका गुण भी नष्ट हो जाता है। 
वही दस दिन पडा रहनेपर विष-तुल्य हो जायगा, उसका नाम, 
रूप, खाद और गुण---सब कुछ बदल जायगा | न्यूनाधिंक रूपमें यही 
दशा सभी विपयोंकी है | परिवर्तन और विनाश ही जगतका रूप है। 


चदरसे शञान-चैराग्य आदिकी शिक्षा श्८५ 


जगतके पदार्थों झुंखरूपता भी हमें श्रमसे ही प्रतीत होती है, 
वास्तवमें तो वे सभी दुःखरूप ही हैं । उदाहरणके लिये एक पुष्प- 
माछाको ले लीजिये । दो-चार बार सूँघनेमें तो वह अच्छी माद्म 
होती है, परन्तु अधिक देरतक उसे हम नाकसे सठाकर नहीं रख 
सकते; कुछ देरके बाद ऊबकर हम उसे अलग रख देते हैं | फिर 
यदि कोई जबर्दस्ती उसे हमारी नाकके पास ले जाना चाहेगा तो 
हम झुँश्नछा उठेंगे | हमारी इस बिरक्तिका क्या कारण है; यदि मालामें 
सुख होता तो दम उसे सदा-सर्वदा अपनी नाकसे सठाये रखते, एक 
क्षणके लिये मी उसे अछग नहीं करते । परन्तु बात कुछ दूसरी ही 
है | विषयों हमे श्रान्तिसि ही क्षणिक छुखकी प्रतीति होती है, 
परिणाममे वे दुःखरूप ही हैं । स्री-असल्ञ आदिकी तो दुःखरूपता 
प्रकट ही है. | उसमें एक बार क्षणमरके लिये सुखकी अ्रतीति होती 
है, फिर ग्लानि, दु.ख, विरक्ति, क्वान्ति, निर्बठता आदि ही हमारे द्वाथ 
लगते हैं एवं बछ, वीर, तेज और बुद्धिका नाश तथा खास्थ्यकी हानि 
तो इससे प्रत्यक्ष द्वी होती है | इसका अधिक और निषिद्ध सेवन 
करनेसे तो मनुष्य रोगी और अल्पजीवी हो जाता है; शीघ्र ही काल- 
का कब॒छ बन जाता है और परछोकमें उसकी दुर्गति होती है; 
इसीढिये भगवान्‌ गीतामें कहते हैं--- 

अनित्यमसुख छोकमिम प्राप्य मजख मास्‌ ॥ 

(९। ३३१ ) 

“इसलिये तू सुखरहित और क्षणभद्गुर इस भनुष्य-शरीरको 

प्राप्त होकर निरन्तर मेरा ही मजन कर |? 


२८६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


यह मलुष्य-जीवन अनित्य अर्थात्‌ #बिनाशी है, यह प्रतिक्षण 
मृत्युकी ओर जा रहा है । न जाने कन्र दमें इससे हाथ धोना पड़े । 
है भी यह दुःखरूप, इसमें सुखकी प्रतीति भ्रमसे हो रही है । 
परन्तु क्षणमह्कुर एवं दुःखरूप होनेपर भी यद्व मिलता बड़े पुण्योसे 
है । क्‍योंकि नित्य सुखरूप भगवानकी प्राप्ति इसी अनित्य एवं 
दुःखरूप मलुष्य-शरीरसे सम्भव है | इसलिये इस दुर्लभ मानवदेहको 
पाकर यदि हम श्ससे भगवत्मापिरूप स्थायी और परम छाभ उठाना 
चाहें तो इसका एकमात्र उपाय है---भगवच्छरणागति, जिसका खरूप 
खब भगवानकें शब्दोंमें इस प्रकार है--- 

मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 

मामेबैेष्यसि युक्‍त्वैवमात्मानं. मत्परायणः ॥ 

( गीता ९ | २४ ) 

'मुझमें मनवाल्य हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाल हो, 
मुझको प्रणाम कर । इस प्रकार आत्माको मुझमें युक्त करके मेरे 
परायण होकर तू मुश्नको ही प्राप्त होगा [? 


इस प्रकार एक मामूलो चदरसे हमें भगवच्छरणागति, योग, 
ज्ञान, कर्म और वैराग्यकी अनुपम शिक्षा मिलती है | हम चाहें तो 
इसी प्रकार जगतके समस्त पदार्थोंसे उत्तमोत्तम शिक्षा ले सकते हैं | 
किसी कविने क्या ही सुन्दर कहा है--... 

उत्तम विधा लीजिए जदपि नीच पै होय। 


परयो अपावन ठौर महँ कंचन तत्ने न कोय ॥ 
70.--+७ण७७०० ५ 3५०७-०४... 


मान-बढ़ाईका त्याग 

जो उच्च कोटिके पुरुष हैं, जिन्होंने परमात्माका तत्त भलीमॉति 
जान लिया है, वे मान-अपमान, निन्दा-स्तुति आदिको समान 
समझते हुए भी मान-बडाई, पूजा-प्रतिष्ठासे बहुत दूर रहते हैं। 
क्योंकि साधनकालमें वे इन्हें विषके समान हेय तथा आध्यात्मिक 
उन्नतिमं बाधक समझकर इनसे बचते आये हैं और इढअम्यासके 
कारण यद्दी आचरण उनके अंदर सिद्धावस्थामें भी देखा जाता है । 
* सिद्ध पुरुष वास्तवमे तो कुछ करते नहीं; किन्तु उनके द्वारा छोकमें 
वैसा ही आचरण होते देखा जाता है, जैसा आचग्ण वे पिद्धावस्था- 
के ठीक पहले करते रहे हैं । सिद्धावस्थाको प्राप्त हुआ पुरुष कमी 
कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो संसारके लिये अनुकरणीय न 
हो । खय॑ भगवानूने गीतामें कहा है--- 


यद्यदाचरति.. श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो.. जनः । 
स॒यदत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदलुचतंते ॥ 
(३।२१ ) 
थश्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा- 
वैसा ही आचरण करते हैं | वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, 
समस्त मनुष्यसमुदाय उसीके अचुसार बरतने छग जाता है |? 
ऐसे पुरुष अपने जीवनकालमें तथा मरनेके बाद भी मान, 
बडाई, प्रतिष्ठाको नहीं चाहते | जो छोग उनके इस रहस्यको जानकर 
खयं भी मान, बड़ाई, ग्रतिष्ठासे दूर रहते हैं, वे ढी उनके सच्चे 
अनुयायी कहलानेयोग्य है । इसके विपरीत जो छोग मान, बडाई, 
अतिष्ठाके गुलाम हैं; किन्तु कहते हैं. अपनेको महात्माओंका अनुयायी 


२८८ तत्व-चिन्तामणि भाग ६ 


वे तो वास्तवमें महात्माओंके संगको छ्जानेवाले हैं | जो छोग ऐसा 
मानते हैं कि महात्मालोग लौकिक व्यवहारकी दइृष्टिसे ही छोगोंको 
अपनी पूजा करनेसे रोकते हैं, वे तो ऐसा करनेवाले महात्माओंको 
एक प्रकारसे दम्भी सिद्ध करते हैं | जो छोग मान, बडाई, प्रतिष्ठाका 
त्याग इसलिये करते हैं कि ऐसा करनेसे छोकमयौदाकी रक्षा होती 
है किन्तु हृदयसे अपनेको पुजवाना चाद्ते हैं, वे वास्तवमें महात्मा 
नहीं हैं। मरनेके बाद पूजा चाहनेका खरूप यह है कि लोग 
मरनेके बाद उनकी कीर्तिको स्थायी रखनेके लिये, उनकी स्मृति 
बनाये रखनेके लिये किसी स्मारकका आयोजन करें और वे लोगेकि 
इस विचारका समर्थन करें| यद्दी नहीं, जो छोग अपने किसी पूज्य 
पुरुषके लिये इस प्रकारके स्मारकका भायोजन करते हैं, उनके 
सम्बन्ध्में भी ऐसी धारणा अनुचित नद्दीं कद्दी जा सकती कि वे 
खय भी अपने ढिये यह्दी चाहते हैं कि मेरे मरनेके बाद छोग मेरे 
लिये भी इसी प्रकारका स्मारक बनायें । 

जो कोई भी ऐसा चाहता है कि मरनेके बाद छोग मेरा चित्र 
रखकर उसकी पूजा करें और मेरी कीर्ति अखण्ड रहे, उसके सम्बन्धमें 
यद्द निश्चय समझ लेना चाहिये कि वह परमात्माके रहस्यको नहीं 
जानता, वह निरा अज्ञानी है | ज्ञान एवं भक्ति दोनोंके द्वी पिद्वान्तसे 
हम इसी निर्णयपर पहुँचते हैं | ज्ञानके सिद्धान्तसे तो एक सचिदा- 
नन्द ब्रह्मके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है द्वी नहीं, तब कौन किसकी 
पूजा करे और कौन किससे पूजा कराये। एक द्वी परमात्मा सर्वन्न 
स्थित है, वह अनन्त और सम है; ऐसी स्थितिमें अपने एकदेशीय 
सरूपकी पूजा करानेवाला मद्दात्मा कैसे समझा जाय | यदि कोई 


मान-वड़ाईका त्याग २८५९, 


यह समझे कि पूजा ग्रहण करनेसे मेरा तो कोई छाम-हानि नहीं 
परन्तु पूजा करनेवालेको छाम पहुँचेगा, तो वहाँ यह स्पष्ट है कि ऐसा 
समझनेवाला अपनेको ज्ञानी और पूजा करनेवार्लोंको अज्ञानी समझता है। 
किन्तु जो अपनेको ज्ञानी और दूसरोंको अज्ञानी समझता है, वह 
खयं अज्ञानी ही है | ज्ञानीके अंदर यह भावना कदापि सम्भव नहीं 
है कि मेरी पूजासे दूसरोंको छाम पहुँचेगा। यदि यह कहा जाय 
कि ऐसा माननेवाला ज्ञानी तो नहीं हो सकता, किन्तु जिज्ञाु तो 
ऐसा मान सकता है, तो यह भी ठोक नहीं। अपनी पूजासे दूसरोंका छाम 
समझनेवाला जिज्ञासु भी नहीं हो सकता | इस प्रकारकी धारणा जिज्ञासु- 
के अंदर भी नहीं हो सकती। निरा अज्ञानी ही ऐसा सोच सकता है। 
यदि यह मानें कि महात्मा खय तो पूजा नहीं चाहते; परतु 
लोगोंकी इश्टिसे उन्हें महत्माओंकी पूजामें ग्रव्नत्त करनेके लिये वे 
ऐसा करते हैं, तो इसका उत्तर यह है. कि छोगोंको महात्माओंकी 
पूजामें लगाना तो ठीक है, परन्तु ऐसा करना चाहिये अपने व्यक्तित्वको 
बचाकर ही । महात्माओंकी पूजाका आदशे स्थापित करनेके लिये 
भी अपनेको पुजवाना ठीक नहीं | यदि महात्माओंकी पूजाका प्रचार 
ही करना द्वै तो पहले भी तो अनेकों एक-से-एक बढकर महात्मा हो 
गये हैं और उनसे भी बढ़कर स्वयं भगवानके अवतार हो चुके हैं; 
उन सबको छोड़कर अपनी पूजा करवानेकी क्या आवश्यकता है। 
अद्वैतसिद्धान्तकी इष्टिसे देखा जाय तो आत्मा और परमात्मा एक 
हैं, अत* अपनेसे भिन्न कोई है ही नहीं। इस सिद्धान्तको माननेवालेकी 
दृष्टिमें भगवान्‌ श्रीराम और श्रीकृष्ण भी अपने ही स्वरूप हैं, अतः 
उनकी पूजा भी अपनी ही पूजा है | फिर उनकी पूजासे हृठाकर कोई 


त० चि० भा० ६--१९.-- 


२९० तच्च-चिन्तामणि भाग ५ 


ज्ञानी महात्मा कैसे चाहेगा कि छोग मेरी पूजा करें। जो ऐसा 
ल्‍चाहता है, वह देहामिमानी है, ज्ञानी नहीं । ज्ञानी पुरुषको तो 
चाहिये कि यदि कोई दूसरा भी ऐसा करता हो तो उसे रोके, उसका 
विरोध करे, जिससे उसका भज्ञान दूर द्वो । ऐसा न करके यदि वह 
स्वय अपनेको पुजवाता दे तो यही मानना पड़ेगा कि या तो वह 
जज्ञानी है, मूर्ख है या ढोंगी है। दम्भके द्वारा अपना उल्छ सीधा 
करता है, मान. बडाई, प्रतिष्ठाका किक्कर है । इसके सिवा और क्या 
कहा जा सकता है | फिर श्रीराम, श्रीकृष्ण आदिके स्वरूप तो नित्य 
एव दिव्य है, हमारी तरह पाश्चमौतिक--मायिक नहीं । और 
महात्माओंका शरीर तो ज्ञानकी आ्राप्ति हो जानेपर भी मायाका कार्य 
होनेके कारण नाशवान्‌, क्षणमह्लुर ही है | ऐसी दशामें किसी भी 
मनुष्यका शरीर, चाहे वह बडे-से-बडा महात्मा ही क्‍यों न हो, 
भगवान्‌ राम-कृष्णादिके अलौकिक सौन्दर्य एव माघुयसे पूर्ण विग्नहोंकी 
समता कैसे कर सकता है। अतः भगवान्‌ राम-कृष्णादिके दिव्य 
विप्रह्दोकी पूजासे हठाकर जो अपने नाशवान्‌ शरीरको पुजवाता है, 
वह वास्तवमें भगवानके तत्त्वको नहीं जानता । इसी प्रकार भगवानके 
दिव्य एवं मधुर नामोंसे हटाकर जो अपने नामकी पूजा, अपने नामका 
प्रचार करवाता है वह भी ज्ञानी नहीं, भज्ञानी ही है । 

यह तो हुई ज्ञानकी बात । भक्तिके द्वारा जो भगवानको प्राप्त 
कर चुका है, वह भी भगवानके स्थानपर अपनेको कैसे बैठाना 
चाहेगा । जो ऐसा करता है, वह तो अपनेको घोर अन्धकारमें 
डालता है | यदि यह कहा जाय किवह्द स्यं तो पूजानहीं चाहता, 
परन्तु कोमल स्वमाव होनेके कारण वह दूसरोंको पूजा करनेसे रोक 


मान-चड़ाईका त्याग श्ष्१्‌ 


नहीं सकता, तो इसका उत्तर यद्द है कि जो भक्त दूसरोंको अपने 
साय अनुचित व्यवहार करनेसे रोक नहीं सकता, उन्हे समझा नहीं 
सकता, उसकी पूजा और ग्रतिष्ठासे हमें क्या छाम हो सकता है | 
भगवानको श्राप्त हुए भक्तोमें तो अलौकिक शक्ति होनी चाहिये। 
फिर यदि कोई मनुष्य भक्त होकर भी दुूसरोंके द्वारा अपने प्रति किये 
जानेवाले पूजा-प्रतिष्टठादंकी रोक नहीं सकता तो वह दूसरोंका 
कन्याण कैसे कर सकता हैं | किसी मद्गात्मके नामपर, चाहे वह 
मक्ति, ज्ञान, योग-किसी भी मार्गसे पहुँचा हुआ हो, कोई अनुचित 
ध्यवहार करे और वह उसे रोक न सके-यह असम्भव है | यदि 
कोई श्रीहनुमानजीको भगवान्‌ श्रीरामके स्थानपर बिंठाकर पूजना 
चाहे तो भक्तशिरोमणि श्रीदनुमानजी उसकी इस पूजाको कैसे 
स्वीकार कर सकते हैं | यदि किसी सेठकी गद्दीपर कोई उसके 
गुमाइते या मुनीमकोी ही सेठके रूपमें सजाकर उसका सम्मान करना 
चाहे और वह गुमाइता या मुनीम यदि खामिभक्त है तो वह उस सम्मानको 
कब स्वीकार करेगा | और यदि करता है और सेठको इस बातका 
पता चल जाय तो वह अपने ग़ुमाइते या मुनीमके इस व्यवहारकों 
कैसे सहन करेगा | नमकहराम नौकर ही ऐसा कर सकता है । 
सच्चा भक्त ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकता | यहाँ तो गुमाश्ता 
या मुनीम सेठ बनकर ऐसा कर भी सकता है और सेठको पता ही 
न चले; परतु भगवान्‌ तो सववव्यापी एव सर्वज्ञ ठहरे, उनसे छिपाकर 
कोई कुछ कर ढ्वी नहीं सकता । भगवान्‌ सजकर पूजा अहण करना 
कोई भगवस्प्राप्त पुरुष तो कर ही नहीं सकता | भक्तिमार्गपर चलनेवाला 
साधक भी ऐसा नहीं कर सकता । इस ग्रकारका अवसर अनायास 


श्ण्२्‌ तत्व-चिन्तामणि भाग ५ 


कमी प्राप्त भी हो जाय तो भक्त साधक ऐसी अवस्थामें रोने छग 
जायगा, वह समझेगा कि यह तो मेरे लिये कलद्डूकी बात होगी। 
बात भी सच है, ऐसा करने-करानेवाछा अपने और अपने भगवान्‌ 
दोनोंपर कलक्ल लगाता है | जो भगवान्‌के नामपर अपनेको पुजवाता 
है, वह भक्तिका प्रचार करना तो दूर रहा, उल्टा, ससारमें भ्रम 
फैलाता है और भगवान्‌ भी उसकी इस करततपर मन-ही-मन हँसते हैं | 

जो मनुष्य भगवानके स्थानपर अपनेकी बिठाकर पूजा ग्रहण 
करता है, उसके प्रति खामाविक ही द्मारी छश्रद्धा हो जाती है । 
इसी प्रकार हमें भी सोचना चाहिये कि यदि हम भी ऐसा करेंगे 
तो लोग हमें भी धृणाकी दश्टिसे देखने छग जायँगे | तथा इस 
प्रकार हमलोग भी महात्माओोंके प्रति श्रद्धा बढ़ानेके बदले अश्रद्धा 
उत्पन्न करनेमें ही सहायक बनेंगे | क्‍योंकि वास्तवमें इस प्रकारका 
व्यवहार निन्दनीय ही दे । सिद्ध पुरुषोंके द्वारा तो खाभाविक ही 
ऐसा भाचरण होगा जो साधकोंके लिये लामदायक दो । ससारमें 
ऐसे पुरुष ही आदर्श माने जाते हैं, जिनके आचरण, उपदेश, दर्शन, 
स्पर्श एब सम्भाषणसे दूसरोंका हित हो ! अच्छे पुरुषोंके आचरण 
ही दूसरोंके लिये आदरी होते हैं । यद्द बात सदा याद रखनी 
चाहिये कि महात्माओंमें अविधाका लेश भी नहीं होता, फिर भविद्या- 
का कार्य-मान, बडा$, प्रतिष्ठा आदिकी इच्छा--तो हो ही कैसे 
सकती है । खय॑ं महापुरुष, जो इस तत्त्वको भलीमाँति जानते हैं, 
इसका प्रचार एवं प्रकाश करके लोगोंके अज्ञानान्‍न्धकारका नाश करते 
हैं | वास्तवर्म जो मान, वडाई, पूजा, प्रतिष्ठा एवं सत्कार आदि 
चाहते हैं अथवा सम्मति देकर लोगोंसे अपनी पूजा आदि करवाते 


मान-बड़ाईका त्याग श्ण्रे 


हैं वे तो महामृढ हैं ही | किन्तु जो न तो दूसरोंको अपनी पूजा 
करनेके लिये कहता है और न पूछनेपर सम्मति देता है; परन्तु 
पूजा आदि मिलनेपर उसे प्रसन्न मनसे खीकार कर लेता 
है, उसका विरोध नही करता, वह भी मूढ़ ही है । जो पूजा मिलने- 
से प्रसन्न तो नहीं होता, चाहता भी नहीं कि लोग मुझे पूजे, किन्तु 
हृदयसे पूजा-सत्कारका विरोध नहीं करता, वह भी ज्ञान और भक्ति- 
से अभी बहुत दूर है। 

वर्तमान समयमें असली श्रद्धा और प्रेम बहुत कम लोगोंमे 
देखनेको मिछता है, अधिकाश लोगोंमें श्रद्धा और प्रेमकी नकछ ही 
देखनेको मिलती है । असली श्रद्धाका रूप बाहरी पूजा, नमस्कार, 
सत्कार आदि नहीं है; ये तो श्रद्धाके बाहरी रूप हैं, शिक्षचारके 
अन्तगंत हैं | ये दिखावटी भी हो सकते हैं । असली श्रद्धा तो 
श्रद्धेय पुरुषका हृदयसे अनुयायी बन जाना, उनकी इच्छाके---उनके 
मनके सर्वथा अनुकूछ बन जाना है | सूत्रधार कठपुतछीको जिस 
प्रकार नचाता है, उसी प्रकार वह नाचने लगती है, वह सब 
प्रकारसे नचानेवालेपर ही निर्भर करती है । इसी प्रकार जो श्रद्धेय 
पुरुषके सर्वया अनुगत हो जाता है, उसीके इशारेपर चलता है, 
अपने मनसे कुछ भी नहीं करता, वह सचाा श्रद्धालु है | श्रद्धेंयकी 
आज्ञाओंका अक्षरश:ः पालन करना भी उँची श्रद्धाका दोतक है। 
परन्तु श्रद्धेयको मुँहसे कुछ भी न कहना पड़े, उसके इब्विंतपर ही 
सब काम होने लगे, उसकी रुचिके अनुकूल सारी क्रिया होने 
लगे-यह और भी उची श्रद्धा है । सच्चे अनुगत पुरुषको छायाके 
समान व्यवहार करना चाहिये | जिस ग्रकार हमारी छायामें, हमारे 
प्रतिबिम्बमें हमारी प्रत्येक चेश अपने-आप जेसी-की-तैसी उतर आती है, 


२९छ तत्व-चिन्तामणि भाग ६ 


उसी प्रकार श्रद्धेयका ग्रत्येक आचरण, उसका प्रत्येक गुण श्रद्धालुके 
जीवनमें उतर आना चाहिये । इस प्रकार जो छायाकी भाँति 
श्रद्ेयता अनुसरण करता है, वही सच्चा शरणागत है, उसीकी श्रद्धा 
परम श्रद्धा है, उच्चतम कोटिकी श्रद्धा है | सच्चा श्रद्धालु श्रद्धेयके 
प्रतिकूल आचरण करना तो दूर रहा, अनुकूछतामें रंचकमात्र उनकी 
कमीको भी सहन नहीं कर सकता, संतोंकी बाहरी पूजाका-शिष्टाचार- 
का इतना महत्त्व नहीं है जितना भीतरसे उनके अनुकूल बन 
जानेका । संतोंके अनुकूल बन जाना ही उनकी असली पूजा है | 
इसी प्रकार जो सच्चे ग्रेमी होते हैं, वे अपने ग्रेमास्पदका एक 
क्षणके लिये भी वियोग नहीं सह सकते | वे जान-बूझकर तो अपने 
प्रेमास्पदका त्याग कर ही नहीं सकते, यदि प्रेमास्पद उन्हें बरनस 
अलग कर देता है तो विरहके कारण उनकी दशा शोचनीय हो 
जाती है । किसी-किसी प्रेमीकी तो ग्रेमास्पदके विरहमें मृत्युतक हो 
जाती है, अथवा मृत्युकीसी दशा हो जाती है, जलके अभावनमें 
मछलीकी तरह उसके ग्राण छठपटाने छगते हैं | वह यदि जीता है, 
तो प्रेमीकी इच्छा मानकर---उसके मिलडनकी आशासे ही जीता है, 
मनसे तो उसका ग्रेमास्यदसे कभी वियोग द्ोता ही नहीं, मन उसका 
निरन्तर अपने प्रियतममें ही बसा रहता है | प्राचीन इतिहासके 
पन्नोंकी उल्टनेपर श्रद्धा और ग्रेमका सर्वोच्च नमूना हमें भरतजीके 
जीवनमें मिलता हैं | ननिहालसे छौटनेपर भरतजीने जब सुना कि 
श्रीराम वनकी चले गये और उनके वनगमनका कारण मैं ही हूँ 
तब वे सत्र डक्कर तुरंत श्रीरामके पास वनमें गये और अयोध्या 
लौट चलनेके लिये उनसे प्रार्थना की | वाल्मीकीय रामायणमें तो 
उन्दोंन श्रीरामजीको यदहाँतक कद्द दिया कि यदि आप अयोष्या न 


भान-चड़ाईका त्याग श्ण्५्‌ 


चलेंगे तो मैं अनशन-त्रत लेकर प्राणत्याग कर दूँगा। परन्तु फिर 
श्रीरामकी आज्ञा मानकर, उनकी रुख देखकर वे चुप हो रहे और 
उनकी चरणपादुकारओकी मस्तकपर रखकर अयोध्या लौट आये । 
किन्तु अयोध्या लौटकर भी वे भोगोंमें लिप्त न हुए, अयोध्यासे बाहर 
नन्दिग्नाममें रहकर उन्होंने मुनिर्योका-्सा जीवन व्यतीत किया और 
बड़ी उत्कण्ठासे श्रीरामके छोटनेकी प्रतीक्षा करते रहे । 

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यदि भरतजीका श्रीरामके 
चरणोंमें अतिशय ग्रेम था तो उनसे श्रीरामका वियोग कैसे सहा 
गया. श्रीरामके विरहमें उन्होंने प्राण क्‍यों नहीं त्याग दिये, तो इसका 
उत्तर यह है कि भरतजी श्रीरामके निरे प्रेमी ही न थे, ने उच्च 
कोटिके श्रद्धाठु भी थे । उनकी असचतामें प्रसन्न रहना, प्राणोंकी 
बाजी लगाकर भी उनकी आज्ञाका पाछलन करना उनके जीवनका 
व्रत था | उनकी इस श्रद्धाने दी उनके प्राणोंकी रक्षा की और उन्हें 
चौदद्द वर्षतक जीवित रक्‍्खा । उन्हें विश्वास था कि चौदह वर्ष 
बीतनेपर श्रीरामसे अवश्य मेंट होगी और फिर आजीवन मैं उनके 
साथ रहूँगा | फिर कमी वे मुझे अलग रहनेको नहीं कहेंगे। 
इसी आगापर वे जीवित रहे | फिर भी उन्हे श्रीरामके वियोगका 
दु.ख कम न था। एक-एक दिन गिनकर उन्होंने चौंदह वर्ष 
व्यतीत किये और बिरह-व्यथामें सूखकर वे अत्यन्त कृश हो गये | 
यही नहीं, चौदद् वर्ष बीतनेके बाद यदि श्रीराम वनसे छोटनेमें कुछ 
भी विल्म्म करते तो उनका आण वचना कठिन था । इस प्रकार 
ग्रेमकी उँची-से ऊंची अवस्था उनके अंदर व्यक्त थी। साथ ही उनमें 
श्रद्धा भी कम न थी | इसीलिये उन्होंने सोचा कि जब श्रीराम अपनी 
इच्छासे वनमें जा रहे हैं तो उनकी इच्छाके विरुद्ध उन्हें छौटानेके लिये 


२९ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


मुझे अति आग्रद्द क्यों करना चाहिये | इस प्रकार अतिगय प्रेमके 
साथ-साथ उनमें श्रद्धा भी उच्चतम कोटिकी थी । किन्तु उच्च श्रेणीके 
प्रेमी अपने ग्रेमास्पदकी और सब बातें मानते हुए भी कमी कभी 
उनके सड्डके लिये अड जाते हैं | सके लिये उनका इस प्रकार 
आग्रह करना भी दोषयुक्त नहीं माना जाता | इससे उनकी अ्रद्धार्मे 
कमी नहीं मानी जाती । साराश यह है कि प्रेमी किसी भी हेतुसे 
प्रेमास्पदका त्याग नहीं करता । ग्रेमास्पदका सड्ढ बना रहे, इसके लिये 
वह कमी-कमी अपने ग्रेमास्पदकी रुचिकी भी उपेक्षा कर देता है । 
इसके विपरीत, श्रद्धालु अपने श्रद्धेयकी रुचि रखनेके लिये उनके 
सब्बका भी प्रसन्नतापूर्षक त्याग कर देता है, परन्तु उनकी रुचिके 
प्रतिकूल कोई चेष्टा नहीं करता । प्रेमीको प्रेमास्पदका सद्ढ छोडनेमें 
मृत्युकें समान कष्ट होता है और श्रद्धालको श्रद्धेयकी रुचिके प्रतिकूल 
आचरण मरणके समान प्रतीत होता है । ग्रेमास्पद प्रेम बढ़ानेके 
लिये यदि ग्रेमीको कमी अलग कर देता है तो प्रेमीको उसका 
वियोग असकह्य हो जाता है । इसी प्रकार श्रद्धालसे श्रद्वेयकी रुचिका 
पाछन करनेमें तनिक भी कोर-कसर सहन नहीं होती । सच्चे प्रेम 
और श्रद्धाका यही खरूप है । इसपर कोई यह कह सकते हैं कि सच्चे 
भगवद्धक्त मान आदि तो बिल्कुल नही चाहते, न यह चाहते हैं कि छोग 
लनके चित्रकी पूजा करें, उनके नामका प्रचार हो अथवा उनकी 
जीवनी लिखी जाय, परन्तु सभी भक्त और ज्ञानी यदि इन सब बातों- 
का कडाईके साथ विरोध करने छग जायें तो फिर अच्छे पुरुषोंकी 
जीवनियाँ अथवा स्मारक ससारमें मिलने ही कठिन हो जायेगे, 
जिससे आगेकी पीढ़ियाँ उनसे मिलनेवाले छाभसे सदाके लिये बश्चित 


मान-बड़ाईका त्याग २९७ 


हो जायंगी, तो इसका उत्तर यह है कि अच्छे पुरुष इन सब बातोंका 
तनिक भी विचार नहीं करते | अखण्ड ब्रह्मचर्यका त्रत धारण करने- 
वाला क्‍या कभी यह सोचता है कि मेरी देखा-देखी यदि दूसरे लोग 
भी ल्री-खुखका त्याग कर देंगे तो फिर संसारका व्यवहार कैसे 
चलेगा, सृष्टिका काये ही बंद हो जायगा | ऐसा सोचनेवाला कभी 
ब्रह्मचर्यका पाछन नहीं कर सकता । इसी प्रकार अच्छे पुरुष यह 
कभी नहीं सोचते कि यदि हम पूजा ग्रहण करना छोड देंगे तो 
ससारसे महपुरुषोंकी पूजाकी पद्धति ही उठ जायगी । संसारका 
व्यवहार तो सदा इसी प्रकार चछता भआया है और चलता रहेगा | 
यदि कोई कह्ढे अबतकके महात्माओंकी इच्छा एवं ग्रेरणासे ही 
उनकी जीवनियोँ लिखी गयी हैं अथवा उनके स्मारकोंका निर्माण 
हुआ है, तो ऐसा कहना अथवा सोचना उन महात्माओंपर झूठा 
कलझू लगाना, उनपर व्यर्थका दोषारोपण करना हैं | महात्माओंकी 
बात तो अछग रही, ऊँचे साधकके मनसे भी यह वासना हट जाती 
है; यदि रहती है तो यह मानना चाहिये कि वह उच्च कोटिका 
साधक नहीं है | इस सम्बन्धमें यह निश्चित सिद्धान्त मान लेना 
चाहिये कि अच्छे पुरुषोंके मनमें यह वासना कभी उठती ही नहीं 
कि मेरे जीवन-कालमें अथवा मरनेके बाद लछोग मेरे शरीर या मूर्तिकी पूजा 
करें, मेरे नामका प्रचार हो अथवा मेरी जीवनी लिखी जाय। इस प्रकार- 
की इच्छाका अच्छे पुरुषोंमें अत्यन्ताभाव हो जाता है | और 
महात्माओंका सच्चा अनुयायी एवं सचा श्रद्धाह्व वही है जो उनके 
भावके, उनकी इच्छाके अनुकूल अपने जीवनको बना लेता है, वही 
सचा शरणापन्न और वही सच्चा भक्त है। 





भंगवाबका प्यारा 


“आप दिनभर गीतापाठ करें और गीताके अनुसार जीवन 
बनानेके प्रयत्ञमें छगे रहें, पर पेट-पूजाका भी तो थोड़ा ध्यान रखना 
चाहियेः--छोटे भाईने बड़े भाईसे कहा | बड़ा भाई निरन्तर गीता- 
पाठमें छगा रहता था | उसने छुन लिया था कि «सम्पूर्ण गीतापाठ- 
की अपेक्षा अर्थ और भावसहित एक अध्यायका प्रतिदिन पाठ कर 
लेना उत्तम है; किन्तु गीताके सांचेमें अपना जीवन ढाल लेना तो 
सबसे उत्तम है । गीतामें बहुत-से ऐसे भी छोक हैं, जिनमेंसे किसी 
एक 'छोकको अपने जीवनमें उतार लेनेसे कल्याण हो जाता है ।? 
उन चारों भाइयोंमें यह बडा भाई गीताग्रेमी था। वह बारहवें अध्यायके 
१७ थें छोकको अपने जीवनमें उतारनेका प्रयत्ञ कर रहा था। 
छोटे भाईकी उपर्युक्त बात सुनकर भी वह चुप रहा | 

“्धनोपाजनके लिये हमारी तरह आपको भी श्रम करना 
पड़ेगाः---दूसरे छोटे भाईने कहा । 

(हम कब्रतक कमाकर खिलायेंगे ”---तीसरेने भी उसीका 
समर्थन किया | 

सबसे अच्छा यदह्दी है कि आप अछग हो जाइयेः--पहले 
छोटे भाईने आवेशमें कह दिया। 

सचमुच आपके साथ हमलोगोंका निवाद्द नहीं हो सकेगा?-- 
दूसरे छोटे भाईने और कोश खरमें कहा | 

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काडक्षति । 

शुमाशुभपरित्यागी मक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥ 


भगवानका प्यारा रथ 


बड़े भाईने गम्भीरतासे उत्तर दिया, “मैया ! यह छोक गीता- 
का है। अजुनसे भगवान्‌ कहते हैं «जो न कभी हृर्षित होता 
है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा 
जो झुम और अशुभ समस्त कर्मोंको त्याग चुका है, वह भक्तियुक्त 
पुरुष मुझे प्रिय है ।? गीताम्यासीने छोक सुनाया---इसी बीचमें--- 

“उपदेश अपने पास रखिये । आज ही आप अलग हो 
जाइये!--तीसरे छोटे भाईने जोरसे कहा | 

'तुमलोग मुझे अछग करते हो, इससे न तो मुझे कोई हर्ष 
है और न कोई शोक ही दै?---गीताग्रेमी बड़े भाईने शान्तिसे उत्तर 
दिया “न द्वेष है और न अछग होनेकी आकाह्ना ही है। हर्ष, 
शोक, इच्छा तथा द्वेषरद्धित पुरुष ही प्रभ्॒का प्रिय पात्र है | तुम- 
लोग जो उचित समझो करो ।॥? ५ 

(बिना अछग किये इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आयेगी। 
लच्छेदार उपदेश देकर ये आनन्दपूर्वक दिन बिताना चाहते हैं | 
छोटे पहले भाईने निश्चय सुना दिया | 

“इमलोगोंने बहुत दिनोंतक इनका पाछन-पोषण किया | अब 
तंग आ गयेः---छोटे दूसरे भाईने भी दोनों बन्घुओंका अनुमोदन किया | 

'मैं सम्मिल्ति रहती तो तीनोंका भोजन बनाना पड़ता?--... 
भीतरसे गीताम्यासीकी ककीोशा पत्नीने जोरसे कह्ा---शतीनोंको 
अलग हो जाने दो, चिन्ताकी कोई बात नहीं |? 

अनुकूल परिस्थिति पाकर जिसे हप॑ नहीं होता वही ग्रभुका 
प्रिय है? गीताभ्यासीने अपनी पत्नीको प्रेमसे समझाया तुम्हे इस 
तरह नहीं बोलना चाहिये | फिर यह तो अनुकूल भी नहीं है; 


३०० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


क्योंकि भगवानने तुम्हें इतने प्राणियोंकी सेवाका अवसर दिया था, 
यह तो तुम्हारे सौमाग्यकी बात थी, तुम्हें इसके लिये प्रभुका 
कृतज्ञ होना चाहिये था |? 
इतने गहने, कपड़े, बतेन और रुपये आपके रहे और 
छोटका घर आपके रहनेके लियेः---तीनों भाइयोंने बड़े भाईके 
सामने थोडी-सी सामग्रियाँ रख दीं। भाई सभी जोशमें थे। माभी- 
की कु वाणीने क्रोधाप्निमें घ्रतका काम कर दिया था | 
'भभगवान्‌की जैसी इच्छाः---गीताभ्यासीन शान्तिके साथ उत्तर 
दिया । उसकी मुखमुद्गा पूर्वक दी भाँति सहज-पसन और शान्त 
थी। चिन्ताकी कोई रेखा उसकी आक्ृृतिपर नहीं दीख रही थी । 
है २८ २८ ८ ह 
अब भी आप चुपचाप बैंठे हैं, कैसे काम चलेगाः--- 
गीताभ्यासीकी पत्तीने कहा। “न काह्नृति? उत्तर मिला "मुझे कोई 
धनकी आकाह्ला नहीं है | आकाह्लारह्वित व्यक्ति ही प्रभुको प्रिय है । 
“रपये खर्च हो जानेपर कैसे काम चलेगाः-....पुनः प्रश्न हुआ। 
“न शोचतिः नपा-तुला उत्तर मिला शशोचरहित पुरुष प्रभुका 
प्रिय पात्र है ।? अत, जीविकाके डिये मुझे ओच नहीं है? गं।ताम्यासी- 
की पत्नी चुप हो गयी | 
>८ ् है ३ 


“अब तो मेरे पास रुपये नहीं रद्दे, क्या करूँ ? चिन्तित 
पत्नीने एक दिन पतिसे पूछा । 


“न काछ्लति? वही पुराना उत्तर मिला | 
'भामूषण तो तनपर एक भी नहीं रहा? दुखी पत्नीने कुछ 


भगवानका प्यारा रे०१ 


दिनों बाद फिर कहा “सब-के-सब पेटका गड्ढा भरनेमें समाप्त हो 
गये, अब तो आप कुछ करें । 

'न शोचतिः? पुनः वही चार अक्षरोंका उत्तर मिला । 

स्री निराश होकर मन मसोसकर रह गयी। 

मय रच ३८ ५ 

“अब मेरे पास कुछ नहीं रह गया? रोती हुई गीताम्यासीकी 
पत्नीने कहना शुरू किया “अपना मकान तो ब्रिक ही गया । घर 
किरायेका है | बर्तन दूसरोंसे उधार लेकर रसोई बनायी है । 
पहननेके लिये दो-दो कपडोंके अतिरिक्त अब तो हमलछोगेंके पास 
रुपये-पैसे, गहने-कपड़े, वर्तन-बासन या अन्य कोई भी वस्तु नहीं 
रह गयी, जिससे जीवन-निर्वाह हो सके । अब तो कुछ काम 
कीजिये |? पीने आशान्वित होकर आग्रह किया | 

धन काह्लृति? वही पुराना जवाब मिला । 'मुझे कोई आकाह्ला 
नहीं है 

“आखिर काम कैसे चलेगा? ऑसू पोंछते हुए अघीर नारीने 
कह दिया | 

न शोचति? “मैं शोच नहीं करता । ऐसा ही पुरुष प्रमुको 
प्रिय है? कहकर गीताम्यासी मौन हो गया । 

ध्वडा विचित्र मस्तिष्क है आपका? पक्नीने चिढ़कर कहा 
'मुभे तो आशा थी कि सत्र कुछ समाप्त हो जानेपर तो आप कुछ 
करेंगे ही, पर “न काह्लति, न शोचति? इसीसे भगवान्‌ संतुष्ट 
रहते हैं | यह सब सुनते-छुनते तो मैं हैरान हो गयी ।? 


३०७ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


कहा---भगवानूने छप्पर फाडकर रक्ष-भण्डार भेज दिया ।? 

'हर्षोत्फुल्ल नहीं. होना चाहिये! पण्डितजीने सहज भावसे 
तुरंत कहा “प्रिय वस्तु पाकर जो हृषित नहीं होता, भगवान्‌ 
उसीको प्यार करते हैं [? 

२ #र् रे रे 

“हमलोग क्षमा चाहते हैं?---तीनों भाइयोंने एक दिन आकर 
लजित होकर कहा | 

मैं किसीसे द्वेष नहीं करता, तुमलोग तो मेरे भाई हो, मुझे 
लज्ित न करो?-- गीताम्यासीने बडी नम्रतासे उत्तर दिया | 

भैया |? कण्ठस्वर भर आया था तीनों बन्घुओंका । उन्हें ऐसे 
प्रेममरे शब्दोंकी बड़े भाईसे आगा नहीं थी | एकने कहा--- 
“आपसे अलग होनेपर हमलोगोंको सदा क्षति ही उठानी पडी है। 
लक्ष्मीदेवीने घर ही त्याग दिया | हम सब ऋणी हो गये हैं | दाने- 
दानेके लिये तससकर समाजमें अपमानित तथा छाञ्छित जीवन 
व्िता रहे हैं |? 

“हमारी जिंदगी भार हो गयी भैया !>-.-दूसरे छोटे भाईने 
कद्दा | 

'लजासे हमलोग आपके पास नहीं आ रहे थे, पर विपत्तियेनि 
हमें भेजा है ।? छोटे तीसरे भाईने कष्ट दिया | 

पमद्दोदर भाई आप हैं? पुन पहला छोटा बोला । 

'आप पुण्यात्मा हैं | प्रतिदिन दीनोंको इतना घन खुले द्वार्थों 


बट रहे है | हम तो आपके छोटे भाई हैं, हमें क्षमा करें--- 
दूसरेने मिडगिठ्ाते हुए कद़्ा। 


भगवानका प्यार इ०्५ 


ध्ये रत्न-अशर्फियाँ आपलोग ले जायें? गीताम्यासी पण्डितकी 
पत्नी तीनों देवरोंका करुणायुक्त दीन वचन सुनकर द्रवित हो गयी 
थीं | कुछ रक्ञ-भशर्फियाँ छाकर देते हुए बोलीं “हमें तो भगवानूने 
उप्पर फाड़कर दिया है और भी दे जायेंगे |? 

(भगवान्‌ हमें फिर दे जायेंगे, ऐसी आकाह्ला तुम्हें नहीं 
करनी चाहिये? अपनी पत्नीको सम्बोधित करते हुए पण्डितजीने 
कहा “आकाह्लारहित पुरुष ही भगवान्‌का प्रिय पात्र बनता है |? “ 

“अपराधके लिये क्षमा चाहती हूँ?-पत्नीने भूल खीकार की । 

भैया ! हमें अपनेमें मिला लें-एक छोटे भाईने प्रार्थना की । 

'हाँ मैया | बड़ी कृपा होगी आपकी?-दूसरे छोटे भाईने भी 
आग्रह किया | 

“आपके पुण्यसे हम ऋणमुक्त हो जायेंगे | हमलेगोंका सारा 
दुःख मिंट जायगा भैया !? तीसरेने भी अनुरोध किया । 

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काड्क्षति। 

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥ 

गीताभ्यासी पण्डितने वही प्राचीन छोक जो उनका प्राण 
था दुहराया | तुमलोग मुझे पुनः सम्मिल्ति करना चाहते हो, इसमें 
मुझे किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं है और न हष ही है | यदि 
पुनः तुमछोग मुझे अछंग कर दोगे तो भी मुझे शोक नहीं होगा 
औरन मैं तुमलोगोंसे देष ही रक्खूँगा; क्योंकि हर्ष, दवेष, शोच 
आकान्ला तथा शुभाशुभको परित्याग करनेवाला पुरुष ही भगवानका 
सच्चा प्रेमी समझा जाता है | 

£ ८ 4 र्८ 


तत० चि० भा० ६--२०---- 


३०६ तत्व-चिन्तामणि भाग ५ 


धआपके पदार्पण करते ही आपकी कृपासे हमारा घर और 
घरका तमाम सामान, जो गिरवी रक्खा था, छूट गया । हम ऋणमुक्त 
हो गये।? एक दिन चारों भाइयोंके एकत्र द्वोनेपर सबसे छोटे 
भाईने कहा “हमारा जीवन आनन्दसे बीत रहा है |? 

“लक्ष्मीदेवीकी हमपर बडी क्ृपा हो गयी है ।? दूसरे छोटे 
भाईने कहा । 

थयो न हृष्यति न द्वेष्टि *. * श्छोक गाती हुई 
गीताम्यासी पण्डितकी पत्नीने आकर कहा “चलिये भोजन तैयार है |? 

भोजन करनेके लिये उद्चयत होते हुए छोटे तीसरे भाईने 
कहा “अब तो भैया और भाभीकी तरह हमलोग भी प्रतिदिन 
नियमपूर्वक गीता-पाठ किया करेंगे | 

धीताके अनुसार जीवन बनानेका पूर्ण प्रयक्ष करेंगे?---सबसे 
छोटे भाईने कह दिया | 


पफिर तो हमारा घर भगवानूका मन्दिर बन जायगाः---दूसरे 
छोटे भाईने कहा । 


ध्भु॒ करें ऐसा ही हो?---मुसकराते हुए गीताम्यासी सबसे 
बड़े भाई बोल गये | 

( निद्वत्तिपरक स्वभावका अनुसरण करके यह गाथा लिखी 
गयी है | इस छोकका अर्थ प्रव्नत्तिपरक भी होता है और इस 
तरह प्रत्येक कर्मशीछ भक्तके लिये भी यह इलोक आदर्श है। ) 


*ौौ9च<छ8२ड..२०-- 


निष्कामभावकी महत्ता 


जिस प्रकार श्रीमगवानका नित्य-निर्तर चिन्तन संसार- 
सागरसे शीघ्र उद्धार करनेवाला सुगम उपाय बतलाया गया है 
(गीता १२ | ७; ८। १४ » इसी प्रकार निष्काम क्रिया भी 
शीघ्र उद्धार करनेवाली तथा सुगम उपाय है | ( गीता ७५। ६ ) 
और निष्काममावके साथ यदि भगवान्‌का स्मरण होता रहे तब तो 
फिर बात ही क्या है | वह तो सोनेमें छुगन्‍्धकी तरह अत्यन्त 
महत्तकी चीज हो जातो है | इससें और भी शीघ्र कल्याण हो 
सकता है. | किंतु भगवानकी स्मृतिके बिना भी यदि कोई मनुष्य 
फलासक्तिको त्याग कर नि:खार्थ भावसे चेष्टा करे तो उससे भी 
उसका कल्याण द्वो सकता है, बल्कि इसे फल्त्यागरहित ध्यानसे 

भी श्रेष्ठ बतछाया गया है। श्रीमगवानने गीतामें कहा है--- 

श्रेयो हि ज्ञानमम्यासाज्जञानादुध्यानं विशिष्यते | 

ध्यानात्कमंफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ 
(१२। १२) 


३०८ तत्व-चिन्तामणि भाग ६ 


४ मर्मको न जानकर किये हुए ) अम्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, 
ज्ञानसे मुझ परमेश्वरके खरूपका ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब 
कर्मोके फलका त्याग श्रेष्ठ है; क्योंकि त्यागसे तत्काल ही परम 
शान्ति होती है |? 

अतः यह कोशिश करनी चाहिये कि भगवानको याद रखते 
हुए ही सारी चेष्टा निष्कामभावपू्वक हो । यदि काम करते समय 
भगवानकी स्मृति न हो सके तो केवल निष्कामभावसे ही मनुष्यका 
कल्याण हो सकता है । इसलिये निष्कामभावकोी हृदयमें दढ़तासें 
वारण करना चाहिये; क्योंकि निष्कामभावसे की हुई थोडी-सी भी 
चेष्ट संसार-सागरसे उद्धार कर देती है। गीतामें भगवान्‌ कहते हैं--- 

नेहामिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायों न विद्यते । 

खल्पमप्यस्थ धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 
(२। ४०) 

(इस कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात्‌ बीजका नाश नहीं है. और 
उल्टा फछरूप दोप भी नहीं दै । वल्कि इस कर्मयोगरूप धर्मका 
थोडा-सा भी साधन जन्म-मृत्युरूप मद्दान्‌ भयसे रक्षा कर 
लेता है । 

फिर जो नित्य-निर्तर निष्कामभावसे क्रिया करनेके ही 
परायण द्वो जाय, उसके लिये तो कहना द्वी क्या है ! 

इसडिये मनुप्यको तृष्णा, इच्छा, स्पृद्या, वासना, आसक्ति, 
ममता और अहंता आदिका सर्वया त्याग करके जिससे छोगोंका 


परम हित दो, उसी काममें अपना तन, मन, धन छगा देना 
चादिये | 


निष्कामभावकी महत्ता ३०९, 


स्री, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, मान, बडाई आदि अपने पास रहतें 
हुए भी उनकी बइृद्धिकी इच्छा करनेको ०तृष्णा? कहते हैं । जैसे 
किसीके पास एक छाख रुपये हैं तो वह पाँच छाख होनेकी 
इच्छा करता है और पाँच छाख हो जानेपर उसे दस छाखकी इच्छा 
होती है । इस प्रकार उत्तरोत्तर इच्छाकी बृद्धिका नाम भ्तृष्णा? है। 
इसी तरह मान, बड़ाई, पुत्र भादि अन्य चीजोंके सम्बन्धर्में समझना 
चाहिये । यह तृष्णा बहुत द्वी खराब है, मनुष्यका पतन करनेवाली है। 

स्री, पुत्र, धन, ऐश्वर्यकी कमीकी पूर्तिके लिये जो कामना 
होती है, उसका नाम ६चछा? है| जैसे किसीके पास अन्य सब 
चीजें तो हैं पर पुत्र नहीं है तो उसके लिये जो मनमें कामना होती 
है, उसे “इच्छा? कहते हैं । 

पदारधथोंकी कमीकी पूर्तिकी इच्छा तो नहीं होती पर जो 
बहुत आवश्यकतावाली वस्तुके लिये कामना होती है, जिसके बिना 
निर्वाह होना कठिन है, उसका नाम “सह? है । जैसे कोई मनुष्य 
भूखसे पीड़ित है अथवा शीतसे कष्ट पा रहा है तो उसे जो अन्न 
अथवा वस्रकी विशेष आवश्यकता दै और उसकी पूर्तिकी जो इच्छा 
है, उसको 'स्वृह? कहते हैं। 

जिसके मनमें ये तृष्णा, इच्छा, स्पृद्ा तो नहीं हैं पर यह्द 
बात मनमें रहती है कि और तो किसी चीजकी आवश्यकता नहीं 
है, पर जो वस्तुएँ प्राप्त है, वे वनी रहें और मेरा शरीर बना रहे 
ऐसी इच्छाका नाम “वासना? है । 

उपर्युक्त कामनाओंमें पूर्व-पूर्वसे उत्तर-उत्तरवाली कामना सूक्ष्म 


३१० तत्त्व-चिन्तामणि भाग < 


और हल्की है तथा सूक्ष्म और हल्कीका नाश होनेपर स्थूछ और 
भारीका नाश उसके अन्तर्गत ही है| जिनमें उपर्युक्त तृष्णा, 
इच्छा, स्पृह्य, वासना आदि किसी प्रकारकी भी कामना नही, वहीः 
निष्कामी है | 

इन सम्पूर्ण कामनाओंकी जड आसक्ति है | शरीर, विषयभोग, 
स्री, पुत्र, धन, मकान, ऐश्वरय, आराम, मान, कीति आदिमें जो 
प्रीति--लगाव है, उसका नाम “आसक्ति? है | शरीर और संसारके 
पदार्थोर्मे ध्यह मेरा है? ऐसा भाव होना ही “ममता” है | इस आसक्ति 
और ममताका जिसमें अभाव है, वही परम विरक्त वैराग्यवान्‌ पुरुष 
है| ममता और आसक्तिका मूल कारण है---अहंता | स्थूल, सूक्ष्म या 
कारण--किसी भी देहमें, जो कि अनात्मवस्तु है, इस प्रकार 
आत्मामिमान करना कि देह मैं हूँ---यह “अहंता? है । इसके नाशसे 
सारे दोपोंका नाश हो जाता है. अर्थात्‌ समस्त दोषोंकी मूलभूत 
अहंताका नाश होनेपर आसक्ति, ममता आदि सभीका विनाश हो 
जाता है | अहकारमूछक ये जितने भी दोष हैं, उन सबका मूल 
कारण है---अज्ञान ( अविया ) | वह जज्ञान हमलोगोंकी प्रत्येक 
क्रिया और सम्पूर्ण पदा्थोमें पद-पदपर इतना ब्यापक हो गया है 
कि हम उससे भूले हुए संसार-चक्रमें ही भटक रहे हैं | उस 
अज्ञानका नाश परमात्माके ययार्थ ज्ञानसे होता है । परमात्माका 
वह यथार्थ ज्ञान द्ोता है. अन्त.करणके शुद्ध होनेसे | हमलोगोंके 
अन्त करण राग-द्वेप आदि दुर्गुग और झूठ, कपट, चोरी आदि 


दुराचाररूप मठसे मडिन हो रहे है | इस मढछको दूर करनेका उपाय 
£-...$श्वरकी उपासना या निष्काम के | 


निष्कामभावकी महत्ता हेश१्‌ 


हमलोगोंमें खार्थकरी अधिकता होनेके कारण प्रत्येक कार्य 
करते समय पद-पदपर खार्थका भाव जाग्रत्‌ हो जाता है। पर 
कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको ईश्वर, देवता, ऋषि, महात्मा, मनुष्य 
और किसी भी जड्डम या स्थावर ग्राणीसे अथवा जड पदार्थोंसे अपने 
व्यक्तिगत खार्थकी इच्छा कमी नहीं रखनी चाहिये | जब-जब 
चित्तमें खार्थकरी भावना आवे, तभी उसको तुरंत हटकर उसके 
बदले हृदयमें इस भावकी जागृति पैदा करनी चाहिये कि सबका 
हित किस प्रकार हो । जैसे कोई अर्थका दास लोभी मनुष्य दूकान 
खोलनेसे लेकर दूकान बंद करनेके समयतक प्रत्येक काम करते हुए 
यही इच्छा और चेष्ट करता रहता है कि रुपया कैसे मिले, धन- 
संग्रह कैसे हो, इसी प्रकार कल्याणकामी पुरुषको प्रत्येक क्रियामें 
यद्द भावना रखनी चाहिये कि संसारका हित कैसे हो । जो मनुष्य 
अपने कल्याणकी भी इच्छा न रखकर अपना कर्तव्य समझकर 
लोकहितके लिये अपना तन, मन, धन लगा देता है, वही असली 
खार्थ-त्यागी निष्कामी श्रेष्ठ पुरुष है । 

किंतु दुःखकी बात है कि खार्थके कारण हमछोग अज्ञानसे इतने 
अंधे हो रहे है कि निष्कामभावसे दूसरोंका हित करना तो दूर रहा, बल्कि 
दूसरोंसे अपना ही खार्थ सिद्ध करना चाहते हैं और करते हैं | जितनी 
खार्थपरता इस समय देखनेमें आ रही है, उतनी तो इससे कुछ 
काल पूर्व भी नहीं थी । फिर द्वापर, त्रेता और सत्ययुगकी तो बात 
ही क्‍या ! इस समय तो खार्थ-सिद्धिके लिये मनुष्य झूठ, कपठ, 
चोरी, वेईमानी, विश्वासघात आदि करनेसे भी बाज नहीं भाते 
तथा अपने खार्थकी सिद्धिके लिये ईश्वर और धर्मको भी छोड बैठते 


३१२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ५ 


हैं । भछा, ऐसी परिस्थितिमें मनुष्यका कल्याण कैसे हो सकता है ! 

जो दूसरेका हक ( खत्व ) है, उसमें स्वाभाविक ही ग्लानि 
होनी चाहिये । पर हमारी तो ग्लानि न होकर हर प्रकारसे से 
हड्पनेकी ही चेष्ठ रहती है | यह बहुत बुरी आदत है। दूसरेके 
हकको सदा त्याज्यबुद्धिसे देखना चाहिये | उसे ग्रहण करना तो 
दूर रहा, पर-ल्लीके स्पशंकी तरह उसके स्पर्शको भी पाप समझना 
चाहिये | जो मनुष्य पर-ल्ली और पर-धनका अपहरण करते हैं 
या उनकी इच्छा करते हैं. तथा पर-अपवाद करते हैं, उनका कल्याण 
कहाँ, उनके लिये तो नरकमें भी ठौर नहीं है | 

आजकल व्यापारमें भी इतनी धोखेबाजी बढ़ गयी है कि हम- 
लोग दूसरेका धन हड़पनेके लिये हर समय तैयार रहते हैं | इसको 
हम चोरी कहें या डकैती । कई आदमी जब अपना माल बेचते हैं 
तो वजन आदिमें कम देना चाहते हैं, पाठ, सुपारी, रूई, ऊन 
आदि बिक्रीकी चीजोंको जलसे मिगोकर उसे भारी बना देते हैं तथा 
बेचते समय हरेक वस्तुको वजन, नाप और संख्यामें दर प्रकारसे 
कम देनेकी ही चेश्ा करते हैं; पर माल खरीदते समय स्वयं वजन, 
नाप और संख्यामें अधिक-से-अधिक लेनेकी चेष्टा करते हैं | एवं 
बेचते समय नमूना दूसरा ह्वी दिखलते हैं और चीज दूसरी ही देते हैं। 
एक चीजमें दूसरी चीज मिला देते हैं--जेसे घीमे वेजिटेवछ, नार्यिलके 
तैडमें किरासिन, दालमें मिट्टी इत्यादि | इस प्रकार हर तरीकेतें धोखा 
देकर स्वार्थ-सिद्धि करते हुए अपना परलोक बगाउते हैं । कोई-कोई 
तो न्यापारी, सरकार, रेलवे या मिल्टिरीके किसी भी मालकों 
उठानेका अवसर पाते हैं तो धोखा देनेकी दी चेश करते हैं । 


निष्कामभावकी महत्ता ३१३ 


उनसे माल खरीदते तो हैं थोडा और उनके कर्मचारियोंसे मिठकर 
जितना माल खरीद करते हैं उससे बहुत अधिक माल उठा लेते हैं। 
यह सरासर चोरी है | यह बहुत अन्यायका काम है. | इस अनर्थसे 
सर्वया बचना चाहिये | 

अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यपो अपनी समस्त क्रिया 
निष्काममावसे ही करनी चाहिये | ईश्वर-देवता, ऋषि-मुनि, साधु- 
महात्माओंका पूजा-सत्कार तथा यज्ञ-दान, जप-तप, तीर्थ-अत, 
अनुष्ठान एवं पूजनीय पुरुष और दुखी, अनाथ, आतुर प्राणियोंकी 
सेवा आदि कोई भी धार्मिक कार्य हो, उसे कततेन्य समझकर ममता, 
आसक्ति और अहंकारसे रहित होकर निष्कामभावसे करना चाहिये, 
किसी प्रकारकी कामनाकी सिद्धिके लिये या सद्भुठ-निवारणके ढिये 
नहीं | यदि कहीं छोक-मर्यादामें बाधा आती हो तो राग-दवेषसे 
रहित होकर छोक-संग्रहके लिये काम्य-कर्म कर छें तो वह सकाम 
नहीं है | 

उपर्युक्त धार्मिक कार्योंकी करनेके पूर्व ऐसी इच्छा करना कि 
अमुक कामनाकी सिद्धि होनेपर अमुक अलनुष्ठानादि काये करेंगे तो 
उसकी अपेक्षा वह अच्छा है जो उन धार्मिक कार्योंके करनेके समय 
ही इच्छित कामनाका उद्देश्य रखकर करता है और उससे बह श्रेष्ठ 
है जो धार्मिक कार्योको सम्पादन करनेके बाद उक्त ईश्वर, देवता, 
महात्मा आदिसे प्रार्थना करता है कि मेरा यह कार्य सिद्ध करें 
तथा उसकी अपेक्षा वह श्रेष्ठ है कि जो किसी कामनाकी सिद्वधिका 
उद्देश्य लेकर तो नहीं करता पर कोई आपत्ति आनेपर उसके निवारणके 
लिये उससे कामना कर लेता है । इसकी अपेक्षा भी वह श्रेष्ठ है 


३१७ तत्व-चिन्तामणि भाग ६ 


जो आत्माके कल्याणके लिये धार्मिक अनुष्ठानादि करता है और वह 
तो सबसे श्रेष्ठ है जो केवल निष्कामभावसे कर्तव्य समझकर करता है 
तथा बिना माँगे भी वे कोई पदार्थ दें तो छेता नहीं | हाँ, यदि 
केवल किसीकी प्रसनताके लिये राग-हेषसे शून्य होकर लेना पड़े तो 
उसमें कोई दोष नहीं है । 


इसी प्रकार जड पदार्थोंसे भी कभी कोई खार्थसिद्धिकी कामना 
नहीं करनी चाहिये। जैसे बीमारीकी निव्नत्तिके लिये शास्रविह्वित 
ओऔपधघ, क्षुधाकी निवृत्तिके लिये अन्न, प्यासकी निवृत्तिके ढिये जल 
और शीतकी निचृत्तिके लिये वक्ष आदिका सेवन करनेमें अनुकूछता- 
प्रतिकूलता होनी खाभाविक है, पर उनमें भी राग-द्वेष और हषे- 
शोकसे शून्य होकर निष्कामभावसे ही उनका सेवन करना चाहिये। 
यदि कहीं अनुकूल्तामें प्रीति और हर्ष तथा ग्रतिकूलतामें द्वेष और 
शोक उत्पन्न हों तो समझना चाहिये कि उसके अंदर छिपी हुई 
कामना है | 

किसी प्रकार भी किसीकी कमी सेवा खीकार नहीं करनी 
चाहिये; अपितु अपनेसे बने जहाँतक तन, मन, घन आदि पदार्थों- 
से दूसरोंकी सेवा करना उचित है; किंतु किसीसे सेवा करानी तो 
कभी नहीं चाहिये । यदि रोगग्रस्तावस्था आदि आपत्तिकाछके समय 
ख्री, पुत्र, नोकर, मित्र, वन्धु-बान्धव आदिसे सेवा न करानेपर उनको 
दुःख हो तो ऐसी हालतमें उनके सन्तोपके छिये कम-से-कम सेवा 
करा लेना भी कोई सकाम नहों है । 


लोग दहेज लेनेके समय अधिक-से-अधिक छेनेकी चेष्टा करते 


निष्कामभावकी महत्ता ३१५ 


हैं और यदि देनेवाले इच्छानुसार दहेज नहीं देते तो उनका सम्बन्ध 
त्याग कर देते हैं | एक प्रकारसे देखा जाय तो दह्देज एक प्रतिग्रह 
ही है | उसे ग्रतिग्रह समझकर अधिक-से-अधिक उसका त्याग करना 
चाहिये | दद्देज आदि देनेकी इच्छा तो रखनी चाहिये पर लेनेकी 
नहीं। जहाँ किसीसे न लेनेमें वह नाराज हो तो उसके सन्तोषके 
ढिये कम-से-कम खीकार करनेमें कोई सकामता नहीं है | 

इसी प्रकार किसी भी संस्था या व्यक्तिसे कभी किसी भी प्रकार 
कुछ भी नहीं लेना चाहिये । यदि लेना ही पड़े तो लेनेसे पूर्व, लेते 
समय या लेनेके बाद उसके बदलेमें जितनी चीज उससे ली हो, 
उससे अधिक मूल्यकी चीज किसी भी प्रकार देनेकी चेथ्ट 
रखनी चाहिये । 

पूर्वके जमानेमें त्रह्मचारी, वानप्रस्थी और संन्‍्यासीकी तो बात 
दी क्या, गृहस्थीको भी किसी चीजके लिये किसीसे याचना नहीं 
करनी पडती थी; बिना ही मॉगे खचे, विवाह आदिके अवसरोंपर 
मित्र, बन्धु-आन्धव, सगे-सम्बन्धी लोग आवश्यकताजुसार चीजें पहुँचा 
दिया करते थे और इसमें वे अपना अहोमाग्य समझते थे । यदि 
उनके पास कोई चीज नहीं होती तो वे दूसरे जान-पहचानवालोंसे 
लेकर भेज देते थे | इससे किसीको भी अपने लिये याचना नहीं 
करनी पड़ती थी । इसमें खाथेका त्याग ही प्रधान कारण है | 

इसलिये हमछोग भी सबके साथ नि:खार्थमावसे उदारतापूर्वक 
त्यागका व्यवहार करे तो हमारे लिये आज भी सत्ययुग मौजूद है 
अर्थात्‌ पूर्वकालकी भाँति हमारा भी काम बिना यांचनाके चछ सकता 
है। अतः हमको किसी चीजकी याचना नहीं करनी चाहिये। 


3१६ तत्व-चिन्तामणि भाग ६ 


और बिना याचना किये ही कोई दे जाय--ऐसी इच्छा या आशा 
भी नहीं रखनी चाहिये | तथा ऐसी इच्छा न रहते हुए भी यदि 
कोई दे जाय तो उसको रख लेनेकी इच्छा भी कामना ही है.। इस 
प्रकारकी कामना न रहते हुए भी कोई आग्रहपूर्वक दे जाय तो उसे 
खीकार करते समय जो चित्तमें खार्थकों लेकर प्रसन्नता होती है, 
वह भी छिपी हुई कामना ही है । इसलिये भारी-से-भारी आपत्ति 
पडनेपर भी अपने व्यक्तिगत खार्थकी सिद्धिके लिये दूसरेकी सेवा 
और खत्वको खीकार नहीं करना चाहिये, अपने निश्चयपर डटे 
रहना चाहिये | पैयंका कभी त्याग नहीं करना चाहिये, चाहे प्राण 
भी क्‍यों न चले जायें, फिर इजत और शारीरिक कश्टकी तो बात 
ही कया है ! किंतु हमलोगोंमें इतनी कमजोरी आ गयी कि थोड़ा सा 
भी कष्ट भ्राप्त द्वोनेपर अपने निश्चयसे विचलित हो जाते हैं। कामना- 
की तो बात ही क्या, साधारण-से कार्यके लिये ही याचनातक कर 
बैठते हैं | ऐसी हाल्तमें निष्काम कर्मकी सिद्धि कैसे सम्भव है ! 

थाद रखना चाहिये कि अह्मचारी और संन्यासी मिक्षाके लिये 
भोजनकी याचना करें तो वह याचना उनके लिये सकाम नहीं है । 
बक्षचारी तो गुरुके लिये ही मिक्षा माँगता है. और गुरु उस छायी 
हुई मिक्षामेंसे जो कुछ उसे दे देता है उसे ही वह प्रसाद समझकर 
पा लेता है तथा संन्यासी अपने और गुरुके लिये अथवा गुरु न हों 
तो केवछ अपने लिये भी मिक्षा मॉग सकता है, क्योंकि भिक्षा 
माँगना उनका धर्म बतछाया गया है । और यदि कोई बिना माँगे 
मिक्षा दे देता है तो उसे खीकार करना उनके लिये अमृतके तुल्य 
है | इस प्रकार माँगकर छायी हुई और बिना माँगे स्वतः प्राप्त हुई 
मिक्षा सी राग-देंपसे रहित होकर ही लेनी चाहिये। 


निष्कामभावकी महा श्श्७ 


जहाँ विशेष आदर-सत्कार, पूजाभावसे मिक्षा मिलती हो, वहाँ 
मिक्षा नहीं लेनी चाहिये; क्योंकि वहाँ मिक्षा लेनेसे अमिमानके 
बढ़नेकी गुंजाइश है तथा जहाँ अनादरसे मिक्षा दी जाती हो, वहाँ 
भी नहीं लेनी चाहिये; क्योंकि वहाँ दाता छेशपूर्वक देता है | अतः 
वह ग्राह्म नहीं है | इसलिये मान-अपमान और निन्‍्दा-स्तुतिसे तथा 
भोजनमें यह बुरा है, यह भरा है-इस प्रकार अनुकूलमें राग और 
प्रतिकूलमें द्वेषसे शून्य होकर प्राप्त की हुई मिक्षा अमृतके समान 
है| इसमें भी जो पदार्थ शाख्रके विपरीत हों, उनका त्याग कर 
देना चाहिये | जैसे कोई मदिरा, मास, अंडे, लहसुन, प्याज आदि 
भिक्षामें दे तो उन्हें शाल्रनिषिद्ध समझकर उनका त्याग करना द्वी 
उचित है | एवं कोई घी, दूध, मेवा, मिछ्ान्न देता है तो शाझ्र 
और खास्थ्यके अनुकूल दोते हुए भी वैराग्यके कारण मनके जिपरीत 
लगनेवाढी इन चीजोंकात्यागकरना भी कोई दोष नहीं है | अद्यचारी 
और संनन्‍्यासीकी विशेष आवश्यकता पड़नेपर कौपीन, कमण्डलु और 

शीत-निवारणा वस्नकी याचना करनेमें भी कोर दोष नहीं है | 
चानप्रस्थीके लिये तप, अनुष्ठान आदि; आ्राम्मगक्के डिये या 
कराना, विधा पढ़ाना आदि; क्षत्रियके लिये प्रणाकी रक्षा और न्यःय- 
से आप्त युद्ध» आदि; वैश्वक्के लिये कृषि, याणिव्य आदि नष्य सि्यों 

# सीभगयान्‌ गीतामें दहते ए--- 
सुसदुसे समे इन्दा शामाद्मी वपालयी। 
धो युद्धाप५ दुणपना भें पाय्मतानमओ ॥ 

(२। ३८) 
धशपयराएय) छम एएे और मृत दुशइरों समान मामाावर 
उसके बाद युझके हि पैपार ही डाक इस प्रशर शुद्ध सशोगे [ पारा 


मी प्रात होगा ।! 








है 
$ 


३१८ तक््च-चिन्तामणि भाग 5 


और श॒द्दोंके लिये सेवा-झुश्रूपा आदि सभी जो शाल्रविहित कर्म हैं, 
उनके सम्पन्न होने या न होनेमें तथा उनके फलमे राग-देप और 
हर्ष-शोकसे रहित होकर उनका निष्काममभावसे आचरण करना 
चाहिये। यदि कहीं उनकी छिद्धिसे प्रीति या हर्प और असिद्धिसे 
हेष या शोक होते है तो समझना चाहिये कि उसके अंदर छिपी 
हुई कामना विधमान है । 


इसलिये मनुष्यको सम्पूर्ण कामना, आसक्ति, ममता और 
अहकारको त्यागकर केबल लोकोपकारके उद्देग्यसे निष्कामभावपूर्वक 
शास्रविहित समस्त कर्मोंका कर्तव्य-बुद्धेसि आचरण करना चाहिये। 
इस प्रकार करनेसे उसमें दुर्गुण-दुराचारोंका अत्यन्त अभाव होकर 
खाभाविक ही विवेक, वैराग्य-श्रद्धा-विश्वास, शम-दम आदि सदूग॒णों- 
की बृद्धि हो जाती है. तथा उसका अन्त.करण झुद्ध होकर उसमें 
इतनी निर्मयता आ जाती है कि भारी-से-भारी संकट पडनेपर भी 
वह किसी प्रकार कभी विचलित नहीं होता, अपितु धीरता, वीरता, 
गम्भीरताका असीम सागर बन जाता है एवं परम शान्ति और परम 
आनन्दखरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है | 


5 ह॥ | 
< ऊ पट 


“#र 2222 
९३२ 


सत्सड़के अम्ृत-कण 

भगवान्‌की और महापुरुषोंकी दया अपार है| वह माननेसे 
ही समझमें आाती है। ईश्वरते कोई जगह खाली नहीं है और 
महात्माओंका संसारमें अमाव नहीं है | कमी है तो हमारे माननेकी है, 
ते तो प्राप्त ही है। न माननेसे वे प्राप्त मी अग्राप्त हैं। घरमें पारस 
पड़ा है, परन्तु न माननेसे वह भी अगप्राप्त ही है | भगवान्‌की दया 
और प्रेम अपार है | उन्हें न माननेसे ही वे अग्राप्त हो रहे हैं, मान 
लिये, जाये तो भ्राप्त ही हैं | किसी दयाद्ध पुरुषसे कहां जाय कि 
आप हमारे ऊपर दया करें तो इसका मतलब यह होगा कि वह 
दयाछु नहीं है | इसपर वह दयादध पुरुष समझता है कि यह वेचारा 
भोला है, नहीं तो सुझसे यह कैसे कहता कि दया करो | भगवान्‌ 
और महापुरुष दोनोंके लक्षणोंमें यह बात आती है. कि वे सबके 
मित्र और सुहृद्‌ होते हैं--- 
हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी | 

गीतामें भगवान्‌ खयं कहते हैं--- 


सुहृदं सर्वभृतानां ज्ञात्वा मां शान्तिसरच्छति ॥ 
(५।२९ ) 
पुञ्की सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंका सुहृद्‌ू अर्थात्‌ खाथरद्वित 


३४० तत्व-चिन्तामणि भाग ६ 


दयाढ्ु और प्रेमी, ऐसा तखसे जानकर मनुष्य शान्तिको प्राप्त 
होता है | 


रेप २८ रे २८ 


वह सचिदानन्दघन परमात्मा सदा-सर्वदा सब जगद् प्रत्यक्ष 
मौजूद है, किन्तु इस प्रकार प्रत्यक्ष होते हुए भी हमारे न माननेके 
कारण वह अप्राप्त है । सचिदानन्दधन परमात्माका कहीं कमी अभाव 
नहीं है | इस प्रकार न मानना ही अज्ञान है और इस अक्षानको 
दूर करनेके लिये प्रयत्ञ करना ही परम पुरुषार्थ है। हमें इस 
अज्ञानकी ही दूर करना है। इसके सिवा और किसी रूपमें हमें 
परमात्माकी प्रात्ति नहीं करनी है। परमात्मा तो नित्य प्राप्त ही हैं | 
उस ग्राप्त हुए परमात्माकी ही प्राप्ति करनी है, अग्राप्तकी प्राप्ति नहीं 
करनी है । वह सचिदानन्दघन परमात्मा सदा सबेदा सबको प्राप्त है, 
यह दृढ़ निश्चय करना ही परमात्माको प्राप्त करना है । इस प्रकारका 
निश्चय हो जानेपर परम शान्ति और परम पदकी प्राप्ति सदाके लिये 
प्रत्यक्ष हो जाती है | यदि न हो, तो उसकी मान्यतामें कमी ढै। 

इस प्रकारकें तत्त-रहस्यकी बतलनिवाले महात्मा भी संसारमें 
हैं, किन्तु हैं छाखों-करोड़ोंमें कोई एक । जो हैं, उनका प्राप्त होना 
डुलंभ है और प्राप्त द्वोनोपर भी उनका पहचानना कठिन दै। 
उनको जान लेनेपर तो परमानन्द और परम शान्तिकी प्राप्ति सदाके 


लिये हो जाती है | यदि ऐसा न द्वो तो समझना चाहिये कि उसके 
माननेमें ही कमी है । 


७-86 2---4--.+७७० 


साधनसम्बन्धी प्रभोत्तर 


कुछ भाइयेनि साधनके सम्बन्धमें कई प्रश्न किये हैं, उनको जो 
उत्तर दिये गये, वे सभीके लिये उपयोगी ढोनेसे ग्रश्नोत्तके रूपमें 
यहाँ दिये जा रहे हैं--.. 

प्रक्ष-हमछोग शयनके समय, उनमें जो एक सांसारिक 
बातावरणका प्रभाव चल पडता है, उसे हठाकर भगवानके गुण, 
प्रभाव और छीलाके सहित उनके खरूपका चिन्तन करनेका ध्येय 
बनाते हैं; किंतु प्रथम तो शयनके समय उसकी स्मृति ही नहीं होती 
और यदि कभी होती है तो वही पूर्वका प्रवाह बढात्कारसे चल पड़ता 
है, यह क्यों होता है. और इसके खुधारका क्‍या उपाय है 

उत्त-यह संसारका चिन्तव करनेका जन्म-जन्मान्तरका 
अभ्यास है तथा सांसारिक पदार्थोमें आसक्ति होनेके कारण उनमें 
प्रीति द्वो रही है | यही कारण है कि प्रयत्न करनेपर भी बलत्कारसे 
बार-बार संसारके चिन्तनका ही प्रवाह्द बन जाता है । जैसे प्रातः- 
कालके समय मनुष्य बार-बार यह निश्चय कर लेता है कि सुबह 
चार बजे उठकर शौच-स्नान नित्यकर्म करना है; पर प्रथम तो चार 
बजे नींद नहीं टूठती और यदि टूट जाती है. तो उठनेका मन नहीं करता, 


त० चि० भा० ६-२१--- 


३०२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६. 


आल्स्य और भासक्तिके कारण लेटनेमें ही मन रहता है; क्योंकि 
उसमें सुखबुद्धि है; किंतु शौच-ल्लान, नित्यकर्म प्रात.काल करनेकी 
सब प्रकारसे बहुत छामकी चीज है तथा खास्थ्य और साधन 
दोनोंके लिये अत्यन्त लाभप्रद है, ऐसा विवेक और बुद्धिके द्वारा 
विचारपूर्वक दृढ़ निश्चय करके लोग जल्दी उठ जाते हैं; इसी प्रकार 
शयनके समयमें विचारद्दार मनकों समझाया जाय और बुद्धिके 
निश्चयपर जोर डाछा जाय कि यद्द संसतारका चिन्तन हानिकर है 
और भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, छीछाका चिन्तन बहुत 
छामदायक है तथा बार-बार प्रयत्न किया जाय तो यद्द शयन-समयका 
अभ्यास भी छुधर सकता है। 

प्रश्न-प्रातः और सायंकाल सन्ध्या-गायत्री, पूजापाठ, जप-ध्यान 
और खाध्याय आदि नित्यकर्म करते समय आल्स्य और चित्तकी 
चम्चलताके कारण उस खास साधनके समय भी हम उच्चकोटिका 
साधन नहीं कर पाते | यदि उपयुक्त साधनका घुधार किया जाय 
तो वह हजारों गुना अधिक छामग्रद हो सकता है, ऐसा हम पढ़ते, 
सुनते और समझते हैं तथा चेष्ट भी करते हैं, तब भी झुधार नहीं 
होता । इसमें क्या हेतु है और इसके छुधरनेका क्या उपाय है ! 

उत्तर-हैथरमें अनन्य श्रद्धा-पेमकी और तीत्र अम्यासकी कमी 


तथा विषय-भोगोंकी आसक्ति ही उच्चकोटिका साधन न होनेमें प्रधान 
कारण है । 


भगवन्नाम और गायत्रीजपके बिषयमें शास्रोंमें ऐसा बतछाया 
है कि उच्चारण करके किये हुए जपकी अपेक्षा उपांशु दसगुना 


साधनसम्बन्धी प्रश्नोच्तर झेश्३ 


श्रेष्ठ है और उपांशुसे मानसिक दसयुना श्रेष्ठ है |#इस प्रकारका जप 
श्रद्धा-प्रेमपूवेक अर्थसहित निष्कामभावसे किया जाय तो वह अनन्त- 
गुना श्रेष्ठ हो जाता है। इसी प्रकार सन्ध्या-वन्दन, पूजा-पाठ, 
खाध्याय आदि सारा नित्यकर्म उसके तत्व-रद्वस्यकोी समझते हुए 
श्रद्धा-्रेमपूर्वक अर्थस॒ह्ित निष्काममावसे किया जाय तो हमारा सभी 
नित्यकर्म अनन्तयुना हो सकता है । हसढिये इस विषयमें हमको 
इढ़ विश्वास करके विवेक और विचारके द्वारा उसके तत्त्त-रहवस्यको 
समझकर श्रद्धा-भक्तिपूवंक वैराग्ययुक्त चित्तसे बड़े जोरके साथ 
निष्कामभावसे तीत्र अम्यास करना चाहिये तथा साधन उच्च कोठिका 
बने, इसके लिये परमेश्वरसे स्तुति-प्राथना करनी चाहिये, क्योंकि 
साधारण प्रयत्नसे इसका सुधार होना सम्भव नहीं | 


प्रश्न--कल्याणकामी पुरुष चलते, उठते-बैठते, खाते-पीते---सभी 
समय निरन्तर भगवानका स्मरण रखते हुए ही सब काम करना 
चाद्वता है तथा कुछ चेश्ट भी करता है पर ऐसा बनता नहीं, इसका 
क्या कारण है £ तथा इसके लिये क्या उपाय करना चाहिये ! 
# सनुजीने कहा है-- 
विधियज्ञाजपयज्ञो. विशिष्टो.. दशमिगुंणेः । 
उपाशुः स्थाच्छतगुणः साइलो मानसः स्मत, ॥ 
(२।८५) 
“दर्शपौर्णमासादि विधियशोसि साधारण जोर-जोरसे किया जानेबाला 
जपयशञ दसगुना श्रेष्ठ है; उपाशु ( होठ और जिह्वाके हिलानेपर भी दूसरेको 
सुनायी न पड़े---इस प्रकार किया जानेवाला ) जप सौयुना श्रेष्ठ है तथा 
मानसजप हजारगुना श्रेष्ठ है |! 


३५७४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ५ 


उत्त -परमेशरमें श्रद्धा-प्रेम और साधनके अम्यासकी कमी दी 
इसका प्रधान कारण हैं | यदि ईबरमें श्रद्ाओ्रेम करके तीम्र अम्यास 
किया जाय तो यह दोप सहज ही दूर हो सकता हैं। जैसे 
नटनीका रुपयोंमें प्रेम हैं, इसलिये वह बॉसपर चढ़कर एक बॉँससे 
दूसरे वॉसपर जानेके लिये उनके बीचर्मे वेंघे हुए रस्सेपर गाती- 
बजाती हुई चलती है, किंतु उसका निरन्तर अपने पैरोमें ध्यान रहता 
है; क्योंकि यदि निरन्तर पैरोंमें ध्यान न रद्दे तो उसका रस्सेपरसे 
गिर पड़ना सम्भव दै | इस प्रकार नठनीका जितना प्रेम रुपयो्मि है, 
उतना भी ग्रेम हमारा भगवानमें हो तो ईश्वरका निरन्तर स्मरण रददते 
हुए कोई भी काम द्ोनेमें बाधा न्ीं आ सकती | अतः इससे यद्दी 
सिद्व होता है कि हमारे श्रद्धा-ओेम और अभ्यासकी कमी है। नटनी 
भी अभ्यास करते-करते बहुत समयके बाद उपर्युक्त सफलता प्राप्त 
करती है, एक दिनमें नहीं। इसलिये जैसे नटनी निरन्तर अपने पैरोमें 
ध्यान रखती दे, वैसे ही दम निरतर परमेश्वरका स्मरण रक्‍खें और 


जैसे नटनी गाती-बजाती है, वैसे ही हम संसारका सब काम करें तो 
हम भी अपने कार्यमें सफल हो सकते हैं | 


दूसरी बात यह है कि यह काम यदि असम्भव द्वोता तो 
भगवान्‌ कभी गीतामें यह नहीं कहते कि-.- 


तसात्सवेंपु कालेपु मामनुसर युध्य च्‌। 


ल्यि 5 ( हक ) 
“इसलिये हे अज्जुन | तू सब समयमें निरन्तर मेरा सरण कर 
और थुद्ध भी कर |! 


खाधनसम्बन्धी प्रश्नोत्तर श्श्५ 


इससे यह सिद्ध होता है कि यह असम्भव नहीं है | अतः 
नटनीकी तरह हमलोगोंको भी श्रद्धा-प्रेमपूवेक निरन्तर अम्यास 
करनेके लिये तत्पर होना चाहिये | 


प्रश्न-द्मछोग बहुत बार तो संसारका ऐसा व्यर्थ चिन्तन करते 
रदते हैं कि जिसमें न तो खार्थकी सिद्धि दै और न परमार्थकी 
ही । इस बातको समझते हुए भी और उस व्यर्थ चिन्तनके त्यागका 
प्रयत्ञ करनेपर भी उसे छोड़ नहीं सकते, इसका क्या कारण दे और 
इसके लिये क्या उपाय करना चाहिये ? 

उत्तर-अज्ञानके कारण संसारके पदाथोमें मनको सुख प्रतीत 
द्वोता है. तथा उनके चिन्तनकी अनादिकालसे आदत पड़ी हुई है, 
इसीसे उनमें आसक्ति दो गयी है और इसके विपरीत, ईश्वरमें श्रद्धा- 
ग्रेमकी कमी है तथा उनके चिन्तनका जोरदार अभ्यास भी नहीं है; 
यही कारण है जो कि प्रयत्ञ करनेपर भी हमछोग इस कार्येमें सफल 
नहीं होते । 

अतः संसारके पदार्थोको क्षणभह्ठुर, नाशवान, दुःखरूप और 
महान्‌ द्ानिकर समझकर उनसे तीव्र वैराग्य करना चाहिये तथा 
परम शान्ति और परम आनन्दखरूप परमात्माके नित्य-निरन्तर 
स्मरणका श्रद्धा-प्रेमपृूवंक छढ़ अभ्यास करना चाहिये। एवं इस 
अभ्यासके सिद्ध होनेके लिये भगवानसे प्रार्थना करनी चाहिये। इस प्रकार 
करनेसे संसारके व्यर्थ चिन्तनकी आदत छूटकर हम कृतकार्य हो 
सकते हैं | 

प्रश्न-हमलछोग समझते हैं कि सेल्टैक्त और इन्कमटैक्सकी 


३२५६ तत््व-चिन्तार्माण भाग दे 


चोरी करना, चोरबाजारी करना, घूस लेना तथा और भी अनेक तरहसे 
झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी करके धन पैदा करना इस लोक और 
परलोकमें सब प्रकारसे भयानक है, फिर भी ये हमसे छूठते नहीं, 
इसका क्या कारण द्वै ! 
उत्तर-धनमें और धनसे मिलनेवाले सुखमें आसक्ति है, इसी 
कारण ये दोष नहीं छूठते । इसके सिवा छोग इनको बुरा कहते ही 
हैं, वास्तवमें समझते नहीं। कोई भी मनुष्य जान-बूझकर अपने- 
आपका नुकसान नहीं कर सकता | वास्तवमें जब हम समझ लेंगे 
कि धन क्षणिक और नाशवान्‌ है, इसके साथ हमारा जो सम्बन्ध 
है, वह क्षणिक है और परलेकमें तो वस्तुतः इसके साथ सम्बन्ध 
ही नहीं है; तथा यह किसी भी प्रकार हमारे साथ जानेकी वस्तु 
नहीं, अतः इसके संग्रहके लिये हम जो नाना प्रकारके पाप करते 
हैं, उनका दण्ड हमलोगोंको अवश्य ही मिलेगा, उससे यह छोक 
नष्ट द्वोगा, इतना द्वी नद्वीं, परलछोक भी महान्‌ दुःखदायी और 
भयदायक दो जायगा। ऐसा निश्चय और विश्वास होनेपर फिर 
इमसे कोई भी पाप नहीं बन सकते । 
प्रभ-हम यह समझते हैं कि परञ्नीका दर्शन, भाषण, चिन्तन, 
एकान्तवास शारीरिक और धार्मिक सभी दृष्टियोंसे सर्बथा भयानक 
है; इसमें छजा, मान, धर्म और शरीरकी प्रत्यक्ष हानि है, अतः 
इस ठोक और परडोकमें महान्‌ हानिकर है, ऐसा विवेक-विचारसे 
समझते हुए भी हम अपने मन-इन्द्ियोंकी उस पापसे रोक नहीं 
सकते, इसका क्या कारण है ? 


उत्तर-अज्ञानके कारण उनमें सुरु-बुद्धि हो रही है, इसीलिये 


साधनसम्वन्धी प्रश्नोच्तर ३२७ 


उनमें आसक्ति है। इसी कारण हम मन-इम्द्रियोंकी उस पापसे 
रोक नहीं सकते | अतः मनको पुनः बार-बार समझाना चाहिये 
कि यह सब क्षणभद्ठुर, नाशवान्‌, दुःखरूप, अपविन्र, घृणित, 
पापमय और त्याज्य है | इस प्रकार समझाकर नित्य-विज्ञानानन्द्घन 
परमेश्वरमें प्रीति होनेके लिये उनके नामका जप, खरूपका चिन्तन 
तथा स्त॒ति-पआरथना करनी चाहिये। ऐसा करनेपर भगवत्कपासे 
अन्त:करणकी शुद्धि होकर यानी अज्ञानके कारण होनेवाली सुख- 
चुद्धि और आसक्तिका नाश होकर विषयोमें तीव्र वैराग्य और भगवानमें 
अनन्य प्रेम हो जाता है, फिर उस पुरुषसे कामविषयक दोष भी 
नहीं बन सकते | श्रीतुल्सीदासजीने कहा है--- 

बसहिं भगति मनि जेहि उर माहीं। 

खल कामादि निकट नहिं जाहीं॥ 

प्रश्न-मान, बडाई और पूजा-प्रतिष्ठा आदि परमात्माकी प्राप्तिमें 
महान्‌ बाधक हैं, यह बात शाख्रोंमें पढ़ते हैं, अच्छे पुरुषोसि चुनते 
हैं, विविकसे समझते हैं. तथा विचारके द्वारा इनको हटानेकी चेश 
भी की जाती है, फिर भी ये दोष नहीं हृठते और प्राप्त होनेपर 
जबरन्‌ उनमें फेंसाबट हो जाती ढ्ै, इसका क्‍या कारण है और 
इनको हृठानेका उपाय क्‍या है 

उत्तर-ये दोष परमात्माकी प्राप्तिमें मद्दान्‌ बाधक हैं, ऐसी 
न तो वास्तवमें हमलोगोंकी समझ ही है और न हमारा इनको 
हृटानेका प्रबल प्रयत्न ही है | इन दोषोंके न हटनेमें प्रधान कारण 
है देहके नाम, रूप आदियमें अमिमान, जो कि सर्वथा अज्ञानमूलक 
है । देहका द्वी मान और पूजा-सत्कार होता है तथा देहके नामको 


शे२८ तत््व-चिन्तामणि भाग ६ 


लेकर ही कीर्ति होती है, अतः देहको आःप्मा माननेके कारण ही 
देहकी मान-बढ़ाई, पूजा-प्रतिष्ठामो मनुष्य अपनी द्वी मान लेता है 
और इस अज्ञानके कारण ही उनमें छुखबुद्धि होकर आसक्ति द्वो 
जाती दे | इसलिये साधारण विवेक और प्रयत्ञके द्वारा ये दोप दूर 
होने सम्भव नहीं हैं. | इस देहामिमानको हटानेक्रे लिये विचारपूर्वक 
सत-शात्रोंका खाध्याय और सत्पुरुषोंका सन्न करना चाहिये। इस 
प्रकार करनेसे जब परमात्माका यथार्थ ज्ञान द्दोकर देहामिमानका नाश 
हो जायगा, तब उपयुक्त सारे दोष अपने-आप ही मिट जायेंगे । 

प्रक्ष-शाल्रोंने और महापुरुषोंने व्यक्तिगत खार्थकी बहुत बुरा 
बतलाया है तथा विचारके द्वारा हम भी बुरा समझते हैं; किंतु शरीर- 
के आराम और भोगोंमें प्रत्यक्ष छुख प्रतीत होनेके कारण हम इसका 
सर्वथा त्याग नहीं कर पाते | हमलेगोंकी खाभाविक ही खार्थमे 
सुखबुद्धि होनेके कारण दूसरोंका अनिष्ट करके भी अपने खार्थ- 
साधनकी अव्त्ति हो जाती है, इसका क्या कारण है तथा इसको 
दूर करनेका उपाय क्‍या है ? 

उत्तर-इसमें भी अज्ञानमूछक देहामिमान और आसक्ति ही 
प्रधान कारण है | इसी कारण अपने देहमें अहंबुद्धि और दूसरोंमें 
परचुद्धि होती है और इसीसे अपनेमें राग और दूसरोंमे द्ेषबुद्धि 
हो जाती है। यह राग-दवेप ही समस्त दोपोंकी जड़ है और इसीके 
कारण हम व्यक्तिगत खार्थका त्याग नहीं कर पाते | इस अज्ञान- 
मूलक देहामिमानकों और राग-देषकों दूर करनेके लिये सत्‌-शा्रों- 
का विचार, सत्पुरुषोंका सड् और निष्कामभावसे जगज्ननार्दनकी सेवा 
करते हुए परमेश्वरकी ऐकान्तिक भक्ति एवं स्तुतिशआ्रार्थना करनी 


साधनसस्बन्धी प्रश्नोत्तर झ्र० 


चाहिये | इस प्रकार करनेपर भगवत्कृपासे उपर्युक्त राग-द्वेष, दृषे- 
शोक आदि सम्पूर्ण दोषोका मूछसहित अत्यन्त अभाव होकर सबसें 
समबुद्धि द्वो जाती है, जो कि परम कल्याणदायिनी है। 

प्रशन-यदि कोई कद्द दे कि शायद इस भोजनमें विष मिला है 
तो फिर उसमें विष मिंठा हो चाहे न मिला हो, पर सदेह हो 
जानेपर हम उसको किसी भी ह्ालतमें खाना नहीं चाहते; 
किंतु संसारके विषय-भोगोंके विषयरमें हम बार-बार सुनते हैं. कि. 
ये बिषके तुल्य हैं, शाज्मोर्म भी पढ़ते हैं और मह्दपुरुषोंसे भी सुनते 
हैं, फिर भी उनका त्याग नहीं कर सकते, इसका क्या कारण है ! 

उत्तर-अज्ञानके कारण सदासे विषयोंमें प्रत्यक्ष खुख ग्रतीत 
हो रहा है, इससे उनमें आसक्ति है । जिस प्रकार रोगीको वैद 
समझा देता है कि यह कुपथ्य है, इसका सेवन नहीं फरना चाहिये | 
पर वह आसक्तिवश कुपथ्यको छोड़ नहीं सकता, वैसे ही मनुष्य 
आसक्तिके कारण विषयोंका त्याग नहीं कर सकता । दूसरी बात 
यद्द है कि जिस प्रकार विषका कुपरिणाम तुरंत हो जाता है, उसी 
प्रकार विषयोंके सेवनका कुपरिणाम तुरंत न होकर बिल्म्बसे होता 
है, इसलिये उनके विषयुक्त होने न होनेमें संदेह रहता है। इसी कारण 
बार-बार छुननेपर भी उनका त्याग छ्वोना कठिन-सा हो रहा है; 
किंतु विवेक और विचारसे दृढ़ निश्चयपूर्वक मनको बार-बार समझानेसे 
तथा विरक्त महापुरुषोके सड्कके प्रभावसे विषयोंसे वैराग्य होकर 
उनका त्याग हो सकता है | 

प्रशन-जब कि विषयोंके सेवनकी अनादिकालसे आदत पड़ी 
हुई है तो ऐसी हालतमें उनका त्याग कैसे हो सकता है. ? 


ह्े३० तत्त्व-चिन्तामणि भाग < 


उत्तर-जैसे एक या दो साठका बच्चा टट्टी-पेशाबमें हाथ दे 
देता है और वही हाथ अज्ञानके कारण मुँहमें भी डाल लेता है; 
किंतु समझदार पुरुष उस पदार्थमें उसे दोष दिखलाकर, उसे बार- 
बार बुरा बतछाकर उससे घृणा कराते हैं और उसके लिये निषेध 
करते रहते हैं, इससे विवेक होनेपर उस बालककी यह लड़कपनकी 
आदत भी दूर हो जाती है। इसी प्रकार विषयोंको बुरी दृष्टिसे देखने- 
वाले विरक्त पुरुषोंके बार-बार समझाने तथा निषेध करनेपर उनके 
प्रभावसे उन विपयोंमें वैराग्य होकर उनका त्याग हो सकता है। 

प्रशन-झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, व्यभिचार; मांस-भक्षण, मय 
और मादक वस्तुका पान, जुआ आदि दुराचार और काम- 
क्रोष, छोभ-मोह, मद-मत्सर, ममता-अहड्भार, राग-्रेष, अज्ञान 
आदि दुर्गुग सर्वथा द्वानिकर और त्याज्य हैं तथा यज्ञ, 
दान, तप, सेवा, तीर्थ, ब्रत। उपवास, परोपकार आदि 
सदाचार और क्षमा, दया, सन्‍्तोष, समता, शान्ति, धीरता, गम्भीरता, 
झूरबीरता, ज्ञान, वैराग्य, श्रद्धा, प्रेम आदि उत्तम गुण ( सह्रुण ) 
सर्वथा छाभप्रद और सेवन करनेयोग्य हैं | इस प्रकार शात्र और 
महापुरुष कहते हैं तथा विचारसे दम भी ऐसा ही मानते हैं और 
दुर्गुण-दुराचारके त्यागके लिये तथा सद्वण-सदाचारके गहणके लिये 
प्रत्यज्ञ भी करते हैं किंतु सफ नहीं होते, इसका क्या कारण है 
तथा इसके लिये क्या करना चाहिये * 

उत्तर-ईस्ंर, शासत्र, महापुरुष, परछोक, अपनी आत्मा तथा 
शुभागुम कमेंके फलमें विश्वासकी कमीके कारण ही हमारी मान्यता 
सदेहपूर्ण और कमजोर द्वै तथा हमारा प्रयत्ञ भी शिथिलू है । यही 


साधनसम्बन्धी प्रश्नोत्तर ३३१ 


कारण है जो कि हम त्यागनेयोग्य वस्तुओंको त्याग नहीं सकते और 
ग्रहण करनेयोग्यका ग्रहण नहीं कर सकते | वास्तवमें हम यदि 
त्यागनेयोग्यकोी अत्यन्त हानिकर समझ लें तो हमसे न तो कोई भी 
बुराई हो सकती है. और न हमारे हृदयमें कोई बुरा भाव द्वी टिक 
सकता है | इसी प्रकार वास्तवमें यदि हम प्रहण करनेयोग्यको 
अत्यन्त छाभप्रद मान लें तो फिर सहुण और सद्भावको ग्रहण किये 
बिना हम कैसे रह सकते हैं ! 

अतः ईश्वर, शासत्र और महापुरुषोंके बचनोंमें, परलोकमें, अपने 
आत्मामें तथा झुभाझुम कर्मोके फलमें पूर्ण विश्वास करना चाहिये | 
मरनेके बाद देहके नाश होनेसे आत्माका कमी नाश नहीं होता 
“न हन्यते दन्यमाने शरीरे? ( गीता २ | २० ) एवं किये हुए कर्मोंका 
फल अवश्यमेव ही होता है, ऐसा दृढ़ विश्वास होनेपर हमारे प्रयत्न- 
की शिथिल्‍ता दूर होकर साधन तीव्र हो सकता है; किंतु ऐसा 
इढ़ विश्वास सत-शाख्र और सत्पुरुषोंका सज्ज करनेसे, उनकी कृपासे 
अन्तःकरण छुद्ध होनेपर ही होता है | इसलिये अन्तःकरणके मल, 
विक्षेप, आवरण आदि सारे दोषोंके नाशके लिये सत्पुरुषोंका सड्ढ 
करना चाहिये और उनकी भाज्ञाके अचुसार भगवानके अनन्यशरण 
होकर श्रद्धा-प्रेमपूर्वक निष्कामभावसे नित्य-निरन्तर भगवान्‌का मजन- 
ध्यान, स्तुति-प्राथना आदि करते हुए उनकी एकनिष्ठ भक्ति करनी 
चाहिये | इस प्रकार करनेसे हममें खाभाविक ही सदाचार-सहण आ 
सकते हैं और शीघ्र ही हम परम आनन्द और परम शान्तिखरूप 
विज्ञानानन्द्घन परमात्माको प्राप्त हो सकते हैं | भगवानने गीतामें भी 
कहा है-.. 


३8२ तत्व-चिन्तामणि भाग 


अपि चेल्सुदूराचारों भजते मामनन्यभाक्‌। 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि स३॥ 

क्षिप्रं मवति धर्मात्मा शश्रच्छान्ति निगच्छति | 

कोन्‍्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणश्यति ॥ 

(गीता ९ | ३०-३१ ) 

ध्यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यमावसे मेरा मक्त 
होकर मुझको भजता है तो वह साधु ह्वी मानने योग्य है क्योंकि वह 
यथार्थ निश्चयवाल्ा है | अर्थात्‌ उसने भलीमाँति निश्चय कर लिया 
है कि परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है | वह शीघ्र 
ही धर्मामा हो जाता है और सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त , 
होता है | हे अर्जुन ! त्‌ निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट 
नहीं होता |? 

अरन-ईशवर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वन्यापक, न्यायकारी, 
सर्वेश्वर, परम दयाद्ध और सबके परम सुहद्‌ हैं---यद्द सब शात्र 
और मद्दापुरुप कहते हैं. तथा विचारके द्वारा हम भी मानते हैं; फिर 
भी हमलोगोंके द्वारा उन नित्य-ज्ञान-आनन्दखरूप परमात्मामें प्रेम 
ओर उनकी भाज्ञाके पालन न होनेमें क्या द्वेतु है ? 

उचर-उन परमात्मा्में श्रद्धाकी कमी ही प्रधान कारण है। 
इसी कारण हम संशययुक्त होकर ईश्वरके अस्तित्वको भी कथनमात्र 
ही मानते हैं। जब हम ईश्वरका अस्तित्व ही शह्लारहित और 
पूर्णतया नहीं मानते तब फ़िर उनके उपरुक्त गुणोंमिं विश्वास होनेकी 
तो बात ही क्या है | फितु जो $श्वरके अस्तित्वको मानते हैं और 
उनके गु्णोमें विश्वास करते हैं, वे उनकी आज्ञाका उल्लडुन नद्दीं 


साधनसस्वन्धी प्रश्नोत्तर चचे३३ 


कर सकते | जब कि मनुष्य किसी एक साधारण राजाके राज्यमें 
निवास करता हुआ राज-सत्ताको माननेके कारण राज्यके कर्मचारियों 
के सामने भी उनके विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता बल्कि अपने 
खार्थकी सिद्धिके लिये राजाको प्रसन्न करनेकी ही सारी चेश करता है; 
फिर भय बताइये, ईश्वरको सर्वेज्ष, सवेशक्तिमान्‌, सर्वव्यापक, न्यायकारी 
ओर सर्वेश्वर समझनेवाला पुरुष उनके देखते हुए उनके कानूनके विरुद्ध 
झूठ, कपठ, चोरी, व्यमिचार, हिंसा आदि कर ही कैसे सकता है ! 
बल्कि वह तो उनको परम प्रसन्न करनेके लिये उनकी आज्ञाका 
सदा-सबंदा हँस-हँसकर पालन ही करता रहता है । 

शासत्र ही उन परमात्माका कानून है | शात्रके अनुकूछ चलना 
ही उनके कानूनके अनुकूछ चलना है तथा शास्रके विपरीत आचरण 
करना ही उनके विरुद्ध आचरण करना है | इस प्रकार उन परमात्मा 
और उनके कानूनके तत्त्वको जाननेवाले पुरुषसे कभी किश्चिन्मात्र 
भी शाल्रविरुद्ध कर्म नहीं हो सकते । परमात्माके उपर्युक्त सम्पूर्ण 
शुर्णोका रहस्य जाननेपर तो उसकी परमात्माके सिवा अन्य किसीसे 
प्रीति हो ही कैसे सकती है ? वह तो परमात्माका अनन्य भक्त और 
धीरता, बीरता, गम्भीरता, निर्मयता, समता, शान्ति आदि अनन्त गुणोंका 
भण्डार बन जाता है | 

अतः उन परमात्माके तत्त्त-रहस्यको जाननेके लिये तथा उनमें 
परम श्रद्धा और प्रेम होनेके लिये हमछोगोंको उन्हें हर समय याद 
रखते हुए उनकी आज्ञाका पाठन करना, उनसे प्रार्थना करना 
एवं उनमें श्रद्धा-प्रेम रखनेवाले महापुरुषोंका सड़ करना चाहिये | 





भगवदाश्रयसे ठछोक-परलोकका कर्याण 


लौकिक-पारठौकिक समस्त दु.खेंके नाश एवं समस्त छौकिक- 
पारमार्थिक सम्पत्तिकी सम्प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन है भगवानका 
अनन्य आश्रय लेकर सच्चे मनसे उनका भजन करना और 
लौकिक पारलीकिक समस्त सु्खेके नाश एवं समस्त लौकिक- 
पारमार्थिक सम्पत्तिके सवेनाशका साधन है---भोगेंका अनन्य आश्रय 
लेकर मनसे भगवानूको भुछा देना | आज हम भगवानकों भूछ गये 
हैं और हमारा जीवन केवछ भोगोंका आश्रयी बन गया है । 
इसीसे इतने दुःख, संताप और विनाशके पहाड़ हमपर लगातार ट्व्ट 
रहे हैं। जो छोग क्रियाशीड और विविध-कर्मसमर्थ हैं, उनको 


भगवदाश्रयसे छोक-परलोकका कल्याण ३३५ 


भगवानकी प्रसन्‍नताके लिये मगवान्‌का स्मरण करते हुए समयानुकूछ 
खर्धर्मोचित कमोंके द्वारा भगवान्‌की पूजा करनी चाहिये और जो 
अल्पसमर्थ या असमर्थ हैं उन्हें आत॑ तथा दीनमावसे मगव््ीतिके 
द्वारा धर्मके अम्युदय और विश्व-शान्तिके लिये अनन्यमावसे 
भगवानको पुकारना चाहिये । 


हमारी अनन्य पुकार कभी व्यर्थ नहीं जायगी | हममें होना 
चाहिये द्रौपदीका-सा विख्ास, होनी चाहिये गजराजकी-सी निष्ठा 
और सबसे बढ़कर हममें होनी चाहिये प्रह्मदकी-सी आस्तिकता, 
जिसके वचनको सत्य करनेके लिये भगवान्‌ नसिंहरूपसे खम्मेमेंसे 
प्रकट हुए---शसत्यं विधातुं निजम्त्यभाषितम्‌ |! (भागवत७। ८। १८) 

विपत्ति, कष्ट, असह्याय स्थिति, अमब्ज और अन्याय तमीतक 
हमारे सामने हैं, जबतक हम भगवानको विश्वासपूर्वक नहीं पुकारते । 
एक महाशयने यह घटना सुनायी थी। एक घरमें गुंढोंने पतिको 
पकड़ लिया और दो गुंडे उसकी ख्लीको नंगी करके उसपर बलात्कार 
करनेकी तैयार हुए । दोनों पति-पत्नी निरुपाय थे---असहाय थे | 
पत्नीने आर्त होकर--रोकर भगवानकों पुकारा । उसे द्रौपदीकी 
याद आ गयी | बस, तत्काल ही वे दोनों गुंडे आपसमें छड़ गये । 
एकने दूसरेकों छुरा मार दिया। उसके गिरते ही पति-पत्नीको 
छोड़कर शेष गुडे भाग गये और इस बीचमें पत्नीको कंघेपर उठाकर 
पतिकी बचकर भाग निकलनेका अवसर मिल गया। 

भारतकी सती देवियों आज द्रौपदीकी भाँति मगवान्‌को पुकारें 
तो भगवान्‌ कहीं गये नहीं हैं | वे तुरंत किसी भी रूपमें प्रकट 


३४६ तत्त्व-चिन्ताभणि भाग ६ 


होकर सती देबियोंके सारे दुःख हर लें और, उसी क्षणसे उनको 
दुःख पहुँचानेवालोंके विनाशकी भी गारंटी मिंछ जाय | 


दुष्ट दुःशासनके हार्थोमें पड़ी हुई असहाया द्ौपदीने आर्त 
होकर मन-ही-मन भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण करके कहा था--- 


गोविन्द ! दारकावासिन्‌ ! कृष्ण | गोपीजनप्रिय ॥| 
कौरवेः परिभूतां मां कि न जानासि केशव । 
हे नाथ ! हे स्मानाथ | व्रजनाथार्तिनाशन ॥ 
कौरवार्णवसग्नां मामुद्धर्स जनादन | । 
कृष्ण | कृष्ण॑महायोगिन[विश्वात्मन]विश्वमावन ॥। 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुरुमध्येप्वसीदतीम । 
( मह्द० सभा० ६७ । ४१-४४ ) 
दे गोविन्द | द्वारकावासी सच्िदानन्द प्रेमथन | गोपीजन- 
वल्ठम | स्वेशक्तिमान्‌ प्रभो | कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं । 
क्या यह आपको माद्म नहीं है ? हे नाथ ! द्वे स्मानाथ ! हे 
त्रजनाथ ! हे आत्तिनाशन जनार्दन | मैं कौरवोंके समुद्रमें डूबी जा 
रही हूँ । आप भेरा उद्धार कीजिये | हे कृष्ण ! है कृष्ण ! हे 
मद्रायोगी ! हे विश्वात्मा ओर विश्लके जीवनदाता गोविन्द ! मैं 
कौरोंसे घिर्कर सकठमें पड़ गयी हूँ | आपके शरण हूँ । आप 
भेरी रक्षा कीजिये | 


दौपदीकी आते पुकार सुनकर भक्तवत्सछ प्रभु उसी क्षण 
द्वारकासे दौड़े आये और द्रीपदीकों वस्र दान कर उसकी छाज 
वचायी | पर दुष्ट दु.शासनने होपदीके जिन केशोंकी खींचा था, 


भगवदाधयसे छोक-परलोकका कंल्याण 98७ 


वे खुले ही रहे दुःशासनको दण्ड मिलनेके दिनतक । द्रौपदीके खुले 
केश थे | पाण्डवेंके साथ वह वनमें रहती थी। भगवान श्रीकृष्ण 
पाण्डवोंसे मिलने गये। वहां द्रौपदीने एकान्नमें रोकर भगवान्‌ श्री- 
कृष्णसे कद्दा--म पाण्डबोंकी पत्नी, धर्टुम्नकी वहिन और तुम्हारी 
सखी होकर भी कौरवोंकी सभामे घसीटी जाऊँ | यह कितने दुःख- 
की बात है । भीमसेन और अज्जुन बड़े बलवान होनेपर भी मेरी 
रक्षा नहीं कर सके ! घिक्कार है. इनके वल-पौरुषको | इनके जीते- 
जी दुर्योधन क्षणमरके लिये भी कैसे जीवित है * श्रीकृष्ण | दुष्ट 
दुःशासनज्रें मरी समामे सुझ् सतीकी चोटी पकड़कर घसीठा और ये 
पाण्डव ठुकुर-ठुकुर देखते रहे [! इतना कहकर द्रौपदी रोने छगी | 
उसकी साँस लंवी-ढंबी चलने छगी और उसने गदह्दद होकर आवेश- 
से कहा---“श्रीकृष्ण । ये पति-पुत्र, पिता-श्राता मेरे कोई नहीं हैं; 
पर क्‍या तुम भी मेरे नहीं रहे ? श्रीकृष्ण | तुम मेरे सम्बन्धी हो, मैं 
अग्निकुण्डसे उत्पन्न पवित्र रमणी हूँ, तुम्हारे साथ मेरा पवित्र प्रेम 
है. और तुमपर मेरा अधिकार है एवं तुम मेरी रक्षा करनेमे समर्थ 
भी हो ! इसलिये तुम्हें मेरी रक्षा करनी ही होगी |? तब श्रीकृष्णने 
रोती हुई द्रोपदीको आश्वासन देकर कहा--- 


रोदिष्यन्ति ख़त्रियो होव॑ येषां कुद्धासि मामिनि । 
वीभत्सुशरसंछन्नानू शोणितोधपरिप्छतान्‌ ॥ 

निहतान्‌ वरलभान्‌ वीक्ष्य शयानान्‌ वसुधातले | 

यत्‌ समर्थ पाण्डवानां तत्‌ करिष्यामि मा शुच। ॥ 
त० चि० भा० ६-२२--- 


३३८ तत्व-चिन्तामणि भाग ५ 


सत्य॑ ते प्रतिजानामि राज्ञां राक्षी भविष्यसि । 

पतेदू धौहिंमवान्‌ शीर्येत्‌ ए्रथिवी शकलीभवेत्‌ ॥ 

गुष्येत्तोयनिधिः कृष्णे ! न में मोघ॑ बची भवेत्‌ ॥ 

( महा० चन० १२। १२८-१३१ ) 

'कल्याणी | तुम जिनपर क्रोधित हुई हो, उनकी ख्लियोँ भी 
थोड़े ही दिनोंमें अजुनके मयानक बाणोंसे कटकर खूनसे छथपथ हो 
जमीनपर पड़े हुए अपने पतियोंकोी देखकर तुम्हारी ही भाँति 
रुदन करेंगी | मैं वही काम करूँगा, जो पाण्डवोंके अनुकूछ होगा | 
तुम शोक मत करो। मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम राज-रानी 
बनोगी । चाहे आकाश फट पड़े; हिमालय ठुकड़े-टुकडे हो जाय, 
पृथ्वी चूर-चूर हो जाय और समुद्र सूख जाय, परन्तु द्रौपदी | मेरी 
बात कमी अततत्य नहीं हो सकती ।? 

थे द्वौपदीके दुःखेंका नाश करनेवाले भगवा आज कहीं 
चले नहीं गये हैं. | द्रौपदीके सदश विश्वासपूर्ण हृदयसे उन्हें 
पुकारनेवालोंकी कमी हो गयी है. | यदि दु'खसागरसे सहज ही पार 
उतरना द्वै तो विश्वास करके अनन्यमावसे भगवानको पुकारना 
चाहिये । भारतके हिंदुओंकी यह श्रद्धा मिस्र दिनसे घटने लगी, 
जबसे उनकी यह प्रार्थनाकी ध्वनि क्षीण हो गयी, तमीसे उनपर 
दुख आने छगे, और तभीसे वे सन्मार्ग और छुखके छुपयसे अ्रष्ट 
हो गये | अब फिर श्रद्धा-विश्वासके साथ भगवानको पुकारिये | 
देखिये, आपके इहलोकिक दुःख दूर होते है या नहों और देखिये 
आपको भगवानूकी अम्ृतमयो अनुकम्पासे मगवानके दुर्लभ 
चरणारविन्दकी प्राप्ति सहज ही होती है या नहीं | 


77+०<२२०७ कक. >-०%-० 


भगवश्निन्तनका प्रभाव 

भगवत्कृपा वास्तवमे अनुभव करनेकी वस्तु हैं, कहनेसे तो 
उसका तिरस्कार होता है; क्योंकि चाहे हम अपनी समझसे कितना ही 
बढ़ा-चढ़ाकर कहें, भगवत्कपाके सहस्ताशका भी वर्णन नहीं कर 
सकते । जिसके पास जो वस्तु हैं, वह उसे ही देगा; जो वस्तु 
उसके पास हैं ही नहीं, वह उसे केसे दे सकता हैं---यह नियम 
है । भगवान्‌ कृपामय हैं-प्रभु-मूरति कृपामई हैं |? अतए्व वे 
सर्वदा, सर्बथा सब जीवोंकों कृपाका ही दान करते हैं। तनिक-सा 
विचार करनेपर भगवानकी इस कृपाकी हम पग-पंगपर अनुभव कर 
सकते हैं । भगवानने हमको मलुप्य बनाया, पश्चु नहीं, पक्षी नहीं, 
चींटी नहीं, वृक्ष नहीं, पत्थर नहीं-इसमें उनकी कितनी कृपा मरी 
हुई है ! अनन्त जन्मोंके पश्चात्‌ चौरासी छाख योनियोमें भठकते- 
भटकते यह अत्यन्त दुर्लम मानव-दरीर भगवन्‍कझृपासे ही प्राप्त 
हुआ है-..- 


३४० तत्व-चिन्तामणि भाग ९ 


आकर चारि रूच्छ चोरासी | 

जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥ 

फिरत सदा माया कर ओेरा। 

कार कम सुमाव शुन॒ पेरा॥ 

कवहुँक करि करुना नर देही। 

देत ईस विन हेतु सनेही ॥ 

इस प्रकार भगवानकी अद्दैतुकी कृपासे हमें अधिकार-विशेष 

मनुष्ययोनि--कर्मयोनि प्राप्त हुई है ( अन्य सब तो भोग योनियाँ हैं, 

उनमें जीव केवल अपने प्रारूधकर्मोंका फल भोगता है, नवीन कर्म 

करनेके लिये वह खतनत्र नही है ) | हम मोक्षके द्वारपर खड़े कर 

दिये गये है | अब मुक्तिको प्राप्त करें या द्वारसे वापस छौट आयें, 

यह हमपर निर्मर करता है। हमें खजाचीके ऊपर चेक मिल 

गया और रुपये छाने हम खजाचीके पास जा रहे हैं | रास्तेमें 

हम चेकका दुरुपयोग करे, उसको फाड डाले, जछा डालें तो हमारी 

कितनी मूखता-है । चेकको गतराँ बैठे, फिर रुपये कहाँ ? ठींक इसी 

प्रकार यदि हम मानव-देंहरूपी चेकको ग्राप्त कर प्रमादवश अहल्लार, 

कामना, क्रोध, दवेष आदिके परायण हो मग्वानको प्राप्त न करें तो 

हमें भगवानके आज्ञानुसार शकर-कूकर आदि नीच योनियोंमें मठकना 
पड़ेगा तथा अन्त घोर नरकोंमे जाना पड़ेगा... 

, अहंकारं बल दपे काम क्रोध॑ च संश्रिता। 

मामात्मपरदेहेपु प्रड्िपन्तोषस्यस्ूयका: । 


तानहं. हिपतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्मणुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ 


अल 
अमल 


भगवशघ्ित्तनका प्रभाव ३४१ 


आसुरी योनिमापज्ना मृढा जन्मनि जन्मनि। 


मामप्राप्यैव कौन्तेय तता यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥# 
( गीता १६ । १८-२० ) 


अन्तिम छोकमें भगवानने कहा---“माम्‌ अप्राप्पः---'मुझको न 
पाकर !? इसपर यह प्रश्न होता है कि जब उपयुक्त अछुर खभाववाले 
पुरुषोंकी भगवत्माप्तिकी बात ही क्या, उँची गति भी नहीं मिलती 
केबल आछुरी योनि ही प्राप्त होती है, तव भगवानने 'माम अग्राप्यः 
यह कैसे कद्दा * ध्यानपूर्वक सोचनेसे इन वचनोंमें बहुत रहस्य 
दिखायी पडता है | भगवान्‌ यहाँ खुले शब्दोंमें यह घोषणा कर रहे 
हैं कि मानव-योनिमें जीवको मगव्माप्तिका जन्म-सिद्ध अधिकार है। 
ऐसे अधिकारको प्राप्त करके भी यदि मनुष्य भगवानको प्राप्त नहीं 
करते तो यद्द कितने दुःखकी वात है | वास्तवमें भगवान्‌ जीवकी 
इस दयनीय दशापर यहाँ तरस खा रहे है। इस प्रकार भगवद्वचनोंसे 
यह सिद्ध ढो जाता है कि भगवशद्माप्तेकि हम सच्चे पात्र हैं, 
अतिकारी हैं | यदि इतने दिनतक हम उससे वश्चित रहे तो यह 


+८८वें अहक्लार, व) घमण्ड; कामना और क्रोधादिके पतायण और 
पूसरोंकी निन्‍दा करनेवाले पुरुष अपने और बूसरोंके गरीरमे खित 
मुझ अन्तर्यामीसे देप करनेवाले होते हैं। उन छोप करनेवाले पापाचारी 
और क्रूरकर्मी नराधमोंको में ससार्मे बार-बार आसुरी योनियॉमें ही डालता 
हूँ | हे अर्जुन ! वे मूढ मुझको न आत्त होकर जन्म-जन्ममे आसुरी योनिकों 
प्रात्त होते हैं; फिर उससे भी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ 
घोर नरकौमे पड़ते हैं [? 


३४२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग <ै 


हमारे प्रमादका फल है, हमारी मूर्खताका नतीजा है | भगवान्‌की 
तो हमपर पूर्ण दया है, उनका वरदद्दस्त हमारे मस्तकपर रखा 
हुआ है. तथा वे दर्शन देनेके लिये तैयार है; पर हमारे श्रमादके 
कारण बिलम्ब दो रहा है. | अतएव आवश्यकता इस बातकी दे कि 
हम अपने इस प्रमादको छोडे और अपने जन्मसिद्ध अधिकारको 
प्राप्त कर सदाके ढिये सर्वथा निश्चिन्त हो जाये | 

राजपुत्रका राज्यपर जन्मसे खभावसिद्ध अधिकार है ! बच्चा 
नाबालिग है | गबर्नमेंट कोट ऑब वाडू स (0०७४४ ० ए़ंधाप5 ) 
नियुक्त कर राज्यकी व्यवस्था करती है | बच्चेकी योग्य बनाकर सब 
अधिकार उसको सौंप देती है। परमात्माकी प्राप्ति हमारे बापका 
राज्य है । अतएव उसपर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है । परमात्मा 
हमें योग्य बनाते हैं, सारा ध्योगक्षेम” खयय॑ वहन करते हैं | अतः 
हमारे उद्धारमें चिन्ता ही क्या है। 

लौकिक जीवनमें हम देखते हैं कि यदि राजकुमार, जिसको 
अधिकार प्राप्त होनेवाला है, योग्य न निकले और मार-पीठ, आग 
ठ्गाना, चोरी-जारी आदि कुकर्म करने छंगे तो सरकार उसके 
अधिकारकोी छीनकर उसे कारागृहमें डाल देती है अथवा आवश्यकता 
पडनेपर निर्वांसित भी कर देती है । राजकुमारकौ इस प्रकार 
अधिकारसे वश्चित करने एवं दण्ड देनेसे सरकारको अप्रसन्नता ही 
होती है, पर मयोदाके लिये सब करना पडता है । ठीक इसी प्रकार 
जब हम मोहमें फैंसकर छल, कपठ, अनाचार, व्यमिचार, अत्याचार, 
हिंसा आदि पापकमोंमें प्रदत्त होते हैं तो भगवानको बाध्य होकर 
हमें दण्ड देना पडता है. ( वास्तवमें भगवान्‌का दण्ड-विधान भी 


भगवचिन्तनका प्रभाव ३७३ 


कपासे परिृर्ण होता है | वे यदि मारते भी हैं तो तारनेके लिये ) 
परन्तु भगवान्‌ बडा पश्चात्ताप करते हैं कि इसको परमपद-प्राप्तिके 
लिये मैने सारे साधन दिये, किन्तु यह भजन-ध्यान, सेवा, त्याग आदि 
सत्कर्मोंकी छोडकर विषय भोगेंमिं आसक्त रहा, जिससे भगवआपि- 
रूप अपने अधिकारको खोकर नाना भाँतिकी घोर यातनाओको भोग 
रहा है। 


वर्षामें देखा होगा दीपक जलछाते ही हजारों पतगे चारों ओरसे 
उड-उडकर दीपककी छोपर गिरते हैं और अपने शरीरका उसमें 
हवन कर ठेते हैं | यदि कोई मनुष्य इस प्रकार उनको जलते 
देखकर दया करके दीपक बुझा देता है तो पतंगे दीपक बुतानेवाले- 
की दयाके तत्तको तो समझते नहीं, अतः वे मन-ही-मन उसपर 
बडा क्रोध करते हैं। बोलनेकी शक्ति उनमे है नहीं, यदि हो तो 
उनके क्रोधको, उनके दुःखको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं | पर 
उनको दुःख होता अवश्य है | इसी प्रकार जब हम पतंगोंकी भाँति 
अंधे हो विषयभोगोंमें फंसकर अपना सबबनाश करने लगते हैं तो 
भगवान्‌ हमपर बडी कृपा करके, हमारे परम हितके लिये उन 
भोगोंकी हमसे छीन लेते हैं। पर भगवानकी कृपाको न समझकर 
हम बड़े दुखी होते हैं और कमी-कमी तो क्रोधमें आकर भगवानको 
भला-बुरा भी कह बैठत हैं | दीपक बुनानेवालेकी अपेक्षा भगवानकी 
हमपर अनन्त गुणा अधिक दया है, कपा है---हम इस बातको नहीं 
समझते; इसीसे भोगोंके नाण होनेपर तथा मनके प्रतिकूल अवसरोंपर 
दुखी हो जाते हैं। अतएव प्रतिकूछ एवं अनुकूल सभी परिस्थितियों- 


३७४४ तत्व-चिन्तामणि भाग ६ 


में भगवानूकी अपार कृपाका दर्शन करते हुए शोक, चिन्ता, भय 
आदि नहीं करना चाहिये। 

संसार क्‍या है? एक नाव्य-शाला। सभी प्राणी इस नाव्यशाल्के 
पात्र हैं | भगवान्‌ इस नाव्यशालके खामी है। गम्भीर इृष्टिसे सोचें तो 
भगवान्‌ खामी भी है और नाटकके पात्र भी सब ग्राणियोंके रूपमें वे ही तो 
हमारे साथ खेल रह्दे हैं | भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने ग्याल-बालेंके साथ क्रीडाएँ 
कीं, भगवान्‌ रामने वानर-भालुओंके साथ लीलाएँ कीं | फिर हम तो 
मनुष्य हैं | अतएव सब प्राणियोंके रूपमें अपने खामीको देख सभके 
साथ छुद्ध प्रेमका व्यवहार करना चाहिये | भगवत्कृपाको समझनेका 
यह सीधा उपाय है । 

स्टेज ( मंच ) पर आकर अपना अभिनय दिखानेके लिये सभी 
पात्रोंकी अवसर दिया जाता है | प्रत्येकका समय निश्चित होता है। 
अपने निश्चित समयमें वह जैसा भलछा-बुरा अमिनय करता है, उसीसे 
उसकी सफलता एवं असफलताका निर्णय होता है | हमें भी अपना 
अभिनय दिखानेके लिये समय मिला है | निश्चित समय समाप्त होते 
ही हमें स्टेजसे हट जाना पड़ेगा | अतएव समय बडा मूल्यवान्‌ है । 
वह हाथसे निकछ गया तो न मारछूम फिर कब मिलेगा | छाखों- 
करोड़ों जीव मौका मॉग रहे हैं | न जाने कब हमारा नंबर आवेगा।| 
निश्चित समय निकल जानेपर लाख रुपया देनेपर भी पाँच मिनट 
नहीं मिलेगा । एक सेकेंड भी समय बढ़नेकी गुजाइश नहीं है । 
इसलिये जल्दी-से-जल्दी कार्यकी सिद्धि कर लेनी चाहिये | हमे 
नाव्यशालाके खरामी उस परमात्माको पसन्‍न करनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये | खामी बड़े दयारु हैं, हमपर बडी कृपा करते हैं | वे सब 


भगवश्िन्तनका प्रभाव ३४५ 


भूलोंको क्षमा कर देते हैं | पर हमे छूठटका आसरा कभी भी नहीं 
लेना चाहिये | खामीको अपने कार्यसे प्रसन्‍न करनेके लिये, उसके 
सट्लेतपर नाचनेके लिये कठपुतछी बन जाना चाहिये । अपने 
खामीके सड्ढेतको हम समझते रहें, खामीकी इच्छाके अनुकूल बन 
जायें | यही यथार्थ शरण है, वास्तविक भक्ति है । 


भगवानने श्रीगीताके दसवें अध्यायमें आठवें इलोकसे लेकर 
ग्यारवे इलोकतक प्रमावसहित भक्तियोगका वर्णन किया है । वहाँ 
नवम इल्ोकमें जो भक्तिका खरूप बतलाया है, उसका पालन करना 
ही सच्चे रूपसे भगवानकी शरण होना है | भगवानने बतलाया--- 


मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। 
कथयन्तश्र मां नित्य तुष्पन्ति च रमन्ति च ॥ 
( गीता १० । ९ ) 
(निरन्तर मुझमें मन छगानेवाले और मुझमें ही प्राणोंको 
अरप॑ण करनेत्राले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे 
प्रभावकोी जनाते हुए तथा गुण और प्रभावप्तहित मेरा कथन करते 
हुए ही निरन्‍तर सतुष्ट होते हैं और मुझ बासुदेवमें निरन्तर रमण 
करते हैं ।? 
इस इलोकमें भगवानने पहला पद प्रयुक्त किया---“मच्ित्ता: !-- 
निरन्तर मुझमें चित्त लगानेवा़े | इसका भाव यह कि भक्तोंको 
चाहिये कि नित्य-निरन्तर अपने स्वामी श्रीमगवान्‌का चिन्तन करते 
हुए. बाजीगरके झमूरेकी भाँति सब काम करें | झमूरा सब्र काम 
करता है---चलता है, फिरता है, उछलता है, कूदता है; पर उसका 


३४६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


मन निरन्तर अपने खामी बाजीगरकी ओर छगा रहता है । साथ 
ही उसको यह पूर्णरूपसे ज्ञात है कि जो कुछ हो रहद्दा है, सब 
वाजीगरका खेल है | अतएव किसी घटनाविशेषसे वह बिल्कुल ही 
प्रभावित नहीं होता । इसी प्रकार भक्तको चाहिये कि वह अपनेको 
मदारी श्रीभगवान्‌के हाथका झमूरा समझे और जगतके जितने भी 
व्यापार हैं, सव उस मदारीक्े खेल हैं--ऐसा मानकर किसी भी 
अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितिसे मनमें हथ या उद्देगको स्थान न 
दे | अपनी तन, मन, धन आदि प्रत्येक वस्तुको, जिसपर वह 
अपना अधिकार समझता है, जिसकी उसको ममता है, भगवानके 
अपंण कर दे | 

भगवानूमें अपने चित्तको किस प्रकार छगावे---इसका 
वास्तवमें कोई उदाहरण मिलता ही नहीं । यों समझानेके लिये एक 
अशर्में चकोर पक्षीका उदाहरण दिया जा सकता है | चकोर अपने 
प्रेमास्पद चन्द्रमाको हर समय देखता रहता है। इसी प्रकार हम 
अपने इष्टको मानसिक नेत्रोंसे हर समय देखते रहें । चित्तवृत्तियोंकी 
धारा बंध जाय --प्रभुसे लेकर हमारेतक । कोई दूसरा पक्षी उडा 
और चकोर तथा चन्द्रमाके बीचकी घारामें व्यवधान आ गया। 
चकोर इस व्यवधानकों खीकार कर छेता है, वह मरता 
नहीं | परन्तु हमें तो व्यववान खीकार न करके मरना ही 
खीकार कर छेना चाहिये | एक क्षणका भी व्यवधान हो, 
एक क्षगके लिये भी दूसरी बातका स्मरण हो तो तुरत प्राण 
छटपठाने लगें और वे गरीरसे निकछ जायें | हम जान-बूझकर न 
मरें, जान-बूझरर मरना तो पाप है, पर प्राण खत, शरीरसे निकल 


भगचचिन्तनका प्रभाव ३४७ 


जाये । सच्चा प्रेम तो यही है। यद्दि इतनी तत्परता न हो कि 
व्यवधान पडनेपर प्राण न रहें, तो भी वे उसे अपना लेते हैं। 
किन्तु इस प्रकारकी छूट लेनेवालेकी अपेक्षा न लेनेवाला गौरवका 
पात्र है। यह अमिमान नहीं करना चाहिये कि हम छूट नहीं छेते, 
नहीं तो प्रशको उस अमिमानको दूर करनेके लिये कोई दूसरी 
परिस्थिति उत्पन्न करनी पडेगी, जिससे बाध्य होकर हमें क्षमा 
मॉगनी पड़ेगी | अतएव 'मच्ित्ताः का यही भाव है कि जहॉतक 
हो अपनी ओरसे व्यवधान पडने ही न दे और यदि पड ही जाय 
तो मछलीकी माँति प्राण तड़पने लछगें। यदि ऐसा हो जायगा तो 
फिर प्रभु व्यवधान पडने ही न देगे; क्योंकि यह उनकी प्रतिज्ञा है--- 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते | 
तेपां नित्याभियुक्तानां योगश्षेम॑ वहाम्यहम्‌ । 
(गीता ९ | २२ ) 
“जो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुझ परमेखरकों निरन्तर चिन्तन 
करते हुए निष्काममावसे मजते हैं, उन नित्य-निरल्तर मेरा चिन्तन 
करनेवाले पुरुषोंका योगक्षेम मैं स्त्रयं प्राप्त कर देता हूँ ।? 
भगवानने कद्दा--योगक्षेमम्‌ अहं वहामिः---योग ( अग्राप्तकी 
प्राप्ति ) और क्षेम ( प्राप्तकी रक्षा ) में स्वयं वहन करता हूँ। इस 
प्रकार भगवानकी प्रात्तेके लिये जो-जो आवश्यक वस्तु या साधन 
हमें प्राप्त हैं, सब प्रकारके वित्तन-बाधघाओंसे बचाकर उनकी रक्षा 
करना और जिस वस्तु या सावनकी कमी है, उसकी पूर्ति करके 
स्वयं अपनी प्राप्ति करा देना--इसकी जिम्मेवारी भगवानूने अपने 
ऊपर छी ] अब भला; हमारे उद्घारमें क्या संदेह एवं विलम्ब हो 


३४८ तत्त्न-चिन्तामणि भाग ६ 


सकता है | बस, आवश्यकता हैं केत्र नित्य-निरन्तर अनन्यभावसे 
चिन्तन करनेकी | 

भगवान्‌ने आगे कहा भमद्गतग्राणा:ः---मुझमें ही अ्रा्णोको 
अर्पण करनेवाले | हमछोगेंके प्राण अरीरगत हैं | अरीर गया, प्राण 
गये । पर उपर्युक्त प्रकारफे भक्तोंके प्राणोंके आश्रय भगवान्‌ है; 
जैसे मछलीके प्राणोंका आश्रय जल है| वे भक्त भगवानके लिये 
ही जीते हैं | समस्त इन्द्रियोंसे खाने, पीने, सोने आदिकी जो भी 
चेष्टाएँ होती हैं, सव मगवानऊे लिये होती हैं | उन सब्में उनका 
अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता | फिर आगे कहा--'ोधयन्त, 
परस्परम” 'कथयन्तश्व॒ मा नित्यमः---मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा 
आपसे मेरे प्रभाव और तत्तको जनाते हुए तथा गुण और प्रभावसहित 
मेऱ कथन करते हुर। वास्तवमें समय इस प्रकार ही बीतना चाहिये। 
अब उपर्युक्त प्रकारसे भजन करनेवार्ोंकी गतिका वर्णन करते हैं--- 
'ुष्यन्ति च रमन्ति चः---निरन्तर संतुष्ट होते हैं और मुझ वाछुदेव- 
में ही निरन्तर रमण करते है | पतित्रता ख्री जिस प्रकार केबलमात्र 
अपने पतिमें ही रमण करती है, दूसरा पुरुष उसकी दृष्टिमें रहता 
ही नहीं, उसी प्रकार भक्त नित्य भगवानूमें ही रमण करता है 
अर्थात्‌ प्रेमपूवंक भगवानका ही निरन्तर भजन करता है | वह 
भगवानूके सिवा दूसरी वस्तुको नहीं चाहता। उसके नेत्र जहाँ भी 
जाते हैं, वहीं वह भगवानको ही देखता है । जैसे गोपियोंको सर्वत्र 
श्रीकृष्ण ही दिखायी पडते थे-..भजित देखों तित स्थामर्माः है?, उसी 
प्रकार भक्तको सम्पूर्ण भूतोंमें बासुदेव ही व्यापक दिखायी पड़ते हैं 
जोर सम्पूर्ण भूत बासुदेवके अन्तर्गत | वह 'एकत्वमास्थित ? भजता 


भगवच्चिन्तनका प्रभाव ३४९ 


है अर्थात्‌ मगवानके सिवा और कुछ उसकी इश्मिं रह ही नहीं 
जाता | इस प्रकार उसमें न तो कोई कामना रहती है ओर न किसी 
प्रकारका भय ही । वह तो सर्बथा ग्रेममें बिचरण करता है । 
सारांश यह कि भगवानके गुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्य और नाम- 
रूपका कानोंसे श्रवण करना, वाणीसे कथन करना तथा मनसे मनन 
करना ही भक्तका भगवानमें रमण करना है । 


साधकको चाहिये कि वह अपने साधनमें इतना तत्पर हो 
जाय कि एक क्षणका भी व्यवधान मृत्युके समान बन जाय | ऊँची 
श्रेणीके भक्त किसी प्रकारकी छूठ नहीं चाहते, चाहे प्राण चले 
जायें, मुक्ति न मिले, भगवत्माप्ति न हो । वे मुक्तिके लिये भजन नहीं 
करते, भजनके लिये ही भजन करते हैं |? अतः एक क्षणके लिये भी 
चिन्तन छूठना उनके छिये असह्म हो जाता है । वे भगवानूसे मॉगते 
है तो यही कि हे प्रभो ! एक क्षणका भी व्यवधान न पड़े | हमारी 
ऐसी अवस्था बन जाय कि एक क्षणका व्यवधान सी हम सहन न 
कर सकें। ऐसे प्रेमी भक्त ही मुक्तिकों ठुकरा सकते हैं | पर हर्मे 
अभीतक भजनका रस ग्राप्त नहीं हुआ है | इसीसे हम व्यवधानको 
सहन कर रहे हैं | यदि भजनका रस समझमें आ जाय तो फिर 
क्षणमरके लिये भी भजन छूटे, यह सम्मव नहीं | अतएव हमारी तो 
भगवानसे यद्दी प्रार्थना है कि प्रभो ! हमें ऐसा बना दीजिये कि हम 
आपके चिन्तनमें व्यवधान सहन न कर सकें | बस, इतना होनेसे 
सब काम बन जायगा | 


हिल आ 5... 8. आशा 


३५२ तरब-चिन्तामणि भाग ६ 


योगक्षेम चलछानेके लिये तो वे वचनबद्ध ही हैं । हमछोगोंको तो 
नित्य गीताका अध्ययनाध्यापन और निरन्तर श्रद्धा-प्रेमपूर्वक भगवान्‌का 
भजन-स्मरण ही करना चाहिये ।? 

दोनों भाइयोंने कहा--भाई साहेव ! आपका कहना तो ठीक 
है पर जीविकाके लिये कुछ भी चेष्ठा किये व्रिना भगवान्‌ किसीको 
घर बैठे ही नहीं दे जाते !? बडे भाईने विश्वासके साथ उत्तर 
दिया---“रद्धा-विश्वास हो तो घर बैठे भी भगवान्‌ दे सकते हैं ॥! 
दोनों छोटे भाइयोंने कुछ झुँझलकर कह्ा---भाई साहेव ! बातें 
बनानेमें कुछ नहीं छगता | हमलोग कमाकर खाते हैं, तब बरका 
काम चलता है | आप केवछ पड़े-पडे 'छोक रटना और बडी-बडी 
बातें बनाना जानते हैं | आपको पता ही नहीं, हमलोग कितना 
परिश्रम करके कुछ जुटा पाते हैं| आप जब हमलोगोंसे अछग होकर 
घर चलायेंगे, तब पता छगेगा, तब हम देखेंगे कि बिना जीविकाके 
लिये प्रयत्न किये आपका काम कैसे चढता है |? बड़े भाईने धीरजके 
साथ कदह्ा--“भाई | तुमलोग यही ठीक समझते हो तो बहुत 
आनन्द । मुझे अछ्ग कर दो | मैं किसीपर भाररूप होकर नहीं 
रहना चाहता | भगवान्‌ किस प्रकार मेरा निर्वाह्द करेंगे, इसको वें 
खूब जानते हैं |? इसपर दोनों भाई निश्चिन्त-से होकर वोले---“बहुत 
ठीक है । कछ ही हम सबको अपने-अपने हिस्सेके अनुसार वैँटवारा 
कर लेना चाहिये |? बडे भाईने कहा---'जिस ग्रकार तुमलोग उचित 
समझो, उसी प्रकार कर सकते हो, मेरी ओरसे कोई आपत्ति नही 
है । मैं तो तुम लोगोंकी राजीमें ही राजी हूँ ।? 

दूसरे ही दिन दोनों भाइयेनि, जो कुछ सामान-सम्पत्ति थी, 


योगक्षेमका वहन ३७३ 


सबके तीन हिस्से कर दिये | ब्राह्मण भक्तके हिस्सेमें एक छोठा-सा 
कच्चा मकान, कुछ नकद रुपये और कुछ साधारण गहने-कपड़े तथा 
रसोईके-बतैन वगैरह आये | तीसरे हिस्सेकी यजमानोंकी बति भी 
उनके हिस्सेमें दे दी गयी; पर यजमानोंका यह हाल था ऊल्‍्लि उनके 
पास यदि कोई पुरोहित चछा जाता तो भले ही उनसे कुछ ले 
आता; धर बैठे पुरोहित महाराजको कोई याद नहीं करता। 

इस प्रकार जब तीनों भाई अछहूग-अल्ग हो गये, तब उस 
ब्राह्मण भक्तने अपनी पत्नीसे कहा--मेरे भाश्योंने हमलोगोंको 
जो कुछ भी दिया है, वह्द बहुत ही सनन्‍्तोषजनक है; किंतु अब हमें 
इस बातका पूरा ध्यान रखना चाहिये कि हम केवछ भगवानपर ही 
निर्भर करें | किसीके भी घंर जाकर कभी कुछ भी याचना न करें 
और न किसीके देनेपर ही कुछ ग्रहण करें | भगवान्‌ खय॑ योगक्षेम 
वहन करनेवाले हैं, वे ही हमारा योगक्षेम चलायेंगे | भाइयेंनि जो कुछ 
दिया है, अभी तो उसीसे काम चलाना चाहिये |? 

ब्राह्मणी भी ईश्वरकी भक्त और पतित्रता थी। उसने पतिकी 
बात बड़े आदरके साथ खीकार की । उसने सोचा---“अभी तो 
निर्वाहके लिये कुछ द्वाथमें है ही | इसके समाप्त होनेके बाद खामी 
जैप्ता उचित समझेंगे, अपने-आप ही व्यवस्था करेंगे | 

वे भगवद्धक्त ब्राह्मण प्रातःकाल चार बजे ही उठते और शहर- 
से एक मील दूर एक तालाबपर जाकर शौच-ल्लान करते | फिर 
सन्ध्या-वन्दनके अनन्तर भगवान्‌की मानस-पूजा, जप, ध्यान करके 
सम्पूर्ण गीताक्ना भावसहित अर्थकों समझते हुए पाठ किया करते, 
इसके बाद दिनमें ग्यारह बजे घर लौठकर भोजनादि करते | भोजन 


त० चि० भा० ६--२३-- 


०७ तत्व-चिन्तामणि भाग 


करनेके बाद पुनः दोपहरमें एक बजे वापस वहीं ताढाबपर जाकर 
जप, ध्यान, खाध्याय करते । फिर सायझ्वाछ चार बजे शौच-ख्ान 
करके सन्ध्या-बन्दन करते | तदनन्तर मानस पूजा करके सद्‌ शाल्रों- 
का श्रद्धापूषक खाध्याय करते । सूर्यास्तके बाद भगवानके नामका जप 
और उनके खरूपका ध्यान किया करते थे । अन्तमें रातकी आठ 
बजेके बाद घर लछोटकर भोजन करते और फिर अपनी पत्नीसे 
सदालाप करके दस बजे शयन किया करते । उनकी साध्वी धर्मपत्नी 
भी दोनों समय पतिश्नो भोजन कराकर खयं भोजन करती और 
प्रतिदिन पतिकी नमस्कार करना, उनकी सेवा-जुश्रूषा करना, उनकी 
आज्ञाका पालन करना तथा ईश्वरका भजन-ध्यान करना अपना परम 
कर्तन्य समझती थी । इस प्रकार दोनोंका समय बीतंता था | प्रति- 
दिन व्यय तो होता ही था । कुछ दिनोंमे उनके पास जो कुछ 
रुपये-पैसे थे, सब समाप्त हो गये । पत्नीने खामीसे कहा---रुपये 
सब्र पूरे हो गये हैं |? पतिने पूछा--क्या गहने-कपड़े भी समाप्त 
हो गये ” पतीने कहा--नहीं ।? इसपर ब्राह्मणीने सोचा---अभी 
गहने-कपडोंसे काम चलानेकी खामीकी सम्मति है | अतएव्‌ वह 
उन्हें वेचकर धरका काम चछाने छगी। पर वे गहने-कपड़े भी 
कितने दिनके थे । वे भी समयपर शेष हो गये । फिर एक दिन पत्नीने 
कहा---गहने-कपड़े भी सब समाप्त हो गये हैं |? पतिने कहा--- 
“कोई चिन्ता नहीं, अभी बर्तेन-भोड़े और मकान तो हैं ही । इससे 
ब्राह्मणीने समझा का अभी खामीकी सम्मति मकान और बर्वनोंसे 
आम चडनेकी हैं । उंसेने असन्‍्नतासे मकानको बेच दिया औरंबे 
दूसरें किरोयेके-मर्कानर्म चलें गयें। कुछ : दिन ईसस काम चंलछा'। 


योगक्षेमका चहन रेषपु 


इसके बाद बर्तन-भाँड़े भी वेच दिये, पर उनसे क्‍या होता । अन्तमें 
ब्राह्मणीके पास तन ढॉकनेके लिये एक साड़ी बची और ब्राह्मण 
देवताके लिये एक धोती और एक गमछ। बचा | एश्न दिन ब्राह्मण 
देवता जब चार बजे जंगलकी ओर जाने लगे तो पत्नीने बड़े विनीत 
भावसे हाथ जोडकर निवेदन किया--“खामिन्‌ ! अब सब कुछ शेष 
हो गया है। घर तो किरायेका है, बर्तन-भाँड़े भी सब समाप्त हो 
चुके हैं | केवह आपकी यह गीताजीकी पोथी, धोती, गमछा और 
मेरी एक साडी त्रची है । आज भोजनके लिये घरमें अन्न भी नही 
है | जो कुछ था, कक शेष हो गया |? ब्राह्मणने इसका कुछ भी 
उत्तर नहीं दिया और वे सदाकी भाँति जंगलकी ओर चल दिये। 

सद्दाकी भाँति ही पण्डितजी ताछाबपर गये और शौच-ल्लानसे 
निवृत्त हो उन्होंने सन्ध्या-गायत्रीजप आदि नित्यकर्म किया | उसके 
अनन्तर जब वे गीताका पाठ करने छगे तो उनके सामने वही 
अपना इष्ट हछोक आया--- 

अनन्याथिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 

तेपां नित्याभियुक्तानां योगश्षेम॑ वहाम्यहम ॥ 


(९२२ ) 
उस दिन पण्डितजी इस शछोकको पृढ़कर चोंक पड़े और इसे 


पढ़ते हुए मन-ही-मन विचार करने छगे कि 'माद्धम होता है, इस 
इलोकर्में भगवानके वचन नहीं है, शायद क्षेपक होगा | यदि यह 
मगबानका कथन होता तो मंगवान्‌ क्‍या मेरी सँमाल नहीं करते ? 
मैं तो सर्वया उन्हींपर निर्भर हैँ । उन्होंने आजतक मेरी सुधि जरा 
भी नहीं ली |? ऐसा समझकर ब्राह्मणने उस र्छोकपर हरताल छगा 
दी और वे उस रछोक॑ंकी छोड़कर गीताका पाठ करने ढगें॥; 


इ५दे तत्त्त-चिन्तामणि भाग ६ 


आह्रणदेवताके हृदयके इस भावको देखकर सर्वहददयेखर भक्त- 
वाज्छाकल्पतरु भगवान्‌ तुरंत एक विधार्थके रूपमें घोड़ेपर सवार 
होकर बआक्षणके घर उनकी धर्मपत्नीके पास पहुँचे और मिठाईका 
एक थाछ भेंटमें रखकर पूछने लगे--'गुरुजी कहाँ हैं.” ब्राह्मगपत्नीने 
कद्दा--“यहॉसे एक मीछ दूर एक तालाब है, वे प्रतिदिन वहाँ 
शौच-ल्ान और नित्यकर्के लिये जाते हैं और लगभग ग्यारह बजे 
छौटते हैं | अभी दस बजे हैं, उनके आनेमें एक घटेकी देर है | 
आप कौन हैं और यह मिठाई किसलिये छाये हैं !? विद्यार्थीने उत्तर 
दिया--मैं पण्डितजीका शिष्य हूँ और गुरुजीकी तथा आपकी सेवाके 
लिये यह मिठाई छाया हूँ | इसे आप रख ले |? ब्राह्मणपत्नीने कहां-- 
(पण्डितनी न तो किसीको शिष्य ही बनाते हैं और न किसीकी दी 
हुई कोई वस्तु ही लेते हैं। मुझको भी उन्होंने किसी भी वस्तुको खीकार 
न करनेकी आज्ञा दे रक्खी है | इसलिये मैं किसीकी दी हुई कोई 
वस्तु नहीं ले सकती | इसको आप वापस ले जाइये ।? विधार्थीने 
कहा--“आप जैसा कहती हैं, वैसा ही मैं भी मानता हैँ | वे 
किसीको भी शिष्प नहीं बनाते, यह बात भी सही है | मुझको 
छोड़कर उन्होंने न तो किसीको शिष्य बनाया है और न बनावेंगें 
ही | मुझपर उनकी विशेष कृपा है, इसीसे मुझको उन्होंने शिष्य 
माना है | केवल मैं एक ही उनका शिष्य हूँ, इसके छिये मैं आप- 
को विश्वास दिलाता हूँ |? आह्मणपत्नीने कहा---ौंने तो यह बात 
कभी नहीं घुनी कि उन्होंने आपको शिष्य बनाया है | मैं तो 
जानती हूँ कि उन्होंने किसीको शिष्य बनाया ही नहीं है | फिर मैं 
इस बातकों कैसे मान ढेँ कि आप उनके शिष्य हैं | जो भी कुछ 


योगक्षेमका वहन ३०७ 


हो, मैं इस मिठाईको किसी द्वालतमें मी स्वीकार नहीं कर सकती | 
पण्डितजीके लौठनेपर आप उन्हें दे सकते हैं ।? विद्यार्थीनी कहा-- 
अच्छा, यह थाली यहाँ रक्खी है. और मेरा घोडा भी यहीं बँधा है । 
मैं लौटकर पण्डितजीसे मिल छंगा |? इसपर ब्राह्मणपत्नीने उत्तर 
दिया--“आप इस थालीको वापस ले जाइये, पण्डितजीके आनेपर 
आप फिर छा सकते हैं | मैं पण्डितनीकी आज्ञाके बिना इसको 
किसी भी दवाल्तमें नहीं रख सकती |? किंतु भगवान्‌ तो विचित्र 
ठहरे | वे थालीको वहीं छोडकर चल दिये | चलते समय 
ब्राह्मणपत्ीने पूछा---'अपना नाम-पता तो बत्तता दीजिये, 
जिससे पण्डितजीके आनेपर यद्द मिठाईकी थाली आपके घर वापस 
पहुँचा दी जाय ।? विद्यार्थनी कह्य--“व मुझे जानते हैं| उनकी 
मुझपर अत्यन्त कृपा है; क्‍योंकि मैं उनका एक ही शिष्य हूँ। मेरे 
सिवा दूसरा कोई शिष्य है. ही नहीं। आप कह दीजियेगा कि 
आज प्रातःकाल जिसके मुंहपर आपने हरताल पोती थी, वही शिष्य 
आया था। इससे वे समझ जायेंगे ।? इतना कहकर मगवान्‌ चलते बने । 

एक घटेके बाद पण्डितजी जंगलसे वापस लौटे और घरमें 
प्रवेश करते ही देखा कि एक थाली मिठाईसे भरी रक़्खी है | 
पण्डितजीने कुछ उत्तेजित-से होकर पूछा---“यह मिठाई कहाँसे 
आयी, किसने दी और क्यों रक्खी गयी ? आ्राह्मणपत्नीने हाथ जोड़कर 
विनियपूर्वक उत्तर दिया--'ख्ामिन्‌ | मैंने नहीं रक्डी है । एक 
विद्यार्थी जबरन्‌ इसे रख गया। वह कहता था कि मैं गुरुजीकी 
सेवाके लिये छाया हूँ | इसपर भी मैंने खीकार नहीं किया । परंतु 
वह जबरन्‌ छोड़कर चला ही गया |? ब्राह्मणने कहा--तुम तो 


श्ण्ट तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


इस बातको जानती हो कि मैंने न तो आजतक किसीको शिष्य 
बनाया है और न बनाता ही हूँ ।? पत्नीने कह्य--“यह बात सत्य 
है | मैंने भी उत्तसे यही कहा कि 'न तो पण्डितजीने किसीको 
शिष्य बनाया है, न बनाते हैं और न बनावेंगे |” इसपर उसने मेरी 
बातका समर्थन करते हुए कह कि “मैं इस बातको जानता हूँ । 
गुरुजीने मुझको छोडकर किसीको शिप्य नहों बनाया और न 
बनावेंगे । एकमात्र मैं ही उनका शिष्प हूँ | मुझपर उनकी विशेष 
दया है | इसीडिये मुश्को उन्होंने शिष्य स्वीकार किया है। मैं 
विश्वास दिछ्ता हूँ कि यह मेरी बात सच्ची माननी चाहिये। 
इसपर भी मैंने तो यही कहा कि “मैंने यह कमी नहीं सुना कि 
आपको उन्होंने शिष्य बनाया है | जो भी हो, मैं उनकी आज्ञाके 
बिना यह भेंट नहीं रख सकती, परतु वह रखकर चल दिया |? 
पण्डितजीने कहा--'उसका नाम-पता तो पूछना चाहिये था, 
जिससे उसके घर चीज वापस लौठा दी जाती |? आ्ाह्मणपत्नीने 
कह्दा-मैंने पूछ था, तब उसने यह कह कि मुझ्नको गुरुजी 
जानते हैं । आज प्रातःकाल ही उन्होंने भेरे मुँंहपर हरताल पोती 
है, मुझे इतनी ही देरमें वे थोड़े ही भूछ जायेंगे | आप कह 
दीजियेगा कि जिसके मुँद्वपर आज ग्रातःकाल हरताल पोती थी 
वही आपका एकमात्र शिष्य भेंट दे गया है | बस, इतना कहकर 
वह चला गया और कह गया कि मिठाईकी थाली यहीं रब्खी है, 
मेरा घोडा भी यहां बेंधा हुआ है। में फिर आकर गुरुजीसे मिल देगा ।? 

यह छुनते ही पण्डितजीके रोमाश्थ हो आया और वे गदूगद 
होकर बोले--क्राह्मणी ! तुम धन्य हो | वे तो साक्षात्‌ भगवान्‌ 


योगक्षेमका चहन शेष९ 


थे | तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, जो तुमको उनके साक्षात्‌ दशन 
हुए । मैं अविश्वासी और हतभाग्य हूँ; इसीलिये मुझको उन्होंने 
दर्शन नहीं दिये | मैंने एक दिन भी भूख नहीं निकाली और 
अधीर होकर भगवानके वचनोंपर हरताल पोत दी। गीता खय॑ 
भगवानके मुखसे निकली हुईं है, उसपर हरताछ पोतना सचमुच 
भगवानके मुखपर ही हरताछ छगाना है। आज गीताका पाठ 
करते समय जब यद्द श्लोक आया कि--- 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः परयुपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेस॑ वहाम्यहस्‌ ॥ 
(९।२२ ) 
। >-तंब मुझ अविश्वासीके मनमें भगवानके वचनोंपर 
शड्डा हो गयी कि यदि सचमुच ये भगवानके वाक्य होते 
तोवे निश्चय ही मेरा योगक्षेम वहन करते, यह क्षेपक है । 
ऐसा सोचकर मैंने उसपर हरताछ पोत दी । मैं बड़ा ही नीच, 
पापी और अविश्वासी हूँ। मेरे हृदयमें यदि तनिक भी घैय होता 
तो मैं ऐसा नीच कार्य कम्ती नहीं करता | वे परमदयाद्ध भगवान्‌ 
तो सदा योगक्षेम चला ही रहे हैं । सब कुछ समाप्त होनेके साथ 
ही आ ही पहुँचे | हरताल छगानेके अपराधके कारण मैं उनके 
दरशशनोंसे वच्चित रहा | तुम शुद्ध और अनन्यमक्त -तथा पतिब्रता 
- हो | इसलिये तुम्हें दशन दे यये | 'अब तो जबतक वे नहीं आते 
'तबतेक मुझे चैन नहीं !? इसके बांद उनकी दृष्टि बाहरकी ओर 
गयी तो क्या देखते हैं कि धोड़ेपर भार छदा हुआ है। उन्होंने 
तुरंत जाकर भार उतारा और उसे अंदर छाकर देखने छगे ) उसमे 


३६० तत्त्त-चिन्तामणि भाग 5 


लाखों रुपयोंके रन भरे थे | ब्राह्मण यह देखकर अपने ऊँत्यपर 
पश्चात्ताप करने छगे | वे पुनः गदूगद द्वो गये और प्रेममें तन्मय 
होकर भागवतका यह रलछोक गाने छगे--- 
अहो बकी य॑ खनबकालकझूटं 
जिघांसयापाययदप्पसाध्वी । 
लेभे गति धात्युचितां ततोष्न्य 
कंचा दयालुं शरण ब्रजेम ॥# 
(३।२। २३ ) 
मुझे घिक्कार है. कि ऐसे दीनबन्धु पतितपावन सबका धारण- 
पोषण करनेवाले विश्वम्भर प्रभुपर मैंने झूठा दोष लगाकर अपनेको 
कलक्लित किया | मैं तो अर्थका दास हूँ। यदि सचमुच मैं प्रभुका 
दास होता तो मुझे मोजनाच्छादनकी चिन्ता ही क्यों होती और 
क्यों भगवान्‌ मुझे सतुष्ट करनेके लिये यह रत्न राशि दे जाते | मैं 
वास्तत्रमें यदि मगवानके तत्त्व-रहस्पको जानता, मेरा उनमें सच्चा 
प्रेम होता और मेरे मनमें अर्थदी कामना न होती तो वे मुझे ये 
रत्न देकर क्यों भुछाते । 'यों कदते-कहते ब्राह्मण आनन्दमुस्ध हो गये।? 
बहुत देर होते देखकर आह्मणीने कहा--“भगवान्‌का दिया 
हुआ प्रसाद तो पा लें !? पण्डितजी बोडे--“जब भगवान्‌ यह कह 
गये हैं कि हम भावेंगे तो अब तो उनके आनेपर ही प्रसाद 


॥# आश्चर्यकी बात है कि पापिनी पूतनाने जिस श्रीकृष्णको मारनेकी 
इच्छासे उन्हें स्तनों छगाया हुआ हलाहछर विष पिलाया था) वह भी 
माताके योग्य उत्तम गतिकरो प्रात्त हुई फिर उन भगवानको छोड़कर हम 
और किस दयाल॒की शरणमें जायें ? 


योगक्षेमका चहन ३६१ 


पाऊँगा |? सायझ्ाढ हो गया, पर भगवान्‌ नहीं आये | तब ब्राह्मणीने 
फिर कहा---थअब तो प्रसाद पा लें |! पण्डितनी कब्र माननेवाले 
थे,उन्होंने फिर वह्दी बात कह दी | जब रात्रिके दस बज गये, 
शयनका समय हो गया और भगवान्‌ नहीं आये तब ब्राह्मणीने 
पुनः विनयपूर्वक कहा--'प्रसाद तो पा छीजिये |? ब्राह्मण देवताने 
फिर भी प्रसाद नहीं पाया और दोनों बिना कुछ खाये ही सो गये । 

रातके ग्यारह बजे थे | दरवाजा खटखटाते हुए किसीने बड़े 
ही मधुर खरोंमें पुकारा--गुरुआनीजी ! गुरुआनीजी ! दरवाजा 
खोलिये |! ब्राह्मणदम्पतिको अभी नींद तो आयी ही नहीं थी | 
सुमघुर स्वर तथा गुरुआनीजी सम्बोधन सुनकर ब्राह्मणी चौंक पड़ी 
और आनन्दविहठ होकर बोली--“खामिन्‌ ! लीजिये, आपके 
भगवान्‌ आ गये हैं |? ब्राक्मणने तुरत दौडकर दरवाजा खोला और 
वे भगवानके चरणोपर गिर पड़े | भमगवानने उनको उठाकर अपने 
हृदयसे लगा लिया | उस समय पण्डितजीकी बड़ी विचित्र दशा 
थी | उनका शरीर रोमाश्वित था, नेत्रोंमे आँछुओंकी धारा बह रही 
थी, हृदय प्रफुछित था और वाणी गद्गद थी। फिर भी वे किसी 
तरह धीरज धरकर बोले---“नाथ ! मैं तो एक अर्थका दास हैँ। 
मुझ-जैसे पामरपर भी जो आपने इतनी कृपा की, इसमें आपका 
परम कृपालु खभाव ही हेतु है | यदि मेरे भाव और आचरणोंकी 
ओर ध्यान“दिया जाय तो आपके दरशन तो दूर रहे, मुझे कहीं 
नरकमें मी ठोर नहीं मिलनी चाहिये । मैंने आप-जैसे सर्वथा निर्दोष 
महापुरुषपर दोष लगाया | मुझ-जैसा अथेकामी नीच कोई शायद 


३६२ तत््व-चिन्तामणि भाग ६ 


ही होगा | में तो भर्थक्रे लिये ही आपको भजता था, तभी तो 
आपने मेरे सन्‍्तोपके लिये ये रत्न दिये हैं| में बड़ा भारी सकामी 
हूँ, ब्सील्यि तो मैंने आपको सासारिक योगक्षेम चलानेवाला ही 
समझा, नहीं तो में पारमार्थिक़ योगक्षेमकी ही कामना करता। 
और जो निष्कामभावसे केवलमात्र आपपर ही निर्भर हैं, वे तो इस 
योगक्षेमकी भी नहीं चाहते; किंतु आप तो बिना उनके चाहे द्वी 
उनका योगज्ञेम वहन करते हैं । मुझ-जैसे अभागेमे ऐसी श्रद्धा, ग्रेम, 
विश्वास और निर्भरता कहाँ, जो आप जैसे महापुरुपके हेतुरहिंत 
अनन्य भरण होता |? 

भगवान्‌ बोले--५समें तुम्हारा कोई दोप ही नहीं है | तुम 
तो मुझपर ही निर्भर थे। मेरे आनेमें जो विलम्ब हुआ यह मेरे 
खभावका दोप है पर अमीतक तुमने भोजन क्‍यों नहीं किया !? 
पण्टितनीने कहा---'जब आप कह गये थे कि मैं फिर आकर 
मिह्ँँगा तो बिना आपके आये में कैसे भोजन करता | आप भोजन 
कीजिये, उसके वाद हमलोग भी प्रसाद पायेंगे |! भगवानने कद्दा-- 
नहीं-नहीं, घओे, हमलोग एक साथ ही भोजन करें |? फिर 
ब्राह्मगपत्नीने भगवानूका संकेल पाकर दोनोंकी भोजन कराया | 
ब्राह्मण देवताने अत्यन्त प्रेम-विहल होकर प्रसाद पाया | भोजनके 
ब्राद भगपान्‌ बोले--शतुम्द्दारी जो इप्छा हो सो माँग छो, तुम्दारे 
डिये छुठ भी दुष्ट नहीं ह |' ब्राक्षणने कढ़ा--'जब आप खय 
हैं पत्र गये तो अब मी माँगना बाकी ही रहा क्‍या? नाथ ! में 
नो यही चाहता हूँ कि अब तो मेरे मनमे योगक्षेमकी भी इच्छा न 


दे >> 


रहे जार ग्रेवर श्यामें ही मेरा अनन्य यिश्ुद्ध प्रेम हो |! भगवान्‌ 


योगक्षेमका वहन ६ 


(तथास्तु! कहकर- अन्तर्धान हो गये। इसके बाद ब्राह्मणपत्नीने भी 
प्रसाद पाया | 

इधर, जबसे उन छोटे भाइयोंने अपने ज्येष्ठ भ्राता मगवद्धक्त 
ब्राह्मणको अछ्ग कर दिया था, तबसे वे उत्तरोत्तर नितान्त दद्ठी 
और दुखी होते चले गये | उनकी इतनी हीन दशा हो गयी कि 
न तो उनको कहींसे कुछ उधार ह्वी मिछता थां' और न मॉगनेपर 
ही | जत्र उन्होंने सुना कि हमारे भाई इतने धनी हो गये हैं कि 
उनके द्वारपर सदा याचकोंकी भीड लगी रहती है तो वे भी अपने 
भाईके पास गये । परम भक्त पण्डितजीने भाश्योकी आये देखकर 
उन्हे हृदयसे लगा लिया और उनकी कुशछ-क्षेम पूछी । उन्होंने 
उत्तमें कहा--५आप-जैसे सज्जन पुरुषोंसे अलग होकर हमें 
कुशल कहाँ ? हम तो मुँह दिखाने छायक भी नहीं हैं | फिर भी 
आप हमलोगोंपर दया करके प्रेमसे मिलते हैं, यह आपका सौहार्द 
है |! बड़े भाईने कहा---“नहीं-नहीं मैया ! ऐसा मत कहो । हम तीनों 
सहोदर माई हैं | हमलोग कभी अछग थोड़े ही हो सकते हैं । 
यह तो एक होनहार थी । हमलोग जैसे ग्रेमसे पहले रहा करते थे, 
अब भी हमें वैसे'ही रहना चाहिये | संसारमें 'सहोदर भाईके समान 
अपना हितिषी और प्रेमी कौन है ? तुमछोगोंको छज्जा या पश्चात्ताप 
'न करके पूर्ववत्‌ ही प्रेम करना चोहिये। यह जो कुछ तुम ऐश्वर्य 
देखते हो, इसमें भैया! मेरा क्या है। यह सब श्रीमगवान्‌की 
विभूति है।। जो कोई भी भगवानपर निर्भर हो जाता है, भगवान्‌ 
सब प्रकारसे उसका योगक्षेम वहन करते हैं। जैसे वालक माता- 
पितापर निर्भर होकर निश्चिन्त विचरता है और माता-पिता' ही 'सब 


३६४ तरव-चिन्तामणि भाग 


प्रकारसे उसका पालन-पोषण करते हैं, उसी प्रकार, नहीं-नहीं, 
उससे भी बढ़कर भगवान्‌ अपने भाश्रितका पालन-पोषण और 
संरक्षण करते हैं | यही क्‍या, वे तो अपने-आपको ह्वी उसके समर्पण 
कर देते हैं | अतः तुमलेगोकी--- 

अनन्याश्िन्तयन्तो मां ये जनाः परयुपासते | 

तेपां नित्यामियुक्तानां योगक्षेम बह्ाम्यहम्‌ ॥ 

( गीता ९ । २२ ) 

--इस छोकमें कही हुईं बातपर विश्वास करके नित्य-निरन्तर 
भगवानका ही विन्तन करना चाहिये तथा अर्थ और भावकों समझकर 
नित्य श्रीगीताका अध्ययनाध्यापन करना चाहिये |? 

इसके बाद वे दोनों भाई बडे भाईके साथ रहकर उनकी 
आज्ञाके अनुसार नित्य-निरन्‍्तर जप-ध्यान तथा गीताका पाठ करने छगे 
एवं थोडे ह्वी समयमें भगवान्‌की भक्ति करके भगवत्क्ृपासे भगवानकों 
प्राप्त दो गये । 

यद्द कद्दानी कहाँतक सद्ी है, इसका पता नहीं है; किंतु 
हमें इससे यद्द शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि भगवानपर निर्भर 
द्वोनेपर भगवान्‌ योगक्षेमका वहन करते हैं | अत; हम भी इसपर 
विश्वास करके भगवानपर निर्भर हो जायें | सबसे उत्तम बात तो 
यह है कि नित्य-निरत्तर भगवानका निष्कामभावसे चिन्तन करना 
चादिये | योगश्षेमकी भी इच्छा न करके भगवानमें केबल अद्देतुक 
पिश्लुद्ध प्रेम दो, इसीके लिये प्रयान करना चाहिये | किंतु यदि 
योगलिमकी एी इच्छा हो तो सच्चे--पारमार्थिक योगक्षेमकी इच्छा 
करनी चादिये | अप्राप्की श्राप्तिका नाम ध्योगः है और प्राप्तकी 


योगक्षेमका बहन ३५ 


रक्षाका नाम 'क्षेम' है । पारमार्थिक योगक्षेमका अभिग्राय यह है. 
कि परमात्माकी प्राप्तिके मार्गेमं जहाँतक हम आगे बढ़ चुके हैं, 
उस प्राप्त साधन-पम्पत्तिकी तो भगवान्‌ रक्षा करते हैं और 
भगवानूकी प्राप्तिमें जो कुछ कमी है, उत्तकी भी पूर्ति भगवान्‌ कर 
देते हैं । ऐसा भगवानने आस़ासन दिया है | इस प्रकार समझकर 
और इसपर विज्लास करके भगवानपर निर्भर एवं निर्मय हो जायें; 
भगवश्चिन्तनके सिवा और कुछ भी चिन्ता न करें । 

जो छोग सासारिक योग-क्षेमके लिये मगवानको भजते हैं, वे 
भी न भजनेवालोकी अपेक्षा बहुत उत्तम हैं, क्योंकि मगवानने 
अर्थार्ी, आत॑ आदि भक्तोंको भी।उदार---श्रेष्ठ बतलाया है “उदाराः 
से एवैते? (गीता ७ । १८); और ज्ञानी निष्काम अनन्य भक्तको तो 
अपना खरूप ही बताया है; क्योंकि उस निष्कामी ज्ञानीके एक 
भगवानके सिवा अन्य कोई गति है ही नहीं | 

अतः हमको उचित है कि हम भगवानके निष्काम ज्ञानी 
अनन्य भक्त बनें, क्योंकि ऐसा भक्त भगवान्‌कों अत्यन्त प्रिय है | 
भगवानने कहा दै--- 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविंशिष्यते। 


प्रियो हि ज्ञानिनो5उत्यर्थभह॑ सच मम प्रिय ॥ 
(गीता ७। १७ ) 


“उन भक्तोमि नित्य मुझमें एकीमावसे स्थित अनन्य-प्रेममक्तिवाछा 
ज्ञानी भक्त अति उत्तम है; *क्योंकि मुझको तततसे जाननेवाले 
ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ ओर-वढ ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है।? 

प्र ०त ., 


भमगवन्नामका मुल्य 


'गोखामी तुल्सीदासजीने अपने मानसमें भगवन्नाम-महिमाका 
उल्लेख करते हुए यहॉतक कह्दा है कि कल्युगर्म केवल मगवानके 
नामका ही आधार है | गणिका और अजामिल-सद्श बड़े-से-बड़े 
पापी केवछ नामके प्रभावसे सहजमें ही मुक्त हो गये । श्रीहलुमान- 
जीने इसी नामके प्रभावसे भगवान्‌ श्रीरापकों अपने वशमें कर रक्खा 
है | नामको जीभपर रखनेमात्रसे बाहर और भीतर प्रकाश छा 
जाता है | नामकी महिमा इतनी भपिंक है कि खर्थ भगवान भी 
उसका वर्णन करनेमें असमर्थ हैं--.'राम न सकहिं नाम ग़रुन गाई ।? 
यहाँतक कि भगवान्‌ शिव इस नामकी शक्तिसे द्वी काशीमें समस्त 
जीबोंको मुक्ति श्रदान किया करते हैं | इसी प्रकार श्रीमद्भागवत, 
महाभारत आदि अन्य शात्र भी नाम-महिमासे भरे पड़े हैं, परंतु 


क्या कारण है कि इसके अनुसार नामका प्रत्यक्ष परिणाम देखनेमें 
नहीं आता ० 


इस प्रकारके तर्क॑ उपस्थित करते हुए कई महानुभाव प्रश्न 
किया करते है। इन सबका उत्तर यह है कि प्रत्यक्ष फल न 
दीखनेका कारण भगवानके नाममें श्रद्धाकी कमी है । वस्तु॒तः 
भगवन्नामकी जो महिमा शाल्लोने गयी है, वह उससे कहीं अधिक 
है | नाममहिमाकी कोई सीमा द्वी नहीं है। शाल्र-कथित महिमा 
तो नामसे छाम प्राप्त किये. हुए. ग्रद्वात्याओंके उद्घारमात्र हैं | जिस 


भेगवन्नामका सूल्य॑ ३६७ 


प्रकार ईश्वर और सत्पड़की जितनी महिमा कद्ढी जाय, उतनी ही 
थोडी है, उसी प्रकार नामकी महिमाका जितना वर्णन हो, उतना 
ही थोड़ा है । असल्में भगवन्नामके तत्त, रहस्य, गुण, प्रभाव आदि 
न जाननेके कारण ही उसके प्रति श्रद्धामें कमी है | श्रद्धाके अभाव- 
से तथा कहीं-कही तो श्रद्धासे सबंथा विपरीत अश्रद्धाके कारण 
मनुष्यको ययार्थ छामसे वच्चित रहना पड़ता है | नामकी तो अमित 
महिमा है | ससारके किसी भी पढदार्थके साथ भगत्रन्नामकी तुलना 
नहीं हो सकती | यहाँके जड एवं नाशवान्‌ पदार्थोक्ी लेकर भगवानके 
नामकों तोंडने चेठना तो अपनी अज्ञताका ही परिचय देना है। 


भगवज्नामके प्रभावपर एक दृष्टान्त 

एक बहुत उच्चकोटिके भगवद्धक्त नामनिष्ठ महात्मा थे | उनके 
समीप उनका एक शिष्य रहता था। एक समयकी बात है कि 
वे महात्मा कहीं बाहर गये हुए थे; उसी समय उनकी कुट्यापर 
एक व्यक्ति आया और उसने पूछा--'महात्माजी कहा हैं ” शिष्यने 
कहा---'खामीजी महाराज तो किसी विशेष कार्यवश बाहर पधारे 
हैं। आपको कोई काम हो तो कहिये ।? आगन्तुकने कहा--शमेरा 
छडका अत्यधिक बीमार है, उसे कैसे आरोग्य छाम हो * महात्मा- 
जीकी अनुपस्थितिर्मे आप ही कोई उपाय बतनिकी छूपा करें |! 


शिप्यने उत्तर दिया---'एक बहुत सरल उपाय है---'रामः 
नामको तीन बार लिख ले और उसे धोकर पिंछा दें, बस, इसीसे 
आराम हो जायगा |? ! * 
““< आगन्तुक अपने घर चढछा गंया |« दूसरे दिन वह 


३६८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ५ 


व्यक्ति बड़ी प्रसन्न मुद्रासे महात्माजीकी कुटियापर आया | उस समय 
मद्ात्माजी वहाँ उपस्थित थे | उनके चरणोमिं सा्टाइ प्रणिपात 
करके उसने विनम्र दब्दो्मे हाय जोड़कर निवेदन किया- 
'ल्वामीजी महाराज | आपके शिष्य तो त्िद्ध पुरुष हैं | कलकी 
बात है, मैं यहाँ आया था; उस समय आप कहीं बाहर पघारे हुए 
थे, केवछ ये आपके शिष्य थे | आपकी अनुपस्थितिमें इन्द्दींसे मैंने 
अपने प्रिय पुत्रकी रोग-निइत्तिके लिये उपाय पूछा | तब इन्होंने 
बतछाया कि तीन बार 'राम? नाम लिख लो और उसे धोकर पिला 
दो । मैंने घर जाकर ठीक उसी प्रकार किया और मद्दान्‌ आश्चर्य 
एवं दर्षकी बात है कि इस प्रयोगके करते ही लड़का तुरत उठ 
बैठा, मानो उसे कोई रोग था ही नहीं | 

यह घुनकर महात्मा अपने शिष्यपर बडे रुष्ट हुए और उसके 
हितके लिये क्रोधका नाव्य करते हुए बोले-...अरे मूर्स ! इस 
साधारण-सी बीमारीके लिये तूने राम-नामका तीन वार प्रयोग 
करवाया । तू नाप्रकी महिमा तनिक भी नहीं जानता | अरे, एक 
बार ही नामका उच्चारण करनेसे अनन्त कोटि परापोंका और भवरोग- 
का नाश हो जाता है और मनुष्य अनामय परमपदको प्राप्त हो 
जाता है। तू इस भाश्रममें रहने योग्य नहीं । अतः जहाँ तेरी 
ईछाही, चछा जा ! इसपर शिष्यकी ऑोंमें ऑसू आ गये और 
उसने अपने गुरुदेवसे बहुत अनुनय-विनय की | संत तो नवनीत- 


हृदय होते ही हैं, ऊपरसे भी पिघल गये और उसके अपराधको 
क्षमा कर दिया। 


इसके पश्चात्‌ महात्माजीने चम-चम करता हुआ एक छुन्दर 


भगवन्नामका सूल्य ३६९, 


चमकीला पत्थर कहींसे निकाला और उसे शिष्यके हाथमें देकर 
कहा---“त्‌ शहरमें जाकर इसकी कीमत करा छा | सावधान | इसे 
किसी कीमतपर भी वेचना नहीं है, केवल कीमत भर ऑँकवानी है। 
कौन क्‍या कीमत ऑकता है, इसे लिखकर छोट आना |! 

शिष्य उसे लेकर बानार चछ दिया। सबसे पहले एक साग 
वेचनेवाठी मालिन मिली । उसने उसे पत्थर निकाछकर दिखलाया 
और पूछा---त्‌ इसकी अधिक-से-अधिक क्या कीमत दे सकती है ” 
साग चेचनेत्रालीने पत्थ/की चमक और सुन्दरता देखकर सोचा “यह 
बड़ा अच्छा पत्थर है | वच्चोंके खेलनेके लिये बडी छुन्दर वस्तु है । 
बद बोली---'इसकी कीमतमें सेर-डेढ़-सेर मूली, आत्ू या जो साग 
तुह्हें पसंद दो, ले सकते हो |? “बेचना नहीं है? कहकर शिष्य 
आगे बढा तो एक बनियेसे भेंट हुई । उसने पूछा--५सेठजी ! इस 
पत्थस्का मूल्य आप क्‍या दे सकते है ” बनियेने बिचार किया, 
पत्थर तो बडा ही सुन्दर तथा चमकीछा है और खूब वजनदार भी 
है| अतः सोना-चाँदी तौलनेमें इसका अच्छा उपयोग हो सकता 
है| उसने कहा--एक रुपया दे सकता हूँ ।? उसे इन्कार करके 
शिष्य आगे चछा तो एक सुनारकी दूकानपर पहुँचा | छुनारने 
देखकर विचार किया कि यह तो अपने बड़े कामकी चीज है | 
इसे तोडकर बहुत-से पुखराज बनाये जा सकते हैं | अतः उसने 
कहा--“अधिक-से-अधिक एक हजार रुपयेतक मैं दे सकता हूँ | 

बेचना नहीं है? कहकर शिप्य बड़े उत्साहसे अग्रसर हुआ 
और एक जौहरीकी दूकानपर पहुँचा । पहले गुरुदेवके पाससे. चला 
था, तब तो उसे किसी जीहरीके पास जानेका साहस ही नहीं था; 


त० चि० भा० ६-२५४--- 


३७० तत्च-चिन्तामणि भाग ६ 


पर ज्यों-ज्यों उस पत्पप्के मूल्यमें वृद्धि होती गयी, त्थों-हीज्यों 
उसका साहस भी बढ़ता गया | अब उसकी दृष्टि भी बदल गयी। 
उसकी मान्यता, जो एक साधारण चमकीले पत्थरवी थी, नष्ट हो 
गयी । जौहरीको दिखछाकर उसकी कीमत पूछी । जोहरीने विचार 
किया तो उसने उसे हीरा समझा और वह उसके मृल्यमें एक छाख 
रुपये देनेको तैयार हो गया | परंतु बेचना तो था नहीं। अतः 
शिष्य उसे भी वही उत्तर देकर उच्च कोठिकि जोद्रियोंके पास 
पहुँचा | सबने मिछकर उसकी जॉच की और पॉच करोड रुपये 
उसकी कीमत ऑकी | तत्पश्चात्‌ वह शिष्य राजाके पास गया। 
राजा साहबने शिष्यको बड़े आदरसे बिठछाया और मुख्य-मुख्य 
सभी बडे जौद्दरियोंकी बुछाकर उस रत्नका मूल्य ऑँकनेके ल्यि 
कहा | सबने विचार-बिमर्शके अनन्तर आश्चर्य प्रकट करते हुए 
कहा---'महाराज | हमने तो ऐसा रत्न कभी देखा ही नहीं । 
इसलिये इसकी कीमत ऑँकना हमलोगोंकी बुद्धिसे परेकी वात दै । 
हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि यदि आप अपना सम्पूर्ण राज्य 
भी दे दें तो चह भी इसके मूल्यमें पर्याप्त नहीं |? 

मह[राजने शिष्यसे पूछा--'ऐसा अनुपम रक्ष तुम्हें. कैसे 
मिछा ” शिष्यने उत्तर देते हुए कद्दा--५इसे मेरे गरुरुदेवने मुझे 
देकर केवल मूल्य अँकवानेके लिये ही भेजा है, पर वेचनेकी आज्ञा 
नहीं है. |! राजा साहबने बड़े बिनम्न शब्दोंमें कहा---“इसका मूल्य 


भेरे राज्यसे भी अधिक है | यदि तुम्हारे गुरुजी इसे बेचना चाहें 
तो इसके बद्लेमें में अपना सारा राज्य सहर्ष दे सकता हूँ । तुम 
पूज्य स्वामीजीसे पूछ लेना |” खामीजी उच्च कोटिके महात्मा हैं, 


भ्ंगचन्नामका सूल्य ३६७९ 


इस बातको सभी जानते थे। अतः सबने बड़े आदर-सत्कारके 
साथ उस शिप्यको वहॉँसे विदा किया | 

शिप्यने महात्माजीके पास लौटकर सारी कहानी उन्हें सुना 
दी और अन्‍न्तमें कद्ा--“गुरुदेव | मेरी तुष्छ सम्मति तो यह है. 
कि जब राजा साहब इसके मूल्यमें अपना सारा राज्य ही दे रहे हैं, 
तब तो इसे बेच ही डालना चाहिये |? महात्माजी बोले-....इसके 
मूल्यमें राज्य भी कोई वस्तु नहीं | अभीतक इसके अनुरूप इसकी 
कीमत नहीं ऑकी गयी ।? शिष्यने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा--- 
(राज्यसे बढ़कर और कीमत हो ही क्‍या सकती है. ” महात्माजीने 
कहा--'यहाँ कोई लोहेकी बनी वस्तु मिल सकेगी क्‍या ?? शिष्यने 
उत्तर दिया--८जी हाँ, आश्रममें कुछ यात्री आये हुए हैं; उनके 
पास तबा, चिमठा, सेंडसी आदि लछोहेके पर्याप्त बर्तन हैं । आज्ञा हो 
तो उनमेंसे कुछ ले आऊँ ?? महात्माजीने कह्ा--(हाँ, ले आओ |? 

शिष्य कई लोह-निर्मित बस्तुएँ ले आया | महात्माजीने ज्यों 
ही उनसे पत्थरका स्पशी कराया, त्यों ही वे सारे लौह-पात्र देखते- 
दी-देखते झुद्ध सोनेके बन गये | यह देखकर शिष्यको बड़ा आश्चर्य 
हुआ | उसने चकित होकर पूछा--“यह तो बड़ी विलक्षण वस्तु 
है; यद्द क्या है, गुरुदेव ”” महात्माजीने उत्तर दिया--“यह वह 
स्पर्शमणि ( पारस पत्थर ) है, जिसके स्पर्शमात्रसे ही लोद्ा सोना 
बन जाया करता है | भरा, अब तू द्वी बता कि इसकी कीमत 
कितनी होनी चाहिये ।? शिष्य बोला---५संसारमें अधिक-से-अधिक 
कीमत सोनेकी ठहरायी जाती है और वह कीमत इससे उत्पन्न 
होती है. फिर इसका मूल्य कैसे आँका जाय |? 


३७२ तत्व-चिन्तामणि भाग <े 


महात्माजी---'मगवन्नामका मल्य तो इससे भी बढ़कर हैं । 
क्योंकि यह पारस तो जड पदार्थ हैं; इससे केत्रढ जड़ पदार्वोकी 
दी प्राप्ति हो सकती है, सचिदानन्द परमात्माकी नहीं | अतः कि्ती 
भी सासारिक पदार्वके साथ भगवान नामकी तुलना करना स+पा 
अनुचित है | इनकी तुछना करनेव्रा पारसकों सेर-3ढ-सेर मूछी, 
आढके गाकमें वेचनेकी मूर्खता करनेवालेसे कम मूर्ख नहीं | जिस 
प्रकार पारसको न पदचाननेत्राला व्यक्ति उससे तुच्छ पदार्थ लेकर 
सदा कंगाल बना रहता हैं, उसी प्रकार राम नामजे महत्तकों न 
जाननेवाला भी प्रेम और भक्तिकी इश्सि सद्ेव दरिद्र ही रहता हं | 
तू भगवन्नामके प्रभाव और तत्त्व-रहस्यकों नहीं जानता, इसीडिये 
एक साधारण-से रोगके लिये तूने राम-नामका तीन बार प्रयोग 
करवाया । जिस नामके प्रभावसे मयदधर भवरोग मिट जाता है, उसे 
मामूछी रोगनाञके लिये उपयोगमें छाना सर्वथा अब्ञता है | तेरी इस 
अज्ञताको मिठानेके लिये ही तुझे पारस देकर भेजा था |? यह छुन- 
कर णिष्य भगवन्नामका प्रभाव समझ गया और अपनी भूलछके लिये 
बार-बार क्षमा-याचना करने लगा | 


इस कहानीसे दमलोगोंकी यद्द शिक्षा मिलती हे कि पारसके 
प्रभावसे अनभिज्ञ व्यक्तिको यदि पारस मिल जाय तो बह उसे 
अज्ञतावश दो-ही-चार रुपयेमें बेच सकता है| यदि थे महात्मा 
शिप्यको ठीक मूल्यपर पारस बेचनेको कह देते तो बह अधिक:से- 
अधिक पाँच-सात सेर आह या एक-दो रुपयेमें अवश्य बेच आता 
और इसे ही वह अधिक मूल्य, समझता | इसी प्रकार जो मनुष्य 


भगवन्नामका सूल्य ३७३ 


भगवन्नामके प्रभावको नहीं जानते, वे उसे स्त्री, पुत्र, धन आदिके 
बदलेमें बेच डालते हैं | 
सगवस्नासका रहस्य 

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि भगवानके नाममें पार्पोंको 
नाश करनेकी वडी भारी शक्ति है । “नाम अखिल अध पुज नसावन? 
यह उक्ति स्वेथा सत्य है; परंतु छोग इसका रहस्य नहीं जाननेके 
कारण इसका दुरुपयोग कर बैठते हैं | वे सोचते हैं कि नाममें 
पाप नाशकी महान्‌ शक्ति है ही; अभी पाप कर छें, फिर नाम 
लेकर उसे धो डालेंगे । यह सोचकर वे अधिकाधिक पापयद्डुमें 
फसते ही चले जाते हैं | वे यह नहीं विचारते कि यदि वास्तवमें 
उनकी यह मान्यता ठीक हो तत्र तो नामका जप पापोंका त्रिनाशक 
नहीं, प्रद्युत वृद्धि करनेवाला ही सिद्ध हुआ। क्‍योंकि फिर तो 
सभी छोग नामका आश्रय लेकर मनचाहा पाप करने ढगेंगे और 
इससे वर्तमान काछकी अपेक्षा भविष्यमें पापोंकी संख्या बहुत अधिंक 
बढ़ जायगी । जिस प्रकार पुलिसकी पोशाक पहनकर चोरी करने- 
वाला अन्य चोरकी अपेक्षा अधिक दण्डनीय होता है, उसी प्रकार 
भगवन्नामकी ओठट लेकर पाप करनेवाला व्यक्ति अधिक दण्डका पात्र 
हो जाता है, क्योंकि उसके पाप बज्जलेप हो जाते हैं, बिना भोगे 
उनका त्रिनाश नहीं होता। नामकी आड लेकर पाप करना तो 
नामके दस अपराधोमेंसे एक नामापराध है | नामके दस अपराध 
ये हैं... 

सन्निन्दासति नामवेभवकथा श्रीश्ेशयोभेंद्धी- 
रथ्रद्धा श्रुतिशाखदशिकशिरां नाम्न्यथवादेभ्रमः 


३७७ तक््य-चिन्तामणि भाग ६ 


नामास्तीति निपिद्धवृत्तिविहितत्यागी हि धर्मान्तरें! 
साम्य॑ नाप्नि जपे शिवस्य च दरेनामापराधा दश ॥। 

१-सत्पुरुप--ईश्वस्के भजन-ध्यान करनेंवाढॉंकी निनन्‍्दा, २- 
अश्रद्वालुओंमें नामकी महिमा कहना, ३-विष्णु और गिवके नाम- 
रूपमें भेद-बुद्धि, 9-५-६-वेद-आख्र और ग्रुरुके द्वारा कहे हुए 
नाम-माहात्म्यमें अविश्वास, ७-हरिनाममें अर्थवादका भ्रम अर्थात्‌ 
केबल स्तुतिमात्र है ऐसी मान्यता, ८-०-नामके बलपर बिद्वितका 
त्याग और निषिद्धका आचरण और १०-अम्य धर्मोत्ते नामकी तुलना 
यानी शास्रतिद्वित कर्मोंसे नामकी तुलना-ये सत्र भगवान्‌ गित्र और 
विश्णुके नाम-जपमें नामके दस अपराध हैं ॥? 

इन दस अपराधेंसे अपनेकी न बचाते हुए जो नामका जप 
करते हैं, वे नामके रहस्यको द्वी नहीं समझते | 

तथा वाणीके द्वारा नाम जपनेकी कपेक्षा मससे जपना सौ- 
गुना अधिक फच्दायक है और वह मानसिक जप भी श्रद्वा-प्रेमसे 
किया जाय तो उसका अनन्त फल है; तथा वही गुप्त और निष्फाम 
भावसे क्रिया जाय तो शीत्र द्वी परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला है | 
अतः इस रहस्यकी भलीमाँति समझकर भगवन्नामका आश्रय डेना 
चाहिये। 

भगवन्नामका तन 

असढमें नाम और नामीमें कोई भेद नहीं है | वे मित्र होते 
हुए भी सर्वेधा अभिन्न हैं | गीतामें भगवान्‌ कहते हैं--..'यज्ञानां 
जपयज्ञोअत्िः (१०) २५)। 'स्र यज्ञोमें जपयज्ञ मैं हूँ--.अर्थात्‌ 


भगवन्नामका मूल्य ३७५ 


अन्य समस्त यज्ञ तो मेरी प्राप्तिके साधन हैं, पर जप्यज्ञ ( नाम-जप ) 
तो खयं मैं ही हूँ। जो इस तत्तको हृदयड्रम कर लेता द्ै--ठीक- 
ठीक समझ लेता दे वह नाप्को कभी भूल नहीं सकता । 
मगवन्नामके गुण 

जो नित्य-निरन्‍्तर मगवानके नामका जप करता रहता है, वह 
सहुणोंका समुद्र बन जाता है। जिस प्रकार सागरमें अनन्त जल- 
राशि होती है, उसी प्रकार उसमे अनन्त सह्गुण आ जाते हैं। 
श्ससे सिद्ध होता है कि नाम बीजकी तरह है | जैसे बीजके बो 
देनेपर उसमेंसे फ्ठकर अड्डूर उत्पन्न होता है एवं बही पृष्चित और 
पल्‍लबित होकर विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही नाम जपनेवालेमें 
अनायास ही सारे सहुणोंका प्रादुर्माब हो जाता है | 

इसके लिये मनुष्यकोी भगवन्नामके गुण, प्रभाव, तत्त्त और 
रहस्यकी समझना चाहिये । इस प्रकार समझनेसे ही उसकी नाममें 
परम श्रद्धा द्वोती है और श्रद्धासहित किया हुआ जप ही तत्काल 
पूर्ण फल देता है | अतः भगवानके नाममें अतिशय श्रद्धा उत्पन्न 
हो, इसके लिये हमछोगोंकोी सत्पुरुषोंका सब्र करना चाहिये। 
सत्पुरुषोंका सज्ञ न मिलनेपर हमें सत्‌-शाल्तोंका--जिनमें भगवान्‌ 
और उनके नामके तक्त, रहस्य, गुण, प्रभाव, श्रद्धा और प्रेमकी बातें 
बतायी गयी हों---अनुशीडन करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे 
भगवन्नामर्मे श्रद्धा-परेम उत्पन्न हो जाता है; और किये हुए जपका 
फल भी, जिसका शात्रोंमें वर्णन है, तत्काल प्रत्यक्ष देखनेमें आ 


सकता है | 
हु (१-<अक की आफ 


श्रीमद्भागवतमें विशुद्ध भक्ति 
श्रीमद्भागवत अलौकिक ग्रन्थ है. | इसमें वर्णाश्रमधर्म, मानव- 
धरम, कर्मयोग, अछटाड्रयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग आदि भगवजपि- 
के सभी साधनोंका बड़ा विशद वर्णन है; परतु ध्यानसे देखा 
जाय तो इसमें भगवानकी भक्तिका ही विशेषरूपसे निरूपण किया 
गया है। साधन और साथ्य दोनों प्रकारकी भक्तिका वर्णन है । 
प्रन्यका आदि, मध्य और भ्न्त भक्तिसे ही ओतग्रोत है | पहले ही 
स्कन्धमें कहा गया है--. 
स वे पुंसां परो धर्मों यततो भक्तिरघोशजे। 
तुक्यप्रतिहता ययाउतत्मा संप्रसीदति ॥ 


(१।२।६) 
'मनुष्योका सबसे उत्तम धर्म--परमधर्म वही है, जिससे 


श्रीमद्भागवतर्म विशुद्ध भक्ति ३७७ 


श्रीहरिम निष्काम और अव्यमिचारिणी भक्ति हो | भमक्तिसे आनन्द- 
खरूप भगवानको ग्राप्त करके ही हृदय ग्रफुछित होता है ॥ 
इसी प्रकार १२ वे स्कन्घके अन्तमें कहा गया है--- 
भवे भवे यथा भक्ति; पादयोस्तव जायते। 
तथा कुरुष्व देवेश नाथसरत्वं नो यतः प्रभो ॥ 
नामसड्डीतेन॑_ यस्थ सर्वपापप्रणाशनम । 


प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्‌ ॥ 
(१३ । २२-२३ ) 


हे देवदेव | हे प्रभो ! आप ही हमारे खामी हैं । ऐसी कृपा 
कीजिये, जिससे जन्म-जन्ममें आपके चरणकमलेम हमारी भक्ति 
होवे । जिनका नाम-सड्लीर्तन सारे पापोंका नाश करनेवाछा है. और 
जिन्हे क्षिया हुआ प्रणाम समस्त दुःखोंको शान्त कर देता है, उन 
परमेधर श्रीहरिको मैं नमस्कार करता हूँ ।? 

भक्तिकी महिमा कहते हुए खयं मगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने उद्धवजीसे 
यहॉतकु कह दिया है--- 

न साधयति मां योगो न सांख्य॑ धर्म उद्धव । 

न खाध्यायस्तपसत्यागों- यथा भक्तिमेसोर्जिता ॥ 

भक्त्याहमेकया ग्राह्म; श्रद्धयाउत्मा प्रियः सतास्‌ । 

भक्ति; पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌।। 

धरम) सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता। 

मद्धवत्यापेतमात्मानं न सम्पक प्रपुनाति हि ॥ 

कथ॑ पिना रोमहपे द्रवता चेतसा विना। 

विना55नन्‍्दाश्रुकलया शुष्येद्‌ मक्त्या विनाइड्शय॥ 


३७८ तत््व-चिन्तामणि भाग दि 


चागू गद्वदा द्रवते ये चित्त 
रुदत्यमीए्णं॑ हसति कचिय्र । 
विलज्ज उद्धवायति नृत्यते च॑ 
मद्भधक्तियुक्तो झुवन पुनाति॥ 
यथाप्रिना हेम मल जहाति 
ध्मातं पुनः स्व॑ सजते च रूपम्‌ । 
आत्मा च कर्मानुशयं विधूय 
मद्क्तियोगेन भजत्यथो मात ॥ 
(११। १४। १०-२५ ) 
“उद्धव ! मेरी बढ़ी हुईं भक्ति जिस अ्रकार मुन्नकी सहज ही 
प्राप्त कता सकती है उस श्रकार न तो योग, न ज्ञान, न धर्म, न 
वेदोंका खाष्याय, न तप और न दान ही करा सकता है | मैं संतोंका 
प्रिय आत्मा हूँ । एकमात्र श्रद्धासम्पन्न भत्तिसे ही मेरी प्राप्ति छुलभ 
है | दूसरोंकी तो बात ही क्या, नातिसे चाण्डाछादिकों भी मेरी 
भक्ति पवित्र कर देती है | मनुष्यों सत्य और दयासे युक्त श्रम हो 
तथा तपस्यासे युक्त विदा भी हो; परन्तु मेरी भक्ति न द्वो तो वे धर्म 
और विद्या उनके अन्तःकरणको पूर्णरूपसे पत्रित्र नहीं कर सकते । 
मेरे ग्रेमसे जबतक शरीर पुरूकित नहीं हो जाता, हृदय द्रब्रित नहीं 
दो उठता, भानन्दके ऑँसुओंकी श्डी नहीं लग जाती, तत्रतक मेरी 
ऐसी भक्तिके त्रिना अन्तःकरण कैसे शुद्ध दो सकता है । भक्तिके 
आवेशमें जिसकी वाणी गद्गद हो गयी है, चित्त द्रवित हो गया है, 
जो कभी रोता दै, कभी हँसता है, कमी सझ्लोच छोड़कर उँचे 
ख़रसे गाने छगता है. और कभी नाच उठता है--ऐसा मेरा भक्त 


श्रीमद्भागवतम विशुद्ध भक्ति ३७०९ 


खय॑ पवित्र हो इसमे तो कहना ही क्या; वह्द समस्त लोकोंको पवित्र 
कर देता है | जिस प्रकार अग्निसे तपाये जानेपर सोना मैलको त्याग 
देता है और पुनः तपाये जानेपर अपने खच्छ खरूपको प्राप्त हो 
जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी मेरे भक्तियोगके द्वारा कर्मवासनासे 
मुक्त होकर फिर मुझ मगवानको ग्राप्त हो जाता है |? 
भक्तिसे भगवान्‌ वशमें हो जाते हैं । वे कहते हैं. 
अहँ. भक्तपराधीनो छास्वतन्त्र इवं हज | 
साधुमिग्रेस्तहदयो भक्तेमक्तजनप्रिय) ॥। 
नाहमात्मानमाशासे मद्धक्तेः साधुभिरषिना | 
श्रिय॑ चात्यन्तिकी ब्रह्मन्‌ येणं गतिरहं परा॥ 
ये दारागारपुत्राप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिम परस्‌ | 
हित्वा मां शरणं याताः कं तांस्त्यवतुप्नुत्सहे ॥ 
मयि निबंद्धहदया। साधवः समदशना। । 
वशीकुर्षेन्ति मां भकत्या सत्ख़ियः सत्पति यथा ॥| 
साधवो हृदय मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम। 
मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ 


(९ | ४ | ६३-६६ ६८ ) 
मैं सवेथा भक्तोंके अधीन हूँ और अखतन्त्रकी तरह हैँ। मेरे 


साधुद्दय भक्तोने मेरे हृदयकी अपने हाथमें कर रक्खा दै | मैं उन 
भक्तोंका सदा ही प्यारा हूँ | ब्रह्मन्‌ | अपने भक्तोंका एकमात्र आश्रय 
मैं ही हूँ । उनको और किसीका आश्रय है. ही नहीं | इसलिये 
अपने उन साधुखभाव भक्तोंकी छोडकर न तो मैं अपने आपको 
चाहता हूँ और न अपनी अद्धा्डिनी विनाशरदिता लक्ष्मीको ही। जो 


३८० तत््क-चिन्तामणि भाग ६ 


मेरे मक्त अपने स्री, पुत्र, घए कुटुम्तरी, प्राण, धन; इृदठोक और 
परछोक--सबको छोडकर केवछ मेरी शरणमें आ गये हैं, भछा उन 
भक्तोंको मैं छोडनेका विचार भी कैसे कर सकता हूँ। जिस प्रकार 
सती स्नरी अपने पातित्रत्यसे सदाचारी पतिकों बशमें कर लेती है, 
वैसे ही अपने हृदयकों मुझमें ग्रेम-बन्धनसे बाँध रखनेवाले वे 
समदर्शी साधु पुरुष भक्तिके द्वारा मुझे अपने बशमें कर लेते हैं । 
अधिक क्या कहूँ----वे मेरे प्रेमी साधु पुरुष मेरे हृदय हैं और मैं उन प्रेमी 
साधुओंका हृदय हूँ । वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नद्वीं जानते तथा मैं 
उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता |? 

एक जगह तो भगवानूने यहॉतक कह दिया है--- 

अनुब्र॒जाभ्यहं॑ नित्य॑ पूर्येयेत्यडप्रिरेणुभि ॥ 

(११५। १४। १६ ) 

#ैं उन भक्तोंके पीछे-पीछे सदा इसलिये फिरा करता हूँ कि 
उनकी चरणरजसे पवित्र हो जाऊँ | 

सचमुच भक्तिकी ऐसी द्वी महिमा है | भक्ति ऐसी अवुपम 
वस्तु है कि यह जिसके पास द्वोती है, वह जो कुछ चाहता है, वही 
उसे मिल जाता है | भगवानने श्रीमद्भगत्रद्वीतामें कहा है--- 


भकक्‍्त्या त्वनन्यथा शकक्‍्य अहमेब॑पिधो5र्णुन । 
ज्ञातुं द्रष्ट च तसेन प्रवेष्ड॑ च परंतप ॥ 


(११।५४ ) 
'पप्रल्तु हे परंतप अर्जुन ] अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार 


चतुमुज रूपवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तललसे जाननेके लिये 


श्रीमद्भागवतमे विशुद्ध भक्ति ३८१ 


. तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एवीमावसे प्राप्त होनेके लिये भी 
शक्य हूँ |? 

भगवानूकी प्रेमलक्षणा भक्ति ऐसी ही है | श्रीमद्भागवर्में इसी 
प्रेमलक्षणा भक्तिका तथा इसे प्राप्त करानेवाली वैधी भक्तिका बडा 
ही छुन्दर वर्णन है | 

श्रीमद्धागगनतका दशम स्कन्ध तो भक्तिसे भरपूर है । भगवानकी 
विविध लीलाओोंका अत्यन्त सुमधुर वर्णन होनेसे उसके पढ़ने-सुननेमें 
वडा ही रस आता है | इस दरशम स्कन्‍्धर्में भगवानूकी कुछ ऐसी 
लीलाओंका वर्णन है, जिन्हे पढ़कर अज्ञलेग भगवानूपर लाम्छन 
लगानेसे नहीं चूकते | वे कहते है, भगवान्‌का तो प्रत्येक कार्य 
आदशेरूप है; फिर उनके लिये चोरी, कपट, काम, रमण भादिके 
प्रसज्ञ कैसे आते हैं | वास्तवमें बात ऐसी नह्ढी है | झूठ-कपट और 
चोरी- मारी आदि दोष तो उन मनुष्यों मी नहीं रह सकते, जो अनन्य 
मनसे भगवान्‌का स्मरण करने छगते हैं | फिर साक्षात्‌ भगवानमें तो 
ऐसे दोषोंकी कल्पना ही क्योंकर की जा सकती है । भगवान्‌का तो 
अवतार ही हुआ था-साघुओंका उद्धार, दुष्टोंके लिये दण्ड-विधान 
और धर्मकी सस्थापना करनेके लिये | वे ऐसा कोई काम करते ही 
कैसे जिससे साधुओंके बदले दुष्टोंके दुराचारको प्रोत्साहन मिलता 
तथा धर्मकी जड़ उखडती ? भगवानने खयय॑ अपने श्रीमुखसे 
धोषणा की है--- | 

यचदाचरति.. श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरतो. जनः । 

स॒ यत्ममाणं कुरुते लोकसदलुबतंते ॥ 


३८२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


न मे पार्थास्ति कर्तेच्य॑ त्रिपु लोकेपु क्रिंचन | 

नानवाप्तमवाप्तव्य॑व्ते एवं च कमणि ॥ 

यदि ह्ाहं न बरतें जातु कमण्यतन्द्रितः 

मम॒चर्त्मलुपतेन्ते मरुष्या। पार्थ स्ेशः) ॥ 

उत्सीदेयुरिमि लोका न छुयो कम चेदहम्‌ | 

संकरसय च कतो स्थाप्ुपहन्यामिमा। प्रजा; ॥ 

सक्ता। कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत | 

कुर्याद विद्वांसथासक्तश्रिकीपुलेकिसंग्रत्म ॥ 

( गीता ३ | २१-२५ ) 

श्रेष्ठ पुरुष जो-जो* आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैत्ता- 
वैसा ही आचरण करते हैं | वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त 
मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बरतने लग जाता है | दे अर्जुन 
मुझे इन तीनों छोकोमें न तो कुछ कर्तैन्य है तथा न कोई भी प्राप्त 
करने योग्य वस्तु अग्राप्त है, तो भी में कर्ममे द्वी बरतता हूँ; क्योंकि 
हे पार्थ ! यदि कदाचित्‌ मैं सावधान द्वोकर कर्मोंमें न बरदूँ तो बड़ी 
हानि हो जाय; क्योंकि मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण 
करते हैं । इसलिये यदि मैं कर्म न करूँ, तो ये सत्र मनुष्य नहट-श्रष्ट 
हो जायें और मैं सद्डूरताका करनेवाला द्योऊँ तथा इस समस्त प्र॒जा- 
को नष्ट करनेवाला बनूँ। हे भारत | करममें आसक्त हुए अज्ञानीजन 
जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्यान्‌ भी लोक-संग्रह 
करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। 


इस प्रकार कह्नेवाले स्वयं भगवान्‌ कोई भी ऐसा काम करें 
जिससे लोकशिक्षामें बाधा आती दो---यद्द सम्मव नहीं है| अतएव 


श्रीमद्भागवतर्म विशुद्ध भक्ति इे८३ 


श्रीमद्भागगतमें जहों काम, रमण, रति आदि शब्द आते हैं, वहाँ 
उनका कुत्सित अर्थ न करके दूसरा ही अर्थ करना चाहिये और 
वही है भी | श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवानूने कहा है-- 
मचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम | 
कथयन्तश्र मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक् | 
ददामि बुद्धियोगं त॑ येन माप्मुपयान्ति ते॥ 
( १० | ९-१० ) 
“निरन्तर मुझमें मन छगानेवाले और मुझमें ही प्राणोंको अर्पण 
करनेवाले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको 
जनाते हुए तथा ग्रुण और प्रभावसह्वित मेरा कथन करते हुए ही 
निरन्तर सन्तुष्ट होते हैं और मुझ वाझुदेवमें ही निरन्तर 'रमण? 
करते हैं| उन निरन्तर मेरे ध्याव आदियमें छगे हुए और पभ्रेमपूर्वक 
मुझे भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्त्ज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे 
वे मुझको ही प्राप्त होते हैं |? 
यह साधनात्रस्थाका वर्णन है, यहाँ अभी साधकको भगवानकी प्राप्त 
नहीं हुई है । इन रलोकोंमें भक्तकी उस मानसिक स्थितिका वर्णन है, जिसके 
फलस्वरूप उसे भगवानकी प्राप्ति होगी। यहाँ मानसिक इन्द्रियोंसे ही वह 
भगवान देखता,सुनता और रमण करता है। भक्तका यह मगवानूमें रमण 
करना कदापि कुस्तित इन्द्रियोंका कार्य नहीं है। यद्द परम पवित्र मानसिक 
भाव है | इसी मानसिक भावसे वह सभगवानका चिन्तन करता है, उनका 
संस्पर्श पाता है और उनके साथ माषण करता है | भागवतमें वर्णित रमण, 
काम आदि राब्दोंका मी कुछ ऐसा दी ताध्पये समझना चाहिये, 





३८७ तत्व चिन्तामणि भाग ५ 


भगवानूपर किसी भी कुत्सित क्रियाका आरोप करना तो अपनी 
कुत्सित वृत्तिका द्वी परिचय देना है | 

यह जो कहा जाता है कि भक्तिके शान्‍्त, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य और माधुर्य--इस पॉच भाबोंमें माधुर्य ही सबसे श्रेष्ठ है, 
सो भावविकासकी इृष्टिसे ऐसा कहना भी एक प्रकारसे ठीक ही है; 
परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि सभी भक्तो्में इन सारे भावोंका 
क्रमशः उत्तरोत्तर प्रादुर्भाव हो या भक्तका कोई-सा भाव किसी दूसरेसे 
ऊँचा-नीचा हो | अपने-अपने क्षेत्रमें सभी भाव उत्तम हैं भीर जिस 
भक्तको जो भाव प्रिय है, उसके लिये वही भात्र सर्तेत्तम हैं । 
श्रीहनूमानजीके लिये दास्यभाव ही सर्वोत्तम है | वे किसी भी दूसरे 
भावके लिये क्या इस दास्यभावका कभी पर्यिाग़ कर सकते हैं * 
श्रीवघ्ुदेव-देवकी या श्रीनन्द-यशोदाके लिये वात्सल्यभाव ही सर्व्रधान है| 
इसी प्रकार अन्य भाषोंके लिये भी समझना चाहिये | फिर यह्द बात 
तो किसी भी द्वाव्तमें न समझनी चाहिये कि मधुर! भावका आर्थ 
लछौकिक स्री-पुरुषोंकी तरह कामजनित अड्ड-पद्ढ या कोई कुत्सित 
क्रिया द्वो | वह तो परम पवित्र भाव है जिसमें भक्त अपने भगवान: 
को स्वेधा आत्मनिवेदन करके उन्हींके मधुर चिन्तन, मधुर भाषण 
और मधुर मिलनमें डूबा रहता है | 

श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पस्॑रह्म परमात्मा हैं | वे सारे दोषोंसे स्मेथा 
रहित और समस्त कल्याणमय गुण-नाणीसे सर्वदा सम्पन्न हैं | उनके 
नाम गुण-लीछा आदिके श्रवण, कथन, मनन और चिन्तनमात्रसे ही मनुष्य 
परम पवित्र द्वोकर दुलेभ परम पदको प्राप्त हो जाते हैं, फिर 
साक्षात्‌ उनमें किसी ,दोषकी कल्पना ही कैसे हो सकती है ! 


श्रीमद्भागवत्म विश्युद्ध भक्ति शेट५ 


अतएव भगवान्‌की छीलाओमें जहॉ-कहीं ऐसे प्रसड्ठ या वाक्य आये 
हैं, वहों परम शुद्ध भावमें ही उनका अर्थ लेना चाहिये, कुत्सित 
भावमें कदापि नहीं | पूर्तनापरका प्रसड़ न समझमें आये, तो उसे अपनी 
अल्प बुद्धिके बाहरकी बात समझकर उसकी आलोचनासे हट जाना 
चाहिये | न तो यही मानना चाहिये कि ये प्रसज्ञ क्षेपक हैं, न 
उन्हें कोरे आध्यात्मिक रूपक ही समझना चाहिये और न भूछकर 
भी ऐसी छूट ही देनी चाहिये कि भगवानमें ऐसी बातें हों, तो भी क्‍या 
हज है उन्हें श्रद्धाकी दृष्टिसे सर्बथा परम पवित्र समझना चाहिये । 
परन्तु अपनी बुद्धि काम नहीं देती-उनके खरूपको नहीं खोल 
पाती, इसलिये उनकी आलोचना न करनी चाहिये । 

गोपियोंके प्रेमकी भगवान्‌ श्रीकृष्णने खर्य॑ अपने - श्रीमुंखसे 
प्रशंसा की है । उद्धव आदि मनीषियोंने उसको मुक्तकण्ठसे सराह्म 
है । यदि गोपियों वास्तवमें व्यमिचारदुष्टा होतीं, तो भगवान्‌ उनकी 
प्रशंसा कैसे करते और क्यों उद्धवादि ही उनकी चरणरज चाहते १ 
गोपियोंकी 'भक्ति सर्वथा अव्यभिचारिणी और अहैतुकी थी | उनका 
भाव पत्रित्र था और उसीके अनुसार उनकी रासलीला भी पवित्र 
थी। उनका चलना, बोलना, मिलना, नाचना और गाना---सभी कुछ 
पवित्र था, आनन्द और प्रेमसे परिपूर्ण था। उसमें किसी कुत्सित 
भावकी कल्पनाको भी गुंजाइश नहीं है | मक्तिके साधनसे काम- 
क्रोधादि दोषोंकी जड़ उखड़ जाती है । फिर गोपियों-जैसी मक्तिमती 
लियोंमें कामाईे दोष कैसे रह सकते हैं | उनका “रास” भगवानके 
प्रेमका मूर्तिमान्‌ स्वरूप था। वह ऐसा नहीं था, जैसा आजकल 
लछोग धनके लोभसे स्वाँग बना-बनाकर करते हैं । 


त० चि० भा० ६--२५-- 


३८६ तत््व-चिन्तामणि भाग ६ 


श्रीमद्भागवतमें कई जगह प्रसंगवश मदिरा, मास, हिंसा, 
व्यमिचार, चोरी, असत्यमाषण, काम, क्रोध, छोम, मोह, राग, द्वेष, 
अहझ्लार, असत्य, कपट आदिके प्रकरण आये हैं । उन्हें न तो 
सिद्धान्त समझना चाहिये और न अनुकरणीय ही । उन्हें सर्वथा हेय 
समझकर उनका त्याग ही करना चाहिये । असलूमे श्रीमद्भागवतमें 
स्थान-स्थानपर जो इन दोषों-दुर्गुणों और दुराचारके त्यागका आदेश 
दिया गया है, उसीका पाछन करना चाहिये | अच्छे पुरुषोंमें कहीं 
किसी दोषकी बात आयी है---जैसे ब्रह्माजीके काम, मोह आदि तो 
वहों यही समझना चाहिये कि काम, मोहकी प्रबलछता दिखछाकर 
बडी सावधानीसे उनका सर्वथा त्याग कर देनेंके अभिग्रायसे ही वे 
बातें लिखी गयी हैं । उन्हें न तो विधि मानना चाहिये और न यही 
मानना चाहिये कि ब्रह्मादि देवताओं, महात्माओंमें ये दोष रहते हैं। 
कहीं अपवाद या छूटके रूपमें भी उन्हें स्त्रीकार न करना चाहिये । 


श्रीमद्भागवरमें जहाँ-तहोँ काम-व्यभिचार॒की निन्‍्दा है, क्रोध 
और असत्यका विरोध है, चोरी-बरजोरी, हत्या, शिकार और मांस- 
सेवन आदिका निपेध है-.कुछ थोड़े-से उदाहरण देखिये--. 


यस्त्विह वा अगम्यां स्तियमगम्यं वा पुरुष योपिद्सि- 
गच्छति तावमुत्र कशया ताडयन्तस्तिग्सया सर्म्या लोहम्या 
पुरुषमालिड्रयन्ति स्नियं च पुरुपरूपया उर्म्या | 


(५। २६। २० ) 
'इस छोकमें यदि कोई पुरुष परल्रीसे अथवा कोई ख्नी पर- 
पुरुपसे व्यभिचार करती है तो यमदूत उन्हें 'तप्तसूर्मिः नामक नरकरें 


' श्रीमद्भागवतर्म विशुद्ध भक्ति ३८७ 


ले जाकर कोड़ोंसे पीठते हुए पुरुषको तपाये हुए लोहेकी ख्री-मूर्तिसे 
और ख्लीको तपायी हुई पुरुष-मूतिसे आढिज्न कराते हैं ॥? 
बलि राजाने कद है- 


“नहासत्यात्परोडधम ४! (८।२०।४ ) 
अप्तत्यसे बढ़कर कोई अधर्म नहीं है |? 


यर्त्विह वे स्तेयेन बलादू वा हिरण्परत्रादीनि ब्राक्षणस 
वापहरत्यन्यय॒वानापदि पुरुषस्तमपुत्र राजन यमंपुरुषा 
अयसमेरभिपिण्डैः सन्दंशैस्वचि निष्कुषन्ति । 
(५। २६। १९ ) 
“यहाँ जो व्यक्ति चोरी या बरजोरीसे ब्राह्मणके या आपत्तिकाल- 
के बिना ही किसी दूसरे पुरुषके सुवर्ण-रत्नादि पदार्थोका हरण 
करता है, उसे मरनेपर यम्दूत “सन्दंश” नामक नरकमें छे जाकर 
तपाये हुए छोहेके गोछोंसे दागते हैं और सेंडासीसे उसकी खाल 
नोचते हैं ।? 
खर्य॑ भगवानने राजा मुचुकुन्दसे कहा है--- 
जप धीरे हर 
क्षात्रध्मस्थितो जन्तून्‌ न्‍्यवधीसंगयादिभिः | 
समाहितस्तत्पसा जहाघ॑ मह॒पाश्रित) ॥ 
( १०।५१। ६३ ) 
(तुमने क्षत्रियवर्णण शिकार आदिके द्वारा बहुत-से पशुओंकी 
हत्या की थी; अब एकाम्रचित्तसे मेरी उपासना करते हुए तपस्पाके 
द्वारा उस पापको धो डालो |! 
कपिलदेवजी कहते हैं-.. 


३८८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ५ 


अर्थैरापादितैगुब्यी.. हिंसयेतस्ततथ्॒तान्‌ । 
पुष्णाति येपां पोषेण शेपशुग यात्यध! खयम्‌ ॥ 
(१।३०। १० ) 

मनुष्य जहॉ-तहाँसे मयझ्लूर हिंसा आदिके द्वारा घन बठोए्वर 
सी-पुत्नादिके पालन-योषगर्में छगा रहता है और शेष बचे हुए भाग- 
को खाकर पापका फछ भोगनेके लिये खय॑ नरकमें जाता है |? 

ये त्विह वे दाम्भिका दम्भयज्ञेषु पशून्‌ विशसन्ति तान- 
मुप्मिल्लोके बेशसे नरके पतितान्‌ निरयपतयों यातयित्वा 
विशसन्ति | (५। २६ । २५ ) 

"जो पारुण्डपूर्वक यज्ञ पशुओंका वध करते हैं, वे निश्चय ही 
दाम्भमिक है, उन पतितोंकोी परलोकम “'वैशस? नरकमें डालकर वहाँके 
अधिकारी बहुत पीडा देकर काठने हैं | 

देवर्षि नारइजीने मरे पशुओंको आकाशमें दिखछाकर राजा 
प्राचीनवर्हिंसे कद हैं--- 


भो भा; ग्रजापते राजन पद्मत्‌ पदय त्वयाध्यरे। 
संज्ञापिताज़ीवपद्ठान्‌ू नि्षणेन सहखसशः ॥ 
एते तां सम्प्रतीक्षन्‍्ते स्मरन्‍्तो वैशसं तब | 
सम्परेतमयकूटडिहन्दन्त्पुत्थितमन्यव4 ॥ 
(४।२५। ७-८ ) 
ध्रजापाटक नरेश | देखो देखो, तुमने यज्ञमें निर्दयताके साथ 
जिन धजागें पद्मयुओंकी बलि दी हैं, उन्हें आकाशमें देखो | ये सत्र 
तुम्दारे द्वारा दी हुए पीढ़ाओंकी याद करते हुए तुमसे बदला लेनेके 


श्रोमद्भागवतर्म विशुद्ध भक्ति ३८९ 


लिये तुम्हारी बाट देख रहे हैं | जब तुम मरकर परलोकमें जाओगे, 
तब ये अत्यन्त क्रोधमें भरकर तुम्हे अपने लेहेके-से सींगोंसे छेद 
डालेंगे |? 

सभी दोषोंको मागब्रतमें त्याज्य और महान्‌ अशुभ फलदायक 
बतलाया गया है | लेखका कलेवर न बढ़ जाय, इसलिये यहाँ थोड़े 
ही उदाहरण दिये गये हैं । 

दूसरी वात यह है कि इतिहासोंमें--कथाओंमे वर्णित सभी 
बातें आचरणीय नहीं होतीं । शाज्लोंके त्रिधिवाक्य ही आचरणीय 
होते हैं | निपेववाक्य उनसे भी अधिक बलवान्‌ होते हैं | शात्नोमे 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, व्यमिचारादिके लिये कहीं भी विधि नहीं 
है---निषेत्र ही है । कहीं प्रासद्रिक कोई बात हो तो भी उसे 
किसी भी अशमें---किश्विन्मात्र भी, कभी, किसी प्रकार भी उपादेय या 
अब्ृलम्बन करने योग्य न मानना चाहिये । 

असलमें जहाँ भगवानकी भक्ति होती है, वहाँ तो काम- 
क्रोधादि दोष रद्द ही नहीं पाते । श्रीशुकदेवजी कहते हैं--- 

यस्य भक्तिमेगवति हरो निशश्नेयसेश्वरे । 


विक्रीडतो5मृताम्भोधौ किं छुद्रे! खातकोदकीः ॥ 
(६।१२। २२ ) 


जो मोक्षके स्वामी भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्ति करता है, वह तो 
अम्ृृतके समुद्रमें खेलता है । छ्षुद्र गढ़ेयामें भरे हुए मामूली गंदे 
जल्के सब्श किसी भी भोगमें या खर्गादिमं उसका मन कमी 
चलायमान नहीं होता |? जत्र किसी भी भोगकी आसक्ति और कामना 


३९० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ५ 


ही नहीं होती, तब निषिद्ध कर्म, दुर्गुण, दुराचार तो हो दी कैसे 
सकते हैं | गोसाईजीने कद्दा है--- 

बस मगति मनि जेद्दि उर माहीं । 

खल कामादि निकट नहिं जाहीं ॥ 

अतएव यह निश्चय कर लेना चाहिये कि जो यथार्थमें भक्त, 
साधु या महापुरुष हैं, उनका हृदय, उनकी प्रत्येक क्रिया और चेश, 
उनके उपदेश या भाव, उनके दर्शन और भाषण--प्तमी पवित्र 
होते है, पवित्र करनेवाले होते हैं | उनके सारे आचरण आदशें 
और सब लोगोंके लिये कल्याणकारी होते हैं | यह सोचना चाहिये 
कि भक्त, सत और मद्दापुरुषोंसे ही यदि जगत्‌कों सदाचार और 
सदृगुणोंकी समुचित शिक्षा न मिलेगी तो फिर संसारमें सदाचारका 
आदण कोन होगा | भतएव श्रीमद्भागवतरम आये हुए. प्रासड्गिक काम, 
रमण, रति आदि दशब्दोंका और वैसे प्रकरणोंका यदि कोई पुरुष 
लौकिक गदे काम, रमण आदि अर्थ करे तो उसे किसी भी अंशमें 
न मानना चाहिये | समय बडा विकट है, आजकल भक्त या साधुका 
वेष बनाकर न जाने कितने कपटी लोग अपनी दुर्वासनाओंकी 
पूर्तिके लिये छोगोंको ठग रहे हैं | ऐसे ही लोग प्राय. सदृभ्रन्थोंके 
इस प्रकारके प्रकरणोंका और शब्दोंका आश्रय लेकर--.उन्‍्हें 
महापुरुषेमिं अपवाद बतछाकर लछोगोंको अपने चंगुछमें फँसाते 
हैं । संसारके भोले भाले नर-तारी, जो महापुरुषोंके छक्षण और, 
आचरणोंसे पूरे परिचित नहीं हैं, जिन्हें ऋण्खोंमें आये हुए ऐसे 
प्रकर्णो या अब्दोंके अर्थका ठीक ठीक पता नहीं है, वे छोग उन 
कामिनी-काश्वन, इन्द्रियोंके नाना प्रकारके भोग और मान-बड़ाई तथा 


भ्रीमद्भागवतम विशुद्ध भक्ति ३९१ 


पूजा-प्रतिष्ठा चाहनेवाले, वाचाल दम्भियोंकी बातोंमें फेस जाते हैं 
अतएव सभी भाई-बहिनेंसे निवेदन है कि थे सावधान हो जायूँ 
और जिनके आचरणमें ये बुरी वातें दिखलायी दें भयवा जो शाल्रोंके 
प्रमाण दे-देकर दुर्गुण, दुराचार, व्यमिचार, चोरी; कपठ और असत्य 
आदिका समर्थन करें, उनको महात्मा कभी न मानें | यथार्थ श्रेष्ठ 
पुरुषमें दुर्गुण दुराचार होते ही नहीं | वे परल्ली-परद्रृव्यकी तो बात 
दी क्या, शाज्ानुकूल मान-बडाईके प्राप्त होनेपर भी सकुचाते हैं । 
इसपर यदि कोई कहे कि इतिहासोमें ज्ञानी पुरुषोंमें मी काम- 
क्रोध आदिके उदाहरण मिलते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि 
ज्ञानी पुरुषो्में काम-क्रोध आदि नहीं होते | वे लोकसंग्रहार्थ नाठय 
करते हों तो दूसरी बात है। और यदि वास्तवमें काम-क्रोध हों 
तो शात्रके अनुसार उन्हें भगवत्मात सिद्ध, नह्त्मा या यथार्थ 
ज्ञानवान्‌ न मानना चाहिये । 
हों, पापी और दुराचारी भी भगवानकी भक्ति अवश्य कर 
सकते हैं और भक्तिमें छय जानेपर वे भी परम पवित्र बन सकते हैं। 
श्रीमगवानने खय॑ कहा है--- 
अपि चेत्सुदुराचारों मजते मामनन्यभाक्‌। 
साधुरेव स मन्तव्य। सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥ 
क्षित्रं भवति धम्मात्मा शश्वच्छानित निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणश्यति ॥ 
(गीता ९ । ३०-३१ ) 
“यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यमावसे मेरा मक्त होकर 
मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है क्योंकि वह 
यथार्थ निश्चयवाल्य है | अर्थात्‌ उसने भलीमाँति निश्चय कर लिया है. 


३९२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


कि परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है । वह शीघ्र 
ही धर्मात्मा हो जाता है. और सदा रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त 
होता है | हे अर्जुन ! त्‌ निश्चयपूत्रंक सत्य जान कि मेरा भक्त 
नष्ट नही होता ।? 

भगवानकी भक्तिके सभी अधिकारी हैं | कोई किसी भी 
जातिका हो, उसके अबतक कितने ही नीच आचरण हों, भगवानके 
शरण होकर उनकी भक्ति करनेसे वह शीघ्र द्वी पवित्र हो जाता है 
और अन्तमें पापोंसे सनैया मुक्त होकर भगवानको प्राप्त कर लेता है । 

इन सब बातोंपर ध्यान देकर प्रत्येक मनुष्यको चाहिये कि 
वह अपने जीवनको भजनमय बनानेकी चेश करे । भगवानमें 
अनन्य प्रेम हो--इसके लिये मगबानके नामका जप, उनके गुण- 
प्रभाव-रहस्प-तत्तक्रे ज्ञानसहित उनके खरूपका ध्यान और उनकी 
लीछाओंका श्रत्रग-कथन-मनन करे। यही मनुष्यका परम कर्तव्य 
है | जो पैसा करता है, वह भगवानकी भक्तिके ग्रभावसे पूर्णमनोरथ 
हो जाता है। और यदि वह कुछ भी नहीं चाहता, तो भगत्रान्‌ 
अपने आपको ही उसके अर्पण कर देते हैं । 

जीवन थोडा है और नाना प्रकारके वि्नोंसे भरा है।जो समय 
वीत गया, वह तो गया द्वी । भत्र शेष बचे हुए जीवनके प्रत्येक 
क्षणकी भगवानकी सेवारमें---उनके भजनमें छगा देना चाहिये। 
इसीमें मनुष्य-गीवनकी सार्थकता है | मगरआपिरूप परमकल्याणकी 
प्राप्ति मनुष्य-जीवनमें ही सम्मब है। उसीको प्राप्त करना चाहिये । 
दूसरे भोग तो और योनियोंमें भी मिल सकते हैं, परन्तु भगवान्‌की 
प्राप्ति तो इस मसुप्य-जन्ममें ही दो सकती है । 


श्रीमद्भागवतम विशुद्ध भक्ति ३९३ 
श्रीमगवान कहते हैं--- 


नृदेहमाय॑ सुलभ सुदुलभं 
एवं सुकरप॑ गुरुकणधारस। 
मयानुकूलेन नमखतेरित॑ 
पुमान्‌ भवाब्धि न तरेत्‌ स आत्महा ॥ 
( श्रीमद्धा० ११। २० । १७ ) 
ध्यह मनुष्य-शरीर समस्त फरछोंकी ग्राप्तिका आदि कारण 
है। यह ( पुण्यवानके लिये ) सुल्म और ( पापात्माके लिये ) 
अत्यन्त दुलुम है | ( भवसागरसे पार होनेके लिये ) सुदृढ़ नौका- 
रूप है | गुरु ही इसके कर्णधार हैं | अनुकूल वायुरूप मेरी 
सहायता पाकर यह पार छग जाती है | ( यह सत्र सुयोग पाकर 
भी) जो पुरुष संसार-समुद्रसे पार नहीं होता, वह आत्मघाती ही है।? 
ही बात भगत्रान्‌ श्रीरघुनाथजीने अपनी प्रजासे कही है--- 
बड़ें माग मालुष तलु पावा | सुर दुलभ सब ग्रथनिह गावा ॥ 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा | पाह न जेहिं परलोक सेवारा ॥ 
सो परत्र दुख पावह सिर धुनि धुनि पछिताह । 
कालहि कर्माहे इखरहि मिथ्या दोस लगाई ॥ 
नर तनु भव बारिधि कहेँ बेरो । सन्मुख मरुत अलुग्रह मेरो ॥ 
करनधार सदशुर दृह नाथा । दुलभ साज सुलम करि पावा॥ 
जो न तरें भव सागर नर समाज अस पाई | 
सो ऊत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाई ॥ 
कलियुगमें मगवर्ग्मात्तकि साधन बहुत घुलभ हैं---भगवानके 
नाम-संकीर्तनसे ही सारा काम बन सकता है। सत्सड़ मिल जाय, 
फिर तो ऋहना ही क्या है ! श्रीमद्भागवर्ते कहा है--- 


श्ष्छ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


तुलयाम लवेनापि न खर्ग नापुनर्भवस्‌ ! 
भगवत्सद्विसद्स्थमर्त्यानां किछ्ताशिप१ ॥ 
(१। १८ । १३ ) 
भगवत्सड़ी अथोत्‌ नित्य भगवानके साथ रहनेवाले अनन्य 
प्रेमी मक्तोंके निमेषमात्रके भी सड्के साथ हम खगे तथा मोक्षकी 
भी समानता नहीं कर सकते, फिर मनुष्योके इच्छित पदार्थोकी तो 
बात ही क्‍या है. ? 
कलेदॉपनिधे राजनस्ति श्लेफो महान्‌ गुणः । 
कीतेनादेव कृष्ण मुक्तसह्रः पर ब्रजेत्‌ ॥ 
कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतों मखेः | 
द्वापरे परिचयोयां कलो तद्धरिकीतेनात्‌ ॥ 
(१२। ३। ५१-५२ ) 
है राजन्‌ ! दोषोंके खजाने कल्युगमें एक ही यह महान्‌ गुण 
है कि भगवान्‌ श्रीकृषष्णके की्तनसे ही मनुष्य आसक्तिरहित होकर 
परमात्माको प्राप्त द्वो जाता है. | सत्ययुगमें ध्यानयोगसे, श्रेतामें बड़े- 
बड़े यज्ञोंसे और द्वापरमें विधिपूर्वक पूजा-अचोके द्वारा भगवानूकी 
आराधना करनेवालेको जो फल मिलता है, वही कलियुगर्मे केवल 
श्रीहरिके नाम सड्टीर्तनसे ही मिल जाता है |? 
अतएव भक्ति-श्रद्धापूवेक श्रीमगवानके नाम-गरुणोंका जप- 
कीर्तन, मह्यपुरुषोका सड़ और श्रीमद्भागवत, गीता एवं रामायण- 
जैसे सदूग्रन्थोंका खाध्याय करके मनुष्य-जीवनको सफल बनानेकी 
चेश प्राणपणसे करनी चाहिये । 





गीताकी सर्वप्रियता 


कुछ सब्जनेनि गीताके सम्बन्धमें कई प्रक्ष किये हैं, उनके 
जो ठत्तर उन्हें दिये गये हैं, वे सर्वोपयोगी होनेसे यहाँ टिखे 


जाने है | 

प्रभ---गीतापर अनेक आचार्योकी टीकाएँ हैं, उनमेंसे आप 
किप्त आचार्यकी टीकाकी उत्तम जर ययार्थ मानते हैं ? 

उत्त-जो भगमत्माप्त महापुरुष हैं, उन सभी आचार्येकी 
टीकाओंको में उत्तम और ययार्थ मानता है । 

प्रभ---आचार्य तो अनेक हुए ६, उनमें परस्पर बहन ही 
मतभेद है, यहाँतक कि आकाशयातालक्का अन्ता है । सामी 
श्रीशद्वराचार्यनी भद्दैतवयादका प्रतियादन करने हैं तो छ्वामी 
श्रीरामानुजाचार्यनी विशिष्ठाईतका | इसी प्रकार जन्‍्यान्य आचार्य 
विभिन्न तहसे प्रतिपादन करते हैए ही ठीझा लिशने हैं तो सभी 
टीकाएँ यथार्थ कैसे हो सकती दें ? सचतो एक ही एज पहता हैं 

उत्त-तर्वफी इंष्टिसे जैसे आप फपते है, व ढीए है । 

न 


ञ् + 
हे 
के 


च्ध्ड तावर एक जप दीकाएँ 2 कर 55 

मान लें कि गीतारर एक से द्ाकाएं € कोर रथ 

के. प्रम्पेफ 2 कोड अकिन्डल ब०-.. के -+- कण) 

दूसरीसे मिन्न हैं तो उनमें प्रत्येक ठीफझा भेर ९६, दीशाओम रिख्द्ध 
ये न्पापसे 5 ह्यम्भ्न 3६ अडकोए | 

हो जाती हैं | इस स्यादते ता इृयम्गूत एक का भ4्। इंटर || 


4१४ 
ऑल की 
हक 


2९६ तत्त्व-चविन्तामणि भाग ६ 


किन्तु किप्ती भी आवार्यकी टोकाके अनुमार उसका अनुयायी अच्छी 
प्रकार अनुष्ठान करे तो उत्तसे उप्ते परमात्माकी प्राप्ति ही सकती 
है--इस न्यायसे सभी टीकाएँ ठीक हैं । 

प्रश्न- आप कौन-सी टीकाको सर्वोपरि मानते हैं भोर किसके 
अनुयायी हैं ? 

उत्तर-मैं तो सभीको उत्तम मानता हूँ और मैं अनुयायी किसी 
एकका नहीं, सभोका अनुयायी हूँ। क्योंकि में प्रायः सभीसे अच्छी 
बातें ग्रहण करता रहता हूँ और मैंने बहुत-सी टीकाओंसे मदद छी 
है तथा ले रहा हूँ | सभी हमारे पूज्य हैं, अतः मैं समीको भादरकी 
इश्टसे देखता हूँ एवं किसी भी आचार्यकी की हुई टीकाके अनुसार 
अनुष्ठान करनेसे परमात्माकों प्राति मानता हूँ । किन्तु टीकाओंकी 
अपेक्षा मूलकों ही सर्वोत्तम मानता हूँ, क्‍योंकि कोई भी आचार्य 
मूलका विरोध नहीं करते, बल्कि भगत्रद्वाक्य होनेसे सब मूलका 
ही आदर और श्रशसा करते हैं. तथा मूलठको आधार मानकर ही 
सब चलते हैं. एवं उसीके अनुस्तार अन्य समीको थे चलना चाहते 
हैं. । इसलिये आचार्योकी ठीकाओंकी अपेक्षा मूल ही सर्वोत्तम है. । 

प्रश्-खामी श्रीशद्डराचार्यजी गीताका अद्दैतपरक आर्थ करते 
हैं और भक्तिमार्गवाले दैतपरक तथा कर्ममार्गवाले कर्मयोगपरक, तो 
ग़ीताका प्रतिपाथ विषय ज्ञानयोग है या भक्तियोग अथवा कर्मयोग 
एवं वे ऐसी खोंचातानी करके प्रतिपादन ही करते हैं या उनकी ऐसी 
द्वी मान्यता है # 

उत्तर-उनकी अपनी-अपनी खींचातानी बतढाना तो उनकी 
नीयतपर दोष लगाना है सो ऐसा कइना उचित नहीं | उनको 


गीताकी सर्चपियता ३९७ 


यो अर्थ प्रनीत टुआ, वैसा ही उन्होंने लिखा हैं | यह 
ल्यि गोरव है कि सभी मत-मतान्तखाले उसे अपनते हैं 
सा ही रसस्‍्पमप ग्रन्य हैं जो कि समीको अपने ही भाव 


दममें ओनप्रोत दीखने है, क्योंकि वात्तवमें गीतामें ज्ञानयोग 
(्‌ 


र् हि सर 


/ क्षज्त्याद्ध ) भक्तियोंग ( दैतयाद ) और कर्मयोग ( निष्काम 
फर्म )--समीका साफ्ोपाह प्रतिपादन किया गया है । 


प्रभ--समी मंगगसप्राप्त पुरुषोंकी प्रापणीय वस्तु, गीतावक्ता तथा 
ग॑ताम्रस्पफ एक दनेवर भी भगयतप्त आचार्योंकों गीताके अर्थकी 
प्रतीनि मिक्न-मिन द्ोनमें कया कारण हूँ ? 

उत्तर-सत्रकी प्रापणीय अस्तु एक द्वोनेपर भी सबके पूर्षके 
मस्कार, मठ, साधन, खभाव ओर बुद्धि मिन्न-मिन्त दोनेके कारण 
उनके कहने-पसमझानेऊी झठी और पद्भति मिन्न-मित्र हुआ करती 
है | तया भगवानकोी जिम्त समय जिस पुरुषके द्वारा जैसे भावोंका 
प्रचार कमना द्वोता हैं, वद्दी भाव उस्त आचायके हृदयमें उस समय 
प्रऊट द्वो जाने हैं और उन्हें गीताका अर्थ और भाव वैसे ही प्रतीत 
दोने लग जाता हैँ | 

प्रश्च-जव स्का कहना मिन्न-मिन्न है तो सभीका कथन 
ययार्व केसे दो सकता है * 

उत्तर-एक इण्सि समीका कयन यथार्थ है और दूसरी इृष्टिते 
क्रिसीका कहना भी यथार्थ नहीं | भगवजआपिरूप अन्तिम परिणाम 
सबका एक द्वोनेपर भी सत्रका कथन अछग-अछग हो सकता है | 
जैसे द्वितीयाके चन्द्रमाका दशन' करनेबाले व्यक्तियेमिंसे कोई एक तो 


३९८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


ऐसा बतलाते हैं कि चन्द्रमा उस वृक्षकी ८दनीसे ठीक एक वित्ता 
ऊपर है | दूसरा व्यक्ति कहता हैं. कि चन्द्रमा इस मकानके कोनेते 
सठा हुआ है । तीसरा आदमी खड़ियामिट्टीसे छकीर खींचकर 
बतलाता है. कि ऐसी द्वी आकृतिका चन्द्रमा हैं. और उस उडते हुए 
पक्षीके दोनों पंजोंके ठीक बीचमें दीख रहा हैँ. और चौंथा न्यक्ति 
पिरकीके आकारका बतलाता हुआ इस प्रकार सकेत करता है कि 
चन्द्रमा मेरी अंगुलीके ठीक सामने दीख रहा है | जैसे इन सभी 
व्यक्तियोंका लक्ष्य चन्द्रमाका दर्शन करानेका दे और वे अपनी झुभ 
नीयतसे द्वी अपनी-अपनी प्रक्रिया बतछाते है; पर एक दूसरेके 
कथनमें परस्पर आकाश-पाताछका अन्तर है | इसी प्रकार सभी 
आचार्योका उद्देश्य एक है; सभी साधकोंको भगवत्माति करानेके 
उद्देश्यसे कहते हैं; परन्तु उनके कथनमें परस्पर अत्यन्त भेद दे । 
हॉ, अन्तिम परिणाम सबका एक द्वोनेसे सभीका कहना ठीक है 
अर्थात्‌ किसी भी आचार्यके कथनानुसार चलनेसे वास्तविक परमात्म- 
प्राति हो जाती दै, इस न्यायसे सभीका कहना यथार्थ है | किल्तु 
शब्दोंका अर्थ छगाकर तक करें तो किसीका भी कहना ठीक नहीं 
ठद्दरता, क्योंकि वास्तवमें चन्द्रमा नतो इक्षसे एक बित्ता ऊँचा है, 
न मकानसे ही सटा हुआ है, न पक्षीके पंजोंके चीचमें ही है और 
न भंगुलीके ठीक सामने ही है | तथा न चन्द्रमाकी भाकझृति ही 
उन छोगेंके कहदनेके अनुसार द्वी है | शब्दोंपर तबी करनेसे तो 
कोई-सी भी बात कायम रह नहीं सकती | 

प्रश्नू-भंगवद्वाक्यहूप गीताके मूछपर श्रद्धा रखनेवाला व्यक्ति 
गीताका यथार्थ अर्थ जानना चाहता है; किन्तु वह अनेकों टीकाओंको 


गीताकी सर्वप्रियता ३०९ 


पढ़नेसे संशय-श्रममें पड़ जाता है, तो उसे यथार्थतः गीताका ज्ञान 
हो, इसके लिये वह क्या उपाय करे ! 

उत्तर-जो भगवद्वाक्योंको इत्थम्मूत मानकर उनके अनुसार 
अपना जीवन बनानेके उद्देश्यसे भगवानके ऊपर निर्भर होकर अपनी 
बुद्धिके अनुसार विशुद्ध नीयतसे मूछ शब्दोंके अर्थकरा खयाल रखता 
हुआ उनमें प्रवेश होकर उनका खाध्याय और अनुशीडन करता 
रहता है तो मगवत्कृपासे उसके संशय-श्रम आदि सबका नाश होकर 
गीताका हत्यम्मूत यथार्थ ज्ञान उसे खयमेत्र हो जाता है | 

प्रश्न--जो भगवत्प्राप्त पुरुष नहीं है, ऐसे पुरुषोंके द्वारा भी 
गीतापर बहुत-सी टीकाएं देखनेमें आती हैं, उन टीकाओंका अनुशीढन 
करके तदनुसार साधन करनेसे भी भगवश्माप्ति हो सकती है कया ! 

उत्तर-जो गीताको इष्ट मानकर भगवद्वाक्योंकी यथार्थ समझता 
हुआ अपना जीवन गीतामय बनानेके लिये गीतापर निर्भर होकर 
श्रद्धा और प्रेमपूर्वक अर्थसह्वित मूठका अथवा केवल टीकाओंका 
अनुशीलन करता रहता है, उसको गीता खय उन टीकाओंके द्वारा 
हुई भ्रमित धारणाका निवारण करके यथार्थ बोध करा देती है | 

प्रशन-भगवश्माप्त महापुरुषकी ही यह ठीका है अथवा किसी 
साधारण पुरुषकी की हुई है, इसका निर्णय कैसे हो 

उत्तर-जिस टीकाके अध्ययनसे परमात्माकी स्मृति हो, हृदयमें 
परमात्मा और गीतापर श्रद्धा-प्रेम बढ़े, सहुण-सद्भावोंकी जागृति हो 
और उस ठीकाकी ओर आकर्षण हो, उसी ठीकाको भगवद्याप्त 
महापुरुषके द्वारा की हुई मानना चाहिये | 


8०० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ५ 


प्रश्न-सभी मत-मतान्तख्वाले, सभी सम्प्रदायके ढोग गीताको 
अपनाते हैं और उनकी अपने ही भाव उसमें दीखते हैं. तो मगवानने 
भविष्यमें होनेवाले उन सब भावोंकों ध्यानमें रखकर ही उस समय 
गीता कही थी क्‍या £ 

उत्तर-भगवान्‌ भूत, भविष्य और वर्तमानमें होनेवाले सर्व भूतोके 
सभी भावोंको तो जानते ही हैं | भगवानने गीतामें कद्दा है--- 

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजुन | 

भषिष्याणि च भरृतानि मां तु वेद न कश्वन ॥ 

७।२ 

हहै अज्ुन ! पू्षमें व्यतीत हुए और वर्तमानमें गत हर 
आगे होनेवाले सब भूतोंको मैं जानता हूँ, परन्तु मुक्षको कोई भी 
श्रद्धा भक्तिरद्वित पुरुष नहीं जानता ।! 

इसलिये भगवान्‌ूने उन सब भावोंका ध्यान रखकर द्वी यदि 
गीता कही हो तो भी कोई असम्भव बात नहीं है | तथा गीताका 
सिद्धान्त ढी ऐसा अलौकिक और यथार्थ है कि अच्छी नीयतसे 
त्यागपूर्वक प्रचार करनेवाले आचार्योके हृदयमें खामाबिक गीताके ही 


यथार्थ भाव उत्पन्न हुआ करते हैं । इसलिये श्रद्धा और प्रेमसे 
हे उनको अपने-अपने भावोंके अनुसार ही गीता प्रतीत होने 
लगती दे | 


प्रश्न-गीतामें ऐसी क्या विलक्षण वस्तु है जिससे सनातनघर्मके 
४२३ दूसरे मतको माननेवाले भी गीताकी ओर आक्ृष्ट हो 
ज 


उत्तर-गीतामे किसी व्यक्तिकी या किसी मतकी निन्‍्दा नहीं 


गीताकी सर्वप्रियता 8०३१ 


की गयी । जो वात कही गयी वह युक्तियुक्त और न्यायसंगत कही 
गयी है | अच्छे-चुरे आदमीका निर्णय माव और आचरणोंसे किया गया है, 
किसी जाति या बाहरी चिहृ॒विशेषसे नहीं | मनुष्यमात्रका आत्मकल्पाणमें 
अधिकार बतलाया गया है, सर्वत्रिय समताको ही विशेषता दी गयी 
एवं समताको दी साधक और सिद्धकी कसौटी माना गया है | अथ च 
गीताके सुनने समझनेसे भी शान्तिकी प्राप्ति हो सकती है; फिर उसके 
अनुप्तार अनुष्ठान करनेवालेकी तो बात ही कया है| गीताकी भाषा, 
भाव, अर्थ, ज्ञान, उसकी पद्चरचना और उसका गायन बहुत ही 
सुमधुर, सुन्दर, सुगम और झुरुचिकर है | इसलिये सभी वर्गके 
लोग उसकी ओर आइष्ट हो जाते हैं | 

प्रश्न-गीताका पाठ करना उत्तम है या उसे गाना एवं अर्थ 
समझना उत्तम है या उसका भाव समझना * 

उत्तर-पाठ करनेकी अपेक्षा ग्रेमपूर्वक मधुर खरसे गायन करना 
उत्तम है | गायनके साथ-साथ अ्थका ज्ञान रहे तो वह और भी 
उत्तम है | गीताके भावोंकों हृदेयमें घारण करना उससे भी उत्तम 
है एवं उन भावोंके अनुसार अपना जीवन बनाना सर्वोत्तम है। 

प्रशन-गीतामें प्रथम कम, फिर उपासना और तदननन्‍्तर ज्ञानके 
साधनसे मुक्ति होती है --इस प्रकार साधनकी प्रणाढी है अथवा 
कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग--ये तीनों खतमन्त्र मुक्तिदायक हैं ! 

उत्त-प्रथम कमे, फिर उपासना और उसके बाद कज्ञानके 
साधनसे मुक्ति होती है--यरई क्रम भी है और इसके अतिरिक्त 
परस्पर खतन्त्र केवछ कर्मयोगसे, केवक भक्तियोगसे अयवा केबल 
ज्ञानयोगसते भी मुक्ति बतछायी गयी है। जैसे-. 


त० चि० भा० ६---२१६--- 


४०२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग 5 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मगोगेन चापरे॥ 
(गीता १३। २४ ) 
(उस परमात्माकों कितने ही मनुष्य तो झुद्द हुई सूकम बुद्विसे 
ध्यानके हरा हृठयमें देखते हैं; अन्य पिलने ही ज्ञानयोगके द्वारा और 
दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा देखते हैँ अर्थात्‌ आाप्त करते है ।! 
यदि कहें कि बिना ज्ञानऊे मुक्ति नहीं हीती--( ऋते ज्ञानान्न 
मुक्ति: तो ठीक ही हैं; किन्तु निष्कामकर्मसे अन्त करण झुद्ध द्वोकर 
साधकको भयने-आप तक्तज्ञान हो जाता हैं | 
ते हि ज्ञानेन सच्श यवित्रमिह विद्यते। 
तत्खय॑ योगपसिद्धः कालेनात्मनि बिन्दति ॥ 
(गीता ४ । ३८ ) 
(एस ससारमें ज्ञानके समान पत्रित्र करनेवाला निसन्देह कुछ 
भी नहीं है | उस ज्ञानको कितने ही काठसे कर्मयोगके द्वारा 
श॒ुद्धान्तःकरण हुआ मनुष्य अपने-आप ही आत्मामें पा लेता हैं | 
इसी प्रकार भेदोपासनासे भी मगवत्क॒पाद्वारा तच्ज्ञान द्वो जाता है। 
मब्चित्ता मह्नतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ | 
कथयन्तश्र॒ मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति व ॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्षकम । 
ददामि बुद्धियोगं त॑ येन मास्ुपयान्ति ते॥ 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानज॑ तमः | 
नाशयाम्पात्ममावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥| 


( गीता १० । ९-११) 


गीताकी सर्वप्रियता ४०३ 


धनिरन्तर मुश्नमें मन लगानेवाले और मुझमें ही प्राणोंकी अर्पण 
करनेत्राले भक्तजन मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको 
जनाते हुए तथा गुण और प्रभावसहित मेरा कथन करते हुए ही 
निरन्तर सन्तुष्ट होते हैं ओर मुझ वाझुदेवमें ही निरन्तर रमण 
करते हैं | उन निरन्‍्तर मेरे ध्यान आदिमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक 
भजनेवाले भक्तोंको में वह तक्तज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे वे 
मुझको ही प्राप्त होते हैं । और हे अजुन | उनके ऊपर अनुप्रह 
करनेके लिये उनके अन्तःकरणमें स्थित हुआ मैं खय॑ ही अज्ञानसे 
उत्पन्न हुए अन्धकारको प्रकाशमय तत्ततज्ञानरूप दीपकक्मे द्वारा नष्ट 
कर देता हूँ |! 


इसी प्रकार ज्ञानयोगक्रे साधनसे भी तत््वज्ञान हो जाता है 
तथा ज्ञान होनेपर मुक्ति अर्थात्‌ परमात्माकी प्राप्ति हो ही जाती है। 


प्रश्न-करमयोगके साथ भक्तियोग और ज्ञानयोग, भक्तियोगके 
साथ कमयोग और ज्ञानयोग तथा ज्ञानयोगके साथ कर्मयोग और 
भक्तियोग एक साथ रह सकते हैं या नहीं * 


उत्तर-कर्मयोगक्रे साथ भक्तियोग और परमात्माके खरूपका 
ज्ञान रद्द सकता है; किन्तु अमेदोपासनारूप ज्ञानयोग उसके साथ 
एक कालमें नहीं रद्द सकता; क्योंकि कर्मयोगमें भेद-बुद्धि और 
सं्तारकी सत्ता रहती है तथा ज्ञानयोगमें इंससे विपरीत अभेदबुद्धि 
और संसारका अभाव रहता है । इसलिये कर्मयोग और ज्ञानयोग 
परस्परविरुद्ध भावयुक्त साधन होनेसे एक काछमें एक साथ नहीं 
रह सकते । ' 


४०४ तरव-चिन्तामणि भाग 


भक्तियोग ( भेदोपासना ) के साथ कर्मयोग और परमात्माके 
खरूपका ज्ञान रह सकता है; किंतु अभेदोपासनारूप ज्ञानयोग नहीं 
रह सकता; क्योंकि एक ही पुरुषके द्वारा एक काठमें परस्पर-विरुद्ध 
भाव होनेसे भेदोपासना और अभेदोपासना एक सा4 नहीं की जा 
सकती । 


ज्ञानयोगके साथ शात्रविद्वित कर्म रह सकते हैं; परन्तु कमयोग 
और भक्तियोग नहीं रद्द सकते । क्योंकि ज्ञानयोगमें अद्वेतमाव है 
तथा कर्मयोग और भक्तियोगमें द्ैतमाव है---अतः एक पुरुपमें एक काहमें 
दो प्रकारके भावोंका अस्तित्व सम्भव नहीं | भर्थात्‌ अभेद-ज्ञानके साथ 
भक्तियोग और कर्मग्रोण एक साथ नहीं हो सकते; परन्तु भक्तियोग 
और कर्मग्रोग--दोनोंमें दैतमाव और संसारकी सत्ता समान दोनेके 
कारण ये दोनों एक साथ रह सकते हैं । 


प्रशन-भगवर्ाप्त आचार्येमिंसे किन-किन आचायोंका सिद्धान्त 
निर्दोष है ? 

उत्तर-भगवत्मात्त सभी आचायोंकी जो मान्यता है, उसीको 
उनके अनुयायी सिद्धान्त कहते हैं, किन्तु वास्‍्तबमें सिद्धान्त तो जो 
अन्तिम प्रापणीय वस्तु है, वही है और वह सबका एक है | उनकी 
मान्यताको सिद्धान्त इसलिये मानते हैं कि उसे सिद्धान्त माननेसे 
साधनमें तत्परता होती है | इसलिये उनकी मान्यताको सिद्धान्तका 
रूप देना उचित द्वी है और भगवश्माप्त आचा्योके द्वारा चलाये हुए 
सभी मार्ग श्रद्धाहके लिये मुक्तिदायक होनेसे निर्दोष हैं; किन्तु तर्ककी 


कप्तौठीपर कसनेसे कोई भी निर्दोष नहीं ठहर सकता । 


गीताकी सर्वेप्रियता ४०५ 


प्रश्न-आप द्वैत ( भेदोपासना ) और अद्वैत ( अभेदोयरासना ) 
इनमेंसे किसको उत्तम मानते हैं तथा साधकोंके लिये किसको उत्तम 
बतलाते हैं ? 

उत्तर-दोनोंकी ही उत्तम मानता हूँ और जो जैसा अधिकारी 
होता है, उसके लिये उसीको उत्तम बतलाता हैँ । 

प्रश्न-कौन किसका अधिकारी है---इसका आप किस प्रकार 
निर्णय करते हैं * 

उत्तर-जिसकी श्रद्धा और रुचि भेदोपासनामें होती है, वह 
भेदोपासनाका और जिसकी अभेदोपासनामें होती है, वह अमेदो- 
पासनाका अधिकारी है; किन्तु जबतक श्रद्धा और रुचिका निर्णय 
नहीं होता, तबतक परमात्माके नामका जप, उनके खरूपका ध्यान, 
सत्पुरुषोका सड्ठ, सत-शाल्लोंका स्वाध्याय---इनको मैं सभी साधकोंके 
लिये उत्तम समझता हूँ । 


प्रशग-आप साधकके लिये किस नामका जप और किस रूपका 
ध्यान बतलाते हैं ? 


उत्तर-वह सदासे 3», शिव, राम, कृष्ण, नारायण, हरि 
आदिमेंसे जिस नामका जप तथा जिस साकार-निराकार, सगुण- 
निर्मुण रूपका ध्यान करता आया है अथवा जिस नाम और जिस 
रूपमें उसकी श्रद्धा-रुचि होती है, उसीको करनेके लिये कहा जाता 
है या पूछनेके समय उसके भावोंके अनुसार मेरे हृदयमें जैसा भाव 
उत्पन्न होता है, उसके अनुसार भी बतलाया जाता है | 


++++<:34282--+4-२ 


बन 


परमानन्दकी खेती 

क्षेया, इतनी दूर कैसे आये ?” खागत करनेके बाद पंजावनें 
रहनेवाले मित्रने पूछा | राजपूतानासे पजाव आनेका कोई कारण 
विेष अवश्य द्वोगा, उसने समझ लिया था । 

मेरे यहाँ अक्ार पडा हुआ है। लोग दाने-दानेके लिये 
तरस रहे हैं और कितने ही क्षुधासे तडप-तडपकर प्राण छोड रहे हैं | 
व्याकुछ होकर मैं परित्रारसहित आपके पास आ गया ।? राजपूताना- 
के वैश्यने अपने मित्रसे सच्ची बात बता दी । अपने मित्रके पास 
अन्नर्ा ढेर देखकर वह मन द्वी-मन असन्न भी हो रह्य था। 

आप यहाँ आ गये, बड़ा अच्छा किया | आपद्दीका धर है, 
आनन्दपूर्वक रद्विये !” वैश्यके मित्रने बडे प्रेमसे उत्तरमें कहा | 

आपके यहाँ तो अननराशिके ढेर-क्रे-डेर लगे हैं, पर हमारे 
देशमें तो अन्न किसी भाग्यशालीको ही मिलता है; वहाँ तो एक- 
एक दानेके लिये चील्इ-कौओंकी तरह छीना-झपटी हो रही है । 
आपके यहाँ सह्नों मत एकत्र गल्‍्लेको देखकर मेरे जी-में-जी 
आ गया ! चैश्यने स्थिति स्पष्ट की । 

यहाँ तो भगवत्कपासे अन्नका अभाव नहीं है | इसमें आश्चर्यकी 
कोई बात भी नहीं है । यहाँतो कोई भी आधे, उसके लिये अननकी 
कमी नहीं है । आप तो हमारे मित्र हैं, यहाँ तो सब कुछ आपही- 


परमानन्दकी खेती ४०७ 


का है | यहाँ आकर आपने बड़ा अच्छा किया |! मित्र बोला | वह 
चतुर और अनुभवी किसान था । 

आपकी सभी वस्तुएँ हमारी है, इसमें तो सन्देह नहीं है, 
पर में जानना चाहता हूँ कि इतनी अनराशि आपके पास आयी 
कहाँसे ? वैशयने चकित द्दोकर पूछा | 

“हमारे यहाँ बराबर खेती होती रहती है| उसीका यह 
प्रताप है ७ किसान मिन्रने वैश्य-बन्धुका समाधान करना चाहा । 
<आप भी खेती करने लगेंतो आपके पास मी अनके ढेर लग जायेंगे |? 

“बड़ी सुन्दर बात है, ऋषिके कार्यमें मैं भी जुद जाऊंगा, पर 
इसका अनुभव सुझे नहीं है। मेरे पास एक सहस्त रुपये हैं। इतने- 
से खेती आरम्म हो सकती है क्या ? वैश्यने पूछा | 

“एक हजारकी पूँजी कम नहीं है । इतने रुपयेसे खेतीका 
काम आप बड़ी सुन्दरतासे आरम्भ कर सकते हैं । मेरा पूरा सहयोग 
रहेगा ही ।! किसानने सहानुभूतिपूर्ण शब्दोंमें अपने वैश्य मित्रसे कहा। 

'ुझे तो इसका कोई ज्ञान नहीं है । आप जैसा उचित 
समझें, करें !” अपनी समस्त पूँजी किसानके हाथमें समर्पित करते 
हुए वैज्यने जवाब दिया | 

हर ५ २५ २ 

'देखिये, ये सब गेहूँ तो मिट्टीमें मिल गये । गेहूँका एक-एक 
दाना फूठकर नष्ट हो गयाः---अत्यन्त निराश होकर वैश्यने कहा | 
उसने अपने पजाबी किसान मित्रके किसी काममें बाधा नहीं दी 
थी । किसानने मित्रकी पूंजीसे वीजादिका प्रबन्ध कराकर हल 


४०८ तत््व-चिन्तामणि भाग ६ 


चलवा दिया था। बीज वो दिये गये थे। पर, अनुभवहीन वैश्य 
यह सत्र देखकर चिन्तित द्वो रद्दा था |दो-तीन दिन भी नहीं 
बीतने पाये कि वह खेतमें जाकर खोदकर गेहूँके दाने देखने छगा। 
उसे बहुत-से बीज अद्भुरित दीखे, इसपर उसने समझा कि मेरे सारे 
रुपये मिट्टीमें मिं गये | अत्यन्त दुखी होकर उसने अपने मित्रसे 
उपर्युक्त बात कही | 


'आपके खेतमें अड्डुर निकडने शुरू हो गये हैं | आप कोई 
चिन्ता न करें | बीजके लक्षण भब्छे हैं । आपको पता नहीं है | 
किसान मित्रने वैश्यकी आश्वासन दिया | 

'ुझे तो घन और श्रमका व्यय करनेपर भी कोई छाम होता 
नहीं दीखता । मैं तो बहुत चिग्तित हो गया हूँ ।? वैश्यने मनकी 
व्यथा-कया स्पष्टत: व्यक्त कर दी | 

प्रास्म्ममें ऐसा ही होता है । आप निश्चिन्त रहें | आपकी 
खेती बडी छुन्दर हो रही है।? किसान मित्रने बडे ग्रेमसे उत्तर दिया। 

वैश्य चुप था | इसके अतिरिक्त उसका वश ही क्‍या था ! 

५ भप ७ 2 

केरे खेतमें तो सर्वत्र धास-ही-धास दीख रही है | मुझे तो 

बड़ी हानि हुई । मेरा सारा रुपया व्यर्थ गया |? बैश्यने थोड़े ही 


दिनोमें फिर किसानसे कहा । एक-एक बित्तेके गेहूँके पौधोंकी उसने 
घास समझ लिया था । 


धबराया हुआ किसान खय खेतपर गया, पर बह़ों खेती देख- 
कर उसे बडी प्रसन्नता हुई | 


परमानन्द्की खेती ४०९ 
अरे | आपका खेत तो आसपासके सभी खेतोंसे बढ़कर है? 
किसानने हतोत्साह् मित्रका श्रम निवारण किया, “आप समझ लें कि 
अब गेहूँका विशाल ढेर आपके पास एकत्र होनेहीवाछा है | पर 
इस बातका ध्यान अवश्य रक्खें कि ये पौधे सूखने न पावे । इन 
सुकुमार पौधोंका जीवन पानी है| इसकी व्यवस्था आप शीघ्र कर 
लें | इनकी सिंचाईके लिये आप शीघ्र ही एक छुआ खुदा छें। 
साथ दी खेतको चारों ओर काँठोंकी बाड़ छगाकर रूँध दें, नहीं तो 
पशु आकर इसे चर जायेंगे | खेतकी रखवाली आपको सावधानीसे 
करनी होगी |? 

“आपकी प्रत्येक आज्ञाका मैं शब्दशः पालन करूँगा |? वैश्यने 
कहा और वैसा ही किया | कुँआ खुदवाकर खूब सिंचाई की । 
भगवत्कृपासे बीच बीचमें बादल-दलने भी जल-बर्षण किया । पौधे 
बढ़ने छगे | 

२८ २५ ८ ८ 

धौधोंके बीच-बीचमें जो घासे उग आयी हैं, उन एक एक 
घासोंका निरान कर डालिये । ये गेहूँकी इद्धिके वाधक हैं?--एक 
दिन खेतपर आकर किसानने वैश्यको ग्रेमभरे शब्दोंमें आदेश दिया | 

एक घास भी खेतमें नहीं रह पायेगी? वैश्यने तुरंत उत्साह- 
पूर्ण शब्दोंमें उत्तर दिया | 

५ है है 2५ 

धोहूँके दाने तो हो गये, पर ये तो सब-के सब कच्चे ही हुए 
हैं?---माथेका पसीना पोंछते हुए वैज्यने किसान बन्घुसे कहा । 
वह ॒खेतसे दौडता आया था और जोरोंसे हॉफ रद्द था। उसने 


8१० तक्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


अपने किस्तान मित्रके आदेशानुस्तार अपने खेतमें धासका कोई चिह 
भी अवशिष्ट नहीं रहने दिया था | उसका परिश्रम अतुलूनीय था | 
गेहूँमें फल भी छगे थे, पर इतने दिनोंके बाद उसने देखा तो सब- 
के-सब फल कच्चे ही थे। खेतीके ज्ञानसे शून्य होनेके कारण वह 
गरीब घबरा गया था। उसने समझा रुपयेके साथ-साथ मेरी ऐंडी- ' 
चोटीका पसीना भी व्यर्थ सिद्ध द्वो रहा है | उसने दो-तीन फलियों 
भी किसानके सामने रख दीं, जिन्हें वह साथ ह्वी लेता आया था। 

'आपके गेहुँके दाने तो बड़े पुष्ट हैं | ये अब जल्दी ही पक 
जायेंगे | अब इसमें विलम्ब नहीं द्वोगा। आप घन्नरायें नहीं। 
किसी प्रकारका विचार भी न करें | आपके घरमें गेहूँ और भूसेके 
पद्दाड छग जायेंगे ।? प्रसनताभरे शब्दोंमें किसानने वैश्यसे कहा | 
पर ऐसे समय पक्षी आ-आकर काकछी--मीठी-मीठी बोली छुनाते 
हैं और सत्र दाने खा जाया करते हैं, अतः खेतीकी खूब रक्षा 
करनी होगी । पक्षियोंसि रक्षा किये बिना पक्षी सारे खेतका नाश 
कर डालेंगे | 

२५ हि रथ है 

मैं आपका कृतज्ञ हूँ । मेरे आनन्दकी सीमा नहीं है । मेरे 
पास गेहूँका विशाल ढेर छग गया है?-.-वैरयने आनन्दमरे दाब्दोंमें 
किप्तान मित्रके प्रति आमार प्रदर्शित किया । 

धह सत्र भगवानूकी कृपा और आपके श्रमका फल है। 
आप पक्षियेक्ति कछपर ध्यान न देकर उन्हें उडानेमें ही छगे 


रदते थे | आपने बडी तटरतासे कृषि की थी !? किसानने वैश्य- 
बन्धुको द्वी यश्ष दिया । के 


परमानन्दकी खेती 3११ 


वैद्य नतमस्तक हो गया | उसकी भाकृतिपर आनन्द हँस 

रहा था | 
३ ५ रथ ९ 

यह कट्ठानी एक दृष्टान्तरूपसे कही गयी है । इसे परमार्थ- 
विपयमें इस प्रकार घठाना चाहिये कि सच्चे सुखकी प्राप्तिके लिये 
सात्रन करनेवाले जिज्ञासुको यहाँ अकाल्यीडित वैश्य समझना 
चाहिये । सावककी सापतारिक कश्टेकी ज्वालासे उत्पन्न सच्चे 
सुखकी अमिलापाकों अकालपीडित वैश्यके भूखकी ज्वालके कारण 
अनकी आवश्यकता समझनी चाहिये । महात्माको पंजाबमें 
रहनेवाला वैश्यका किसान मित्र समझना चाहिये | वैश्यका जो 
राजपूतानासे अपने मित्रके पाप्त पञाव जाना दै, यही साधकका 
अपने घरसे महत्माके आश्रममें महात्माके पास जाना है | मिन्रके 
पास जाकर वैश्यका जो अपने कथ्टकी बात कहना है, यही जिज्ञातु 
साधकका महात्माको अपना दुःख निवेदन करना है | वैश्य भाईका 
जो अपनी सम्पूर्ण पूंजीमिन्रकों सौंप देना है, यही साधकका अपने 
मानव-जीवनका श्वशेष समय महात्माके चरणोंमें समर्पित करना है । 
मित्रके कहे अनुसार जो धनका खर्च करना है, यही महात्माके 
आज्ञानुप्तरा समयका सदुपयोग करना है] किसान मित्रका जो 
जमीन और बीजका प्रवन्ध करवा देना है, इसको महात्माका समय- 
को सदुपयोगमें छानेकी शिक्षा देना समझ्नना चाहिये | खेतीके लिये 
जो अपने सुखका त्याग करना है, इसको परम आनन्दकी प्राप्तिके 
लिये वर्तमान सांसारिक छुखका त्याग करना समझना चाहिये |बीज- 
का जो खेतमें बो देना है। इसको महदत्माके द्वारा प्राप्त साधनके 


४१२५ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


वीजमन्त्रका हृदयमें धारण करना समझना चाहिये । खेती करनेसे 
खेतमें बीजोंका अह्डुर फ़ट्नेपर वेसमझीके कारण दुःख और निराशा- 
का अनुभव होनेको साधनकालमें होनेत्राठी निराशा और तजनित 
कैश समझना चाहिये। वैश्यका अमसे गेहुँके छोटे पौधोंकों जो 
घास समझना है; यही साधनकाछमें साधनकी उन्नति होनेपर भी 
साधनमें परिश्रम अधिक होनेके कारण उसे भ्रमसे साधन न समझ- 
कर व्यर्थ समझना है। मन और इन्द्रियोंके सयमको वाड समझनी 
चाहिये | अध्यात्मविषयको सासारिक खार्थो मनुष्योंक्रे सम्पर्क्मे खर्च 
नहीं करना ही पशुओंसे खेतको बचाना है | भगवानके गुण-प्रभाव- 
सहित रूपकी स्मृति और सत्सज़ खाध्यायको खेतको कुँआ खोदकर 
सौंचते रहना चाहिये । अपने-आप सत्स्ष प्राप्त दवोने और 
ध्यानका अम्यास चलनेको ईश्वर-कृपासे समयपर छत वर्षा हो जाना 
समझना चाहिये । दुर्गुणों और दुराचारोंको अपने हृदयसे हयते 
रहना यहाँ गेहुँके अतिरिक्त अन्य घास-फ्प्तका निरान करना है । 
परमात्माके ध्यानकी जमावठकों यहाँ गेहूँका फलना तथा खार्थो 
मनुष्येकि द्वारा की जानेवाली साधककी स्तुति-कीर्तिको यहाँ गेहूँकी 
खानेके लिये आनेवाले पक्षियोंकी काकडी समझना चाहिये | साधन 
परिपक्त होनेके लिये स्तुति-कीतिकी तथा स्तुति कीर्ति करनेवार्लेकी 
अवहेलना करनेको यहाँ खेतीकी रक्षाके लिये पक्षियोंकों हटा देना 
समझना चाहिये एवं समूर्ण दुःखोंका अभाव होकर परमानन्दखरूप 


परमात््माकी प्राप्ति हो जानेको गेहूँके पक जानेपर उसका ढेर छग 
जाना समझना चाहिये । 


२२१६-२७ 


वेराग्य ओर उपरामता 


वैराग्यकी बात वैराग्यवान्‌ पुरुष ही कई सकता है और 
डलसीका कहना सार्थक भी है; क्योंकि वैराग्यवान्‌ पुरुषोंके साथ 
वैराग्य मूर्तिमान्‌ू होकर चलता है । वे जिस मार्गसे जाते हैं, उस 
मार्गमें वैराग्यकी बाढ़ आ जाती है । वैराग्यवान्‌ पुरुषोंके नेत्रोंसे वैराग्यकी 
छहरें निकल-निकहकर चारों ओर फैल्ती रहती हैं | सभी भाव 
अपने सजातीय भावोंको जाग्रत्‌ करते हैं---यह नियम है | अतः 
वैराग्यकी ये लहरे जिन-जिन मनुष्योके हृदयमें प्रवेश करती हैं, उन- 
उन मनुष्योंके अन्त करणमें स्थित वैराग्यके भात्रोंको जाग्रत करती 


हैं ्र उन्हें तीव्र करती हैं | 


वैराग्यके साथ उपरामता एवं ध्यानका अविच्छित्न सम्बन्ध है| 
आगे-भागे वैराग्य रहता है, उसके पीछे उपरामता तथा इन दोनोंके 
पीछे परमात्माका ध्यान ) इस प्रकार वैराग्य, उपरामता और ध्यानका 
पारस्परिक सम्बन्ध वैसा ही है जैसा राम, सीता एवं छक्ष्मणका 
पथिक रूपमें मिलता है । रामके साथ सीताजी रहती हैं, सीताजीके 
साथ राम । रामके बिना रलक्ष्मणको चैन नहीं और लक्ष्मणके बिना 
रामको । राम और लक्ष्मण सीताजीको अपने बीचमें रखते है | ठीक 
इसी प्रकार जहाँ वैराग्य और ध्यान है, वह्दों उपरामता उनके बीचमें 
अवश्य विद्यमान रहती है | अर्थात्‌ बैराग्यसे उपरामता और उपरामता- 
से परमात्माका ध्यान खतःसिद्ध है | 

वैशाग्यवान्‌ पुरुषके दशनमात्रसे वैराग्य उत्पन्त हो सकता है | 
फिर उसके इशारेसे, व्याख्यानसे वैराग्य उत्पन्न हो जाय तो इसमें 
आश्चर्य ही क्‍या है | सच्चे वैराग्यवान्‌ पुरुषके प्रवचनसे वेश्यातककों 


४१४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग दे 


भी वैराग्य हो जाता है। दत्तात्रेयजीके दर्शनसे वेश्याको वैराग्य हो 
गया था | यवनभक्त हरिदासजीकी क्रियाओंसे उनके विरोधियोंद्वारा 
भेजी हुईं अत्यन्त पढु वेश्या भी अपनी वेश्या-इत्तिको छोड़ संसारसे 
विरक्त होकर दृरिनामपरायण हो गयी | जिसको फ्ँसाने गयी थी 
उसके सर्वबन्धनसे मुक्त करनेवाले जालमें खय॑ं फेस गयी। सच्चे 
वैरागियोंका यही तो लक्षण है--.कामी-से-कामी पुरुषमें भी वैराग्यकी 
ज्वाला उत्तन्न कर देना | 

श्रीपातन्नज्योगदर्शनमें आया है---“बीतरागविषयं वा चित्तमः 
( १ | ३७ ) 'चीतराग पुरुषोंको विषय करनेत्राछा ( स्मरण 
करनेवाा ) चित्त समाधिस्थ दो जाता है |? अर्थात्‌ जो वीतराग पुरुष 
हैं, उनका ध्यान करनेसे चित्तकी दृत्तियोंका निरोध होता है । 
अतः चित्ततृत्तियोंके निरोधके लिये--..श्रीशुकदेवजी-जैसे बीतराग 
पुरुषोंका ध्यान करना चाहिये । श्रीज्ञुकदेवजीकी उपरामता, 
उनके वैराग्य आदिके बिषयमें क्या कहां जाय * एक बार 
वे किसी सरोवरके पाससे होकर निकले । सरोवरमें बहुत- 
सी ल्ियाँ विवश्न होकर ज्नान कर रही थीं | कुछ ही क्षण बाद 
उसी मारसे श्रीवेदव्यासजी निकले | उन्हें देखते ही सब्र श्षियाँ 
सकुचा गयीं और जछसे बाहर निकलकर जल्दी-नल्दी अपने 
कपड़े पहन अतिबिनीत भावसे प्रार्थना करने लगीं | वेदन्याप्तजी 
आश्चर्यमें हृव गये कि मेरा युवक पत्र चुकदेव अभी-अमी यहाँसे 
निकडा है । उसको देखकर तो इन ल्ियोनि कुछ भी छजा न की; 
किन्तु मुझ्न इद्धको देखकर इन्होंने झट छजासे कपड़े पहन ढिये | 
व्पक्ा क्या रहस्य है : उन्होंने उन लियोंसे ही इसका कारण 
पडा । द्ियोंने उत्तर दिया-- '्वामिन्‌ | शुकदेवजीके मनमें यह त्री 


बैराग्य और उपरामता ४१५ 


है, यह पुरुष है, यह वृक्ष है, यह पशु है, यह पक्षी है-ऐसा भेद- 
भाव नहीं है। उनको कुछ पता दढ्वी नहीं कि ये त्लियों हैं या वृक्ष | 
परन्तु आपके मनमें अभीतक यह भेद विद्यमान है । इसीसे हमछोगों- 
ने सकुचाकर कपड़े पहन लिये | इससे झुकदेवजीकी उपरामताका 
पता लगता है | 


श्रीमद्भागवतर्में जडमरतजीका वर्णन आता है | उनपर भी 
वैराग्यका नशा चढ़ा था और वह भी इतना अधिक कि ऐसा प्रतीत 
होता था मानो उन्होंने शराब पी छी हो । शराबका नशा तामसी 
होता है, अन्नका राजसी और वैराग्यका सालिक | जडभरतजी 
चैराग्य एवं उपरामताके नशेमें चूर रहते थे | उनकी इस मस्तीको 
संतारके छोग भछा क्‍या समझें ! जिसको जिस वस्तुका कुछ ज्ञान 
नहीं, कुछ अनुभव नहीं, उसका महत्त्व वह कैसे ऑक सकता है! 
अतः घरवालों और बाहरवार्लोने उन्हे मूर्ख समझ लिया था | एक बार 
भद्गरकालीकी बलिके लिये कुछ डाकू उन्हे पकडकर छे गये | जिस 
समय डाकुओंने जड्मरतजी क्नो मारनेके लिये तलवार निकाली, उसी 
क्षण देवी प्रकट हो गयीं और मारनेवा्ोंका संहार करने लगीं | 
जडभरतजीसे देवीने वरदान मॉगनेके लिये कहा | देवीका आग्रह 
देख उन्होंने यही वरदान मॉगा कि इन सबको जिला दो | कितना त्याग 
है | अपने ग्राण लेनेका प्रयत्न करनेवालोंके प्रति भी कितनी दया है! 

एक बार जडभरतजी राजा रहृगणजीकी पालकीमें जोड़ दिये 
गये । कोई जीव पैरोंतले न दब जाय-इस डरसे वे देख-देखकर पैर 
रखते थे | अतएव दूसरे कहारोंसे उनकी चालका मेल न होनेसे 
पालकी ठेढ़ी-सीधी होने लगी | राजाको यह बात बहुत बुरी छगी । 


४१६ तत््व-चिन्तामणि भाग ६ 


उन्होंने ओपसे छाल होकर जडमरतजीको बहुत बुरा-मछा कहा, 
मारनेकी बात कह्दी | ऊपर-नीचेकी बात कद्दी | जडभरतजीने उत्तर 
दिया--- 'राजन्‌ ! कौन ऊपर है, कौन नीचे । मुझपर पालकी है, 
पालकीपर आप, आपपर छत एवं छतपर आकाश | मारें गें किसको ? 
आत्मा अमर है, शरीर नाशवान्‌ |? राजा इन रहत्यमय शब्दोंको 
घुन पालकीसे कूद पड़े । उनको मान्ठम हुआ ये तो महात्मा हैं । 
झठ उनके चरणोमें गिर पड़े | दयालु जडभरतजीने उपदेश दिया, 
जिससे राजाको वैराग्य होकर परमात्माकी प्राप्ति हो गयी | ध्यान 
लगनेके लिये सौ युक्तियोंदी एक युक्ति वैराग्य है | ध्यान करनेवाले 
योगी महात्मा तो वैराग्यका आश्रय लेते हैं । और युक्तियाँ फिर अपने 
आप पैदा होती रहती हैं | ु 

ससारके पदार्थोमें आसक्ति न होनेका नाम वैराग्य है ।ससार- 
के भोगोंमें आसक्ति--प्रीति नहीं, ब्रह्मलेकतकके भोग काक-विष्ठाके 
समान अत्यन्त हेय प्रतीत हों, यह वैराग्य है | इन पदा्थोंकी ओर 
तृत्तियों जाय ही नहीं, यद्द उपरामता है | वैराग्ययुक्त उपरामता ही 
श्रेष्ठ है । बिना वैराग्यकी उपरामता तो कच्ची है, मनको धोखा 
देनेवाली है | ऋषभदेवजीमें वडी उच्च कोठिकी उपरामता थी, गौतम 
बुद्धजीसे भी बढ़कर । उनके समान उपरामताका और कोई उदाहरण 
नहीं मिलता । संसारमें विचरते हुए भी उनको ससारका ज्ञान नहीं 
था| वनमें आग छगी है, उनको पता नहीं | शरीरमें आग छूगी और 
वह शान्त भी हो गया | पर उनको आगका पता द्वी नहीं चला । 
यद्द उपरामताकी सीमा है । वे ऐसी मस्तीमें स्थित हैं कि कुछ पता 
ही नहीं । देहाष्यास द्वी नहीं | किसी भी संन्यासीमें, ,क्रिसी भी 
गृहस्थमें ऐसी उपरामता हो तो वह्द बडी प्रशंसनीय है। 


रे 


चैराग्य और उपरामता ४१७ 


उपरामताके दो भेद हैं---भीतरी और बाहरी | दोनों ही श्रेष्ठ 
हैं, किन्तु आत्माके वास्तविक कल्याणके लिये भीतरीका ही अधिक 
महत्त्व है । राजा जनकमें बाहरी उपरामता नहीं थी | वास्तवमें तो 
उनके लिये जगत्‌का अभाव ही था । शुकदेवजीमें दोनों उपरामताएँ 
थीं--भीतरी भी और बाहरी भी । राजा जनकने उनको इस बातका 
बोध कराया । उन्होंने शुकदेवजी को बतछाया कि “मद्दाराज | आपमें 
भीतरकी एत्रं बाहरकी दोनों उपरामताएँ हैं | आप मुझसे श्रेष्ठ हैं | 
आपको कुछ सीखना नहीं है, जाकर ध्यान लगाश्ये | 


झुकदेवजीने जाकर ध्यान लगाया । उनकी समाधि छग गयी 
और उन्हे परमात्म-तत्त्वकी प्राप्ति हो गयी | 


समुद्रमं चारों ओरसे नदियोंका जल गिरता है, परल्तु वह 
गम्भीर है, परिपूर्ण है; अचलश्रतिष्ठ है, वह निरन्तर नदियोंके गिरते 
रहनेसे तनिक भी चलायमान नहीं होता, अपनी मयौदाको नहीं 
छोड़ता | इसी प्रकार ज्ञानी, महात्मा, विरक्त, निष्काम पुरुष सदेव 
अपनी महिमामें परिपूर्ण हैं । संसतारके नाना प्रकारके कोई भी भोग 
उनके मनको विचलित नहीं कर सकते (गीता २| ७० )। 
संसारके भोग आकर उनको प्राप्त होते हैं और वे उनका यथायोग्य 
व्यवहार भी करते हैं, पर उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता | 
उलटे उन्‍हें तो शान्ति प्राप्त होती है । 

ज्ञानी महात्माकी इृष्टिमं संतारका आत्यन्तिक अभाव है और 
संसारी पुरुषोंकी इश्टिमें परमात्माका | विषयीके मनमें यह शझ्ला तो 
रहती है कि परमात्मा है कि नहीं, परन्तु नास्तिक तो कद्दता है, 
है दी नहीं । इसी प्रकार ज्ञानीके लिये संसार है ही नहीं | 


त० चिं० भा० ६-२७--- 


७१८ चत्व-चिन्तामणि भाग दै 


गीतामें दूसरे अध्यायके ६८ वेंसे ७१ वे इछोकतक अ्राह्मी 
स्थितिका वर्णन किया गया है | जिसको यह स्थिति प्राप्त हो जाती 
है, वह फिर मोहको प्राप्त नहीं होता | यदि अन्तकालमें भी यद्द 
निष्ठा प्राप्त हो जाय तो निश्चय ही उसे ब्रह्मानन्दकी, नि्वाणन्रक्मकी 
प्राप्ति हो जाती है-- 
एपा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुद्यति । 
खित्वास्यामनन्तकाले5पि.ब्रह्मनिर्वाणम्च्छति ॥ 
(गीता २ | ७२ ) 
गीताके दूसरे अध्यायके ६८ बेंसे ७9१ वेतकके शलोकोंमें आ्राह्मी 
खितिका वर्णन है | ६८ वें और ६९ वेंमें सिद्ध पुरुषोंकी उपरामता- 
का वर्णव किया गया है और ७० ७१ में उनके वैराग्यका | 
तसाधस्य महाबाहो निग्ृहीतानि स्वेश!ः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यस्तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥| 
या निशा स्वेभूतानां तस्यां जागरतिं संयमी। 
यर्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पर्यतो मुनेः ॥ 
आपूर्यमाणमचलग्रतिष्टं 
समुद्रभाप! प्रविशन्ति यहदत्‌। 
| तद्वत्कामा य॑ गप्रविशन्ति सर्दे 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 
विहाय कामान्यः सर्वान्‌ पुमांथरति निःस्पृदः। 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥# 
(गीता २ । न्‍ल्‍ञं--+----.......क्‍00.000हनन.._ (गीता २। ६८-७१) ) 
* #“इसलिये है अर्घुन ! जिस पुरुषकी इन्द्रियों इन्द्रियोंके विषयोति 


पैराग्य और डपराम॑ता ४१९ 


सिद्ध पुरुषोंकी तो यह स्थिति है और साधकके लिये यही 
साधन है । रागी और वैराग्यवानूमें रात-दिनका अन्तर है। एकको 
अन्धकार कहें तो दूसरा प्रकाश है । वैराग्यवान्‌ पुरुषकी पहचान 
होनी बड़ी कठिन है। हम अपनी मोहग्रसित बुद्धिके द्वारा वैराग्यवान्‌ 
पुरुषके बाहरी आचरणोंको देखकर उसका महत्त्व समझना चाहे तो 
कमी नहीं समझ सकते । कपूरकी गन्धको कुत्ता क्या समझे ? 
कश्त्रीकी पहचान गधा क्‍या कर सकता है * चस, यही बात 
वेराग्यवान्‌ पुरुषके विषयमें है |वह खय ही अपनेको जानता है या 
थोड़ा-बहुत अनुमान कोई दूसरा वैराग्यवान्‌ पुरुष कर सकता है। 
जो पदार्थ रागी पुरुषको प्रिय होते है, उसको छुख पहुँचानेवाले 
होते हैं, वे द्वी पदार्थ सच्चे भक्तको ( वैराग्यवान्‌ पुरुषको ) उल्टी 
( वमन ) के समान हेय प्रतीत होते हैं--.- 


सब प्रकार निम्नह की हुई हैं उसीकी बुद्धि खिर है। सम्पूर्ण प्राणियोंकि 
लिये जो राजिके समान है उस नित्य-ज्ञानस्वरूप परमानन्दकी प्राप्तिमें स्थित- 
प्रश योगी जागता है और जिस नाशवान्‌ सासारिक सुखकी प्राप्तिमें सब 
प्राणी जागते हैं, परमात्माके तत्त्वको जाननेवाले मुनिके लिये वह राज्िके 
समान है ) जैसे नाना नदियोंके जल सब ओरतसे परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठाचाले 
समुद्र उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग 
जिस स्थितप्रश पुरुषमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न किये बिना ही समा 
जाते हैं; वही पुरुष परम शान्तिको प्राप्त होता हैः भोगोको चाहनेवाला 
नहीं। जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्याग कर ममतारहितः अदृद्भाररहित 
और स्पह्वरहित हुआ विचरता है; वही शान्तिक्रो प्रात होता है अर्थात्‌ 
वह शान्तिको प्रात है। .__ 


8५० तत््व-चिन्तामणि भाग दै 


रमाविलासु राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन वड़भागी ॥ 


( रामचरित० अयोध्या० ) 
वैराग्यवान्‌ साधकको विषय विषके समान लगते हैं। रागीको 


इत्र-फुलेल, ल्वेंडर आदि चीजें अत्यन्त प्रिय छगती हैं, पर वैशाग्यवात्‌ 
साधकको ये चीजें ऐसी लगती है. मानो मर-मूत्न हों। उसके शरीर- 
से कहीं इनका स्पर्श हो जाता है तो उसको ऐसी घृणा होती है 
मानो पेशावकाछौंठा उसपर गिर गया हो | एकदम उल्टी बात है । 
मखमठका गद्दा रागीको अच्छा माकम होता है पर वैराग्यवान्‌ साधकको 
वह दुःखरूप प्रतीत होता है । पर कही उध्तका पैर हेप्तिषन 
(४८४४7) की चट्टीपर पड जाता है तो वैराग्यके नशेमें वह्द अत्यन्त प्रिय 
लगती है | यहाँ बहुत-से छोग सो गये । रातको ठंड पड़नेकी सम्भावनासे 
उनके पास ही बहुत-से कम्बठ, दुशाले, हेसियनकी चट्टी आदि 
रख दी गयी । रातको रागीका हाथ दुशालेपर ही पड़ेगा | कम्बढ- 
पर भी पड़ सकता है, पर तभी जब कि दुशालेसे सर्दी दूर न हो । 
वैराग्यवान्‌ साधकका हाथ खामाविकरूपसे हेसियनकी चट्टीपर ही 
जायगा। चाहे जान-बूझकर दोनों ऐसा न करें, परन्तु खाभाविक रूपसे 
उनके द्वारा येहदी क्रियाएँ होंगी । दोनोंका अपना-अपना खमाव बन 
गया है. और वह जाने-अनजाने खत: ही अपनी रुचिके अनुकूल 
क्रियाओंमें प्रवत्त हो जाता है। 

वैतग्यवानको जो छुख मिल्ता है, वह रागीके भाग्यमें कहो | 
वैराग्यवानका सुख शुद्ध सात्तिक है | यदि कहीं फूलोंकी वर्षा होती 
हो तो वहाँ वैराग्यब्रात्‌ पुरुष जायगा ही नहीं; क्‍योंकि वह वस्तु उसे 
हृदयसे घुरी छगती है । देवतागण उसके लिये विधान लेकर आते 


चैराग्य और डपरामता 8२१ 


हैं पर वह आँख खोलकर उनकी ओर देखता ही नहीं, वह विमानसे 
घबराता है | वह तो अपने आत्म-छुखमें मस्त रहता है। उसे कितना 
सुख मिलता है ! दधीचिके पास इन्द्र जाता है। ऋषि ध्यानमें मस्त 
हैं | आँख खुलनेपर इन्द्र उपदेश करनेके लिये प्रार्थना करता है । 
क्रषि कहते हैं--(तुम्हारा सुख कुत्तेका-सा है | स्वरगके अपार 
वैभवके बीच जो छुख तुम अपनी पत्नी शचीके साथ भोगते हो, 
वही सुख एक कुत्ता अपनी कुतियाके साथ धूरेपर अनुमव करता 
है |? वास्तवमें यदि ध्यानपूर्वक सोचें तो बात भी ऐसी ही है। विषय- 
छुखका क्‍या महत्तत है. ! कुछ भी नहीं । 
छोटे बच्चे मखमछके कोट पहनते हैं, जरीकी टोपियाँ ओढ़ते 
हैं, खिलोनोंको लेकर खूब आमोद-प्रमोद करते हैं | कभी-कभी अपने 
पितासे भी कह बैठते हैं---'पिताजी! आप भी खेले |? पिता उनकी 
बात छुनकर हँसता है; क्योंकि वैसे चमकीले कपड़ोंसे, वैसे खिलोनों- 
से उसकी स्वाभाविक अरुचि है | उसको थे अच्छे नहीं छगते | ऐसे 
ही वैराग्यवान्‌ पुरुषको भोगोंकी वस्तुएँ अच्छी नहीं छगगतीं | वे इनको 
देखकर हँसते हैं । वैराग्यमें उन्हे इतना आनन्द मिलता है कि 
उसके साथ अग्रतकी भी क्या बात कह्दी जाय | उनके हृदयमें क्षण- 
क्षणमें आनन्द॒की लहरें उठती रहती हैं । इस स्थितिको कैसे 
समझा या समझाया जाय | जिसमें वैराग्य हो, वह्दी इसको समझ 
सकता है | यह स्वयं अनुभव करनेकी वस्तु है, कहने-सुननेसे इसका 
अनुभव नहीं हो सकता । सॉप काटनेपर जैसे दुःखकी पीड़ाकी 
लहरें आती हैं, समुद्रमें जैसे जलकी लहरें उठती हैं तथा विजलीके 
करेंटकी छूनेसे जिस प्रकार तमाम शरीरमें एक लहर दौड जाती 


४२२ तत््च-चिन्तामणि भाग ६ 


है, वैसे ही वैराग्यमें आनन्दकी छदरें उठती है, क्षण क्षणमें उ्ती हैं 
और बहुत ही मधुर एवं सरसरूपमें उठती हैं| आनन्दकी इन छहरों- 
को कैसे समझावें, कोई उदाहरण नहीं मिछता | कामी पुरुषका 
इष्टान्त दें. तो उस वेचारेको शान्ति; आनन्दका क्या पता ! छोभीको 
पारस मिलनेपर भानन्दकी लहरें उठती हैं, पर उसके साथ मय 
है-'कहीं कोई पारस छीन न ले |? उसे अपने नाशका भय हैं; 
पारसके नाशका भय है। उसका उदाहरण भी चैरशाग्यवान्‌ पुरुषकी 
स्थितिको ठीक रूपसे समझा नहीं सकता । यह तो गूँगेका गुड़ है। 
जो जानता है, वह कह नहीं सकता; जो कद्दता है, वह वास्तविक 
रूपसे जानता नहीं | 

रागीको संसारके विपय-भोगेकि भोगनेमें जितना सुख प्रतीत 
होता है, उससे बहुत अधिक आनन्द वैराग्यवान्‌ साधककों बैराग्यमें 
होता दे | उसे वैराग्यका ऐसा नञा रहता है कि वह भोगोंकी तरफ 
दृष्टि ही नहीं डाछता | उसे इनमें रस ही नहीं प्रतीत द्वोता | 
उपरामता होनेपर जो आनन्द मिलता है, वह वैराग्यसे भी बहुत 
अधिक है | ध्यान होनेपर तो और भी विशेष आनन्द मिलता है 
( गीता ५ |२१-)-। उस आनन्दको कैसे समझाया जाय | उस 
आनन्दरूपी अम्रतसागरकी एक बूँदके आभासमात्नसे सारा संसार 
आनन्दित हो रद्दा दै,मुग्ध हो रहा है, परन्तु उस भाग्यवान्‌ पुरुष- 
को तो वह सागर ही आप्त हो जाता है । हमारी अल्पबुद्धि उसका 
अनुभव करनेमें असमर्थ है |इस आनन्दका अनुभव हमलोगोंको तभी 
होगा जब भगवल्कपासे हम उसे प्राप्त करनेमें समर्थ होंगे। 


3/2७७---०+ ०२७००१००००कु----ह 


ज्ञानयोगके अनुसार विविध साधन 


श्रीमद्भगवद्गीतार्में जिस प्रकार योगनिष्ठाकी इृष्टिसे स्थान-स्थानपर 
कम और उपासनाका उल्लेख है, वैसे ही ज्ञाननिष्ठाकी दश्सि भी 
उनका वर्णन दै ) यदि ज्ञाननिष्ठाकी इृष्टिसि किये गये साधनोंकी 
कमसंज्ञा नहीं है, फिर भी उन्हे क्रिया अथवा चेष्ठामात्र तो कह ही 
सकते हैं | उनको कर्म कहना केवल समझानेके लिये ही है । 

ज्ञान दो प्रकारका होता है---एक फलरूप ज्ञान और दूसरा 
साप्षनरूप ज्ञान | यहाँ ज्ञाननिष्ठा कहनेका अधिग्राय योगनिष्ठाके 
समान ह्वी साधनरूप ज्ञान है| योगनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठा दोनोंसे 
ही फलबप ज्ञानकी प्राप्ति होती है । उसको चाहे परमात्माका यथार्थ 
ज्ञान कहा जाय अथवा तत््नज्ञान; वह सभी साधनोंका फल है 
और सभी साधकोंको प्राप्त होता है. ( गीता अष्याय५,शछोक ४-५) | 
फलरूप ज्ञानसे जिस पदकी प्राप्ति होती है, उसे श्रीमद्भगवद्गीता- 
में निर्बाण ब्रह्म, परम पद, परमगति, अमृत और माम््‌ आदि नाम- 
से कहा गया है। यही परमात्माकी प्राप्ति है और यही समस्त 
साधनोंका अन्तिम फल है | श्रीमद्भगवद्गीतामें इस परम पदकी प्रामि- 
के लिये सांख्य अर्थात्‌ ज्ञानयोगकी दश्टिसे भी अनेकों साधन बतलाये 
गये हैं | उनका उल्लेख मुख्यरूपसे चार भागोंमें विभक्त करके किया 
जाता है | इनके अवान्तर भेद भी बहुत-से हो सकते हैं | वे 
अपनी-अपनी समझ और साधककी दृष्टिपर निर्मर करते हैं | उनके 


|| 
४२४ तत्त्व-चिस्तामणि भाग ५ 


सम्बन्ध भी थोड़ा प्रकाश डाछा जाता है । अभेदनिष्ठाकी इश्सि 
साधनके निम्नलिखित चार मुख्य भेद हैं --- 

(१ ) जड, चेतन, चर और भचरके रूपमें जो कुछ प्रतीत 
हो रहा है, वह सब ब्रह्म ही है | 


(२) जो कुछ दृश्यवर्ग प्रतीत होता है, वद्द क्षणभन्लुरः 
नागवान्‌ और अनित्य होनेके कारण वास्तवमें कुछ नहीं है । इन 
सत्रका बाघ अर्थात्‌ अत्यन्ताभाव होनेपर जो कुछ भबाघ और भखण्ड 
सत्यके रूपमें शेप रह जाता है, वह सचिदानन्दधन ब्रह्म है । 

(३ ) जड-चेतनके रूपमें जो कुछ भी प्रतीत होता है, वह्द 
सत्र आत्मा ही है, आत्मासे मिन्‍न और कोई भी वस्तु नहीं है । 


(४ ) शरीर आदि सम्पूर्ण दृश्य नाशवानू, क्षणभक्लुर 
और अनित्य होनेके कारण वास्तव हैं ही नहीं---इस प्रकारका 
अभ्यास करते-करते जब सबका अमाब हो जाता है, तब जो 
अबिनाशी, नित्य, अक्रिय, निर्विकार और सनातन सत्य वस्तु शेष 
रह जाती है, वह्दी आत्मा है। इस आत्माको ही देहके सम्बन्धसे 
देही, शरीरी आदि नामसे न्यवहारमें कहा जाता है | यह आत्मा 
ही सबका द्रष्टा और साक्षी है | 

जैसे भेदभावसे उपासना करनेवाले भक्तको भेदरूपसे ही 
परमात्माकी प्राप्ति द्वोती है, क्योंकि उसकी धारणा ही वैसी होती है, 
ठोक वैसे ही पूर्वोक्त ज्ञाननिष्ठेके सावकोंको भी उनके अपने निश्चयके 
अनुसार सचिदानन्दधन अह्मकी प्राप्ति अभेदरूपसे ही होती है । 
इस सम्बन्धमें यह प्यान रखनेकी वात है कि दोनों निष्ठाओंका 


शानयोगके अन्लुखार विविध साधन ४२५ 


अन्तिम फल एक ही है | मन और बुद्धिके द्वारा वह जाना नहीं जा 
सकता | इसीसे उप्तका शब्दोंके द्वारा वर्णन नहीं होता | वह 
अनिवैचनीय है | वह स्थिति भेद-अमेद, व्यक्त-अव्यक्त, ज्ञान-भज्ञान, 
समुण-निर्युण और साकार-निराकार आदि शब्दोंके वाच्याथसे सर्वदा 
विलक्षण है | मन और बुद्धिसे परे होनेके कारण उसे समझना- 
समझाना अथवा बतलाना सम्मव नहीं है | जिसे वह स्थिति ग्राप्त हो 
जाती है, वही उसे जानता है---यह कहना भी नहीं बनता । यह 
बात केवल दूसरोंको समझानेके लिये कही जाती है। भय रब्दोंके 
द्वारा भी कहीं उसका वर्णन सम्भव है * 

ज्ञाननिष्ठाकों गीताजीमें कहीं सांझ्य और कह्दीं संन्यासके 
नामसे बतछाया दे । 

(१ ) अब ज्ञाननिष्ठाको लक्ष्यमें रखते हुए उपर्थुक्त चार 
साधनोंमेंसे पहले साधनके अवान्तर भेद छिख्ते जाते हैं । 

( क ) जितने भी अपने-अपने अधिकारके अनुसार शात्ष- 
विह्ित कर्म हैं, उन्हें यज्ञका रूप देकर क॒तों, कर्म, करण, क्रिया 
आदि समस्त कारकोंमें ब्रह्मचुद्धि करना। गीताजीमें इसका वर्णन 
निम्नलिखित श्छोकमें किया गया है--- 

ब्रह्मापंणं ब्रह्म हविन्रह्ञाग्रों ब्रह्मणा हुतमू। 

ब्रहययतेन गन्तव्य॑ ब्रह्मकमंसमाधिना ।॥ 

(४। २४ ) 

जिस यज्ञमें अपैण अर्थात्‌ ख॒वा आदि भी ब्रह्म है. और हवन 

किये जानेयोग्य द्रव्य मी बह्म है तथा त्रह्मरूप कर्ताके द्वारा अह्मरूप 
अप्रिमें आहुति देनारूप क्रिया भी ब्रह्म है---उस तदह्मकमंमें स्थित 


४२६ तत््व-चिन्तामणि भाग ६ 


रहनेवाले योगीद्वारा प्राप्त किये जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है । 

यह साधन व्यवह्र्काडकी इष्टिसे है । साधक व्यवहारके 
समस्त उचित कर्मोंको करता हुआ इस प्रकारका भाव रक्खे और 
जहाँ-जहोँ दृष्टि जाय--जो-जो सामने आबे, उसमें ब्रह्मदृष्टि करे; 
इससे बहुत ही शीघ्र ब्रह्ममावकी जागृति हो जाती है । 

( ख ) व्यवह्ारमें कमी प्रिय विषयोंकी प्राप्ति होती है तो 
कभी अप्रियकी । अनुकूलमें प्रियता और प्रतिक्रूलमें अप्रियता होती 
ही है | ज्ञाननिष्ठाके साधकको उनमें प्रिय अथवा अप्रिय बुद्धि न 
करके ब्रह्ममाव करना चाहिये, और परमात्मामें अमिन्नभावसे स्थित 
होकर विचरण करना चाहिये । कहीं भी राग-द्वेष नहीं होना चाहिये । 
यह साधन प्राख्धालुसार प्राप्त भोगमें राग-द्ेषका अभाव करके 
ब्रह्ममें स्थित होनेकी दृष्टिसे है।यह गीताके निम्न इलोकके 
अनुसार है-.. 

न प्रहष्येत प्रियं प्राप्य नोडिजेत भाष्य चाप्रियम्‌ । 

खिरुद्धिरसंमूढो बह्मविद्‌ ब्रक्मणि खितः ॥ 


(५। २० ) 
“जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं दो और अग्रियको 


प्राप्त होकर उहिग्न न हो, वह स्थिखुद्धि संशायरह्ित अहमवेत्ता पुरुष 
सच्चिदानन्दघन परअ्नह्म परमात्मा्में एकीमावसे नित्य स्थित है | 

( ग ) छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ३। १४ । १ ) के “सर्व खल्विदं 
प्रक्न) यह सब कुछ ब्रह्म ही है--इस वचनके अनुसार सम्पूर्ण 
चराचर भूतोंके वाहर-भीतर, नीचे-ऊपर, दूर-निकट एवं उन 
भूतआणियोंकी भी सचचिदानन्दघन ब्रह्म समझकर उपासना करना | 


| 


शानयोगके अजुसार विविध साधन ४२७ 


तादय यह्द है कि ध्यानके समय केवछ एक अखण्ड त्रह्म ही सर्वत्र, 
सर्वदा और सर्वथा परिपूर्ण है---इस भावमें स्थित हो जाना । गीता- 
में इसका वर्णन निम्नलिखित इलोकमें है--- 
बहिरन्तश्वल॒ भूतानामचर॑ चरमेष  च। 
सहमत्वात्तदविज्ेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌।॥ 
( १३ | १५ ) 
वह चराचर सब भूतोंके बाहर-भीतर परिपूर्ण है, और चर- 
अचररूप भी वही है और बह सूक्ष्म होनेसे भविज्येग है. तथा अति 
समीपमें और दूरमें भी स्थित वही है । 


(२ ) “जो कुछ दृश्यवर्ग प्रतीत दो रह्म है, वह मायामय 
है---इस प्रकार सबका बाघ करके जो शेष बच जाता है, वह 
सच्िदानन्द्धन ब्रह्म है?---इस छ्वितीय साधनके अवान्तर भेदोंका 
उल्लेख नीचे किया जाता है | 


(क ) यह जो जीवात्मा और परमात्माका भेद प्रतीत हो 
रहा है, वह अज्ञानके कारण प्रतीत होनेवाली शरीरकी उपाधिसे 
दी है | ज्ञानके अम्यासद्वारा उस भेदग्रतीतिका बाघ करके नित्य 
विज्ञानानन्द्घन गुणातीत परब्रह्म परमात्मामें अमेदभावसे आत्माको 
विलीन करनेका अभ्यास करना चाहिये। ऐसा करते-करते एक 
निर्गुण निराकार सच्चिदानन्दघन त्रह्मके अतिरिक्त अन्य किसीकी भी 
किश्विन्मात्र सत्ता नहीं रहती | उपासनाका यह प्रकार जीव और 
ब्रह्नकी एकताको लक्ष्ममें रखकर है । गीतामें इसका वर्णन इस 
प्रकार आया है--- 


४२८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग < 


त्रह्माम्नावपरे यज्ञ यश्षेनेवोपजुछृति । 
(४। २५ ) 
धअन्य योगीजन पख्ह्म परमात्मारूप अम्निमें अमेददशनरूप 
यज्ञके द्वारा द्वी आत्मरूप यज्ञका हवन किया करते हैं |? 

( ख ) साधारणतया ध्यानका अभ्यास प्रारम्भ करनेपर साधक- 
को चार वस्तुएँ जान पडती हैं---मन, बुद्धि, जीव और ब्रह्म | 
साधन प्रारम्म करते ही जो कुछ स्थूछ दृश्य प्रतीत होता है, वह 
स॒व भुठाकर मन, बुद्धि और अपने-आपको सचिदानन्दधन त्रह्ममें 
तप करनेका अम्यास करना चाहिये और अनुभव करला चाहिये 
कि एक सच्चिदानन्दधन परमात्माके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 
है | जैसे विशाल समुद्र वर्फकी चद्ठानके ऊपर-नीचे, बाहर-भीतर, 
सब्र ओर जल-ही-जल होता है और वह चट्टान स्वयं भी जलमय 
ही है---बैसे ही सबको अह्ममय अनुभव करना चाहिये; ऐसा करने- 
से क्रमशः मन, बुद्धि और जीव परअह्म परमात्मामें लीन हो जाते हैं, 
और केवल परमात्मा-ही-परमात्मा रद्द जाता है | गीतामें इस साधन- 
का वर्णन निम्नलिखित श्छोकर्में है--- 


तद्वुद्धयस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणा। । 
गच्ठन्त्यपुनराबूति. ज्ञाननिर्धूतकरमपाः ॥ 
(५।१७ ) 
जिनका मन तद्रप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्॒प द्वो रद्दी 
है और सबिदानन्दधन परमात्मामें ही जिनकी निरन्तर एकीमावसे 


स्थिति है, ऐसे तम्परायण पुरुष ब्ानके द्वारा पापरद्तित द्ोकर 
अपुनराइत्तिको अर्थात्‌ परमगतिकों प्राप्त होते हैं / 


शानयोगके अन्लुसार विविध साधन ४९९, 


( ग ) ब्रह्म अलौकिक, अनिर्वंचनीय एवं विलक्षण वस्तु है। 
वह चराचर जड़-चेतन संसारमें है मी और नहीं भी है | यह 
संसार परमात्माका संकल्पमात्र दै---इसलिये वह इसमें अधिष्ठानरूप- 
से विराजमान है । इस दइश्टिसे कह सकते हैं कि वह सर्वत्र परिपूर्ण 
है । वास्तवमें यह संसार संकल्पमात्र ही है, इसलिये कोई वस्तु नहीं 
है; तब व्यापक-्याप्प भाव कैसे बनेगा | इस दृष्टिसे देखें तो 
एकमात्र परमात्मा ही है | वह किसीमें व्यापक नहीं है | यद् संसार 
भी उस परमात्मामें है और नहीं भी है । इसका कारण यह है कि 
वह अपने-आपमें ही स्थित है और यह संसार उसीमें प्रतीत हो 
रद्दा है । प्रतीतिकी दृश्टिसे कह सकते हैं कि यह संसार उसीमें है । 
प्रन्‍तु वास्तवमें यह जगत्‌, खप्नवत्‌ कल्पनामात्र होनेके कारण 
परमात्मामें सर्वथा है ही नहीं | गीताके निम्न इछोक इस बातका भी 
सकेत करते हैं--- 


मया ततमिद॑ से जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्थानि स्वेभृतानि न चाह तेप्ववखितः ॥ 
(९।४) 
धमुञ्न निराकार परमात्मासे यह सब जगत्‌ जलसे बर्फके सदृश 
परिपूर्ण है. और सब भूत मेरे अन्तगत संकल्पके आधार खित हैं 
इसलिये वास्त॒वमें मैं उनमें स्थित नहीं हैँ ।? 
न च मत्खानि भृतानि पश्य में योगमैथरम | 
-भूतभृत्र च भूतयों ममात्मा सृतभावनः ॥ 
(९।५) 
'वे सब भूत मुझमें स्थित नहीं हैं, मेरी ईश्वरीय योगश्क्तिको 


४६० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ै 


देख कि भूतोंका धारण-पीषण करनेवाल्ा और भूतोंको उत्पन्न करने- 
बाला भी मेरा आत्मा वास्तवमें भूतेमिं स्थित नहीं है | 


यथपि इन दोनों रछोकोंमें वर्णन तो सगुण-निराकार परमात्माके 
खरूपका है, परन्तु ज्ञानयोगका साधक निर्ुण निराकारकी दृष्टिसे 
भी यह उपासना कर सकता है | # इस प्रकारका अभ्यास करते- 
करते सारे संसारका अभाव हो जाता है, और एक परमात्मा ही शेष 
रह जाता है। यह साधन तो त्रह्मकी अलौकिकताकी दृष्टिसे है| 
अब आगेका साधन ब्रह्म सत्‌ और असतसे विलक्षण है, इस दृश्टिसे 
लिखा जाता है | ' 


( घ ) ब्रह्मका खरूप ऐसा विलक्षण है कि उसे न सत्‌ कह 
सकते हैं और न अखत्‌ । वह सत्‌ और असत्‌ दोनों ही शब्दोंसे 
अनिर्वचनीय है. | वह सत्‌ तो इसलिये नहों कहा जा सकता कि 
मनुष्यकी बुद्धिके द्वारा जिस अस्तित्वका ग्रहण होता है, वह जड़का 
दी होता है | चेतन वस्तु जड़ बुद्धिका विषय नहीं है | इस इृश्सि 
वह्द सतसे विलक्षण दे । परन्तु उसे असत्‌ भी नहीं कद्दा जा सकता, 
क्योंकि वास्तवरें उसका अस्तित्व है । जो इस प्रकार सत्‌ और 
असतसे विल्क्षण अचिन्त्य, अनादि, सचिदानन्दधन ब्रह्म-तत्तको 
समझकर उसका पुनः-पुनः चिन्तन करता है, उसके डिये सारे 
संसारका वाघ हो जाता है. और उस अमृतमय परअह्म परमाध्ष्माकी 
सदाके लिये अमेदरूपसे प्राप्ति दो जाती है । वह स्थिति मन-बुद्विसे 
परे और वाणीसे अतीत है | उसका कइ्ना-सुनना नहीं दो सकता | 


न+-+++----.....0838ह8.. ७ पा । 
> -# इसका बिखर भीगीतातत्व-विवेचनी प्रष्ठ ३३३ और ३३घ४मे 
देखना चाहिये। | 


शानयोगके अनुसार विविध साधन ४३१ 


ज्ेयं यत्तत्‌ प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमखछुते । 

अनादिमत्‌ पर ब्रह्म न सत्तन्नासदहुच्यते ॥ 

( १३। १२ ) 

“जो जाननेयोग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानन्दको 
प्राप्त देता है, उसको भलीमाँति कहूँगा | वह आदिरहित परम ब्रह्म 
न सत्‌ दी कहा जाता दे, न असत्‌ द्वी !? 

(ड ) ब्रह्मक्रें अलौकिक, अनिरवेचनीय एवं सत्‌, असतसे 
विलक्षण होनेपर भी सचिदानन्दखरूप होनेके कारण केवल सत्ताको 
प्रधानता देकर भी उसकी उपासना की जा सकती है । जगतमें 
जितने भी विनाशी पदार्थ देखनेमें आते हैं, उन सब्यमें अविनाशी 
परमात्माको समभावसे देखना चाहिये । जैसे एक ही भाकाश घडोंकी 
उपाधिके भेदसे अनेकों रूपमें प्रतीत होता है, वास्तवमें अनेक नहीं 
है, घड़ोंकी उपाधि नष्ट हो जानेपर वह एक ही दीखने छूगता है, 
और वास्तवमें वह एक ही है । धड़ोंकी उपाधि रहनेपर भी आकाश- 
में मिन्नता नहीं आती । वैसे ही एक ही परमात्मा शरीरोंके भेदसे 
अनेक-सा दीखता है, परन्तु वास्तवमें एक ही है | इस प्रकार 
समझकर जो इस नाशवान्‌ जगत्‌में एक नित्य विज्ञानानन्दघन 
अविनाशी परमात्माकों सदा-सर्वदा समभावसे देखता है, वह इस जड 
संसारका बाघ करके सच्चिदानन्दघन परमात्माको ग्राप्त द्वो जाता है। 
गीतामें इसका उल्लेख यों हुंआ है--- 

सम॑ सर्वेषु' भूतेषु तिष्ठन्त॑ परमेश्वर्म । 

विनश्यत्खविनश्यन्तं यश पश्यति स पश्यति।॥। 


“97 - “४ ८< (१३।२७) 


छदेर तत्त्व-चिन्तामणि भांग ६ 


जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर मूतोंमें परमेश्वरको 
नाशरहित और सममावसे स्थित देखता है, वही ययाये देखता है |? 


सर्वभूतेप येनैंक॑. भावभव्ययमीक्षते । 
अविमक्त विमक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि साखिकम॥ 
(१८ | २० ) 

“जिस ज्ञानसे मनुष्य पृथकूप्रथक्‌ सब भूतोंमे एक अविनाशी 
परमात्मभावको विभागरहिंत समभावसे स्थित देखता है, उस ज्ञानकों 
तो तू सात्तिक जान |ः 

(च ) जिस प्रकार सचिदानन्दघधन अह्मकी सत्ताको अधानता 
देकर उपासना हो सकती है, वैसे द्वी केबल चेतनभावको प्रधानता 
देकर भी हो सकती है । उसका प्रकार यह है कि ब्रह्म अज्ञानरूप 
अन्धकारसे परे सबका प्रकाशक और विज्ञानमय है | उसका खरूप 
परम चैतन्य एवं अखण्ड अनन्त ज्योतिमेय है। जो ब्रह्मके इस रूपके 
ध्यानमें तन्‍्मय हो जाता है, वद्ध भी इस जड़ संसारका बाघ करके 
अमेदरूपसे सचिदानन्दधन परमात्माकों प्राप्त दो जाता है | गीतामें 
इस खरूपकी उपासना निम्नलिखित श्छोकमें वर्णित है---- 

ज्योतिपामपि तब्ज्योतिस्त्मस। परसुच्यते । 

ज्ञान क्षेयं ज्ञानभम्यं हृंदि सर्वे्य॒विष्ठित्म 


( १३ । १७ ) 
पद पर्रह्म ज्योति्योका भी ज्योति एवं मायासे अत्यन्त परे 


कह्दा जाता है । वह परमात्मा धोधखरूप, जाननेके योग्य एव तत्त्व- 
शानसे आप्त करने योग्य है और सबके हृदयमें विशेषरूपसे स्थित है | 
( & ) सद्‌ जौर चेतनभावके समान ही आनन्दमावकी 


शानयोगके अनुसार विविध साधन. ४१३ 


प्रधानतासे भी उपासना होती है। साधकको इस प्रकार विचार 
करना चाहिये कि परिपूर्ण, अनन्त, विज्ञानानन्द्घन परमात्मा आनन्द- 
का एक महान्‌ समुद्र है और मैं उसमें बर्फकी डलीकी तरह डूब- 
उतरा रहा हैँ। मेरे नीचे-ऊपर, भीतर-बाहर सर्वत्र आनन्दकी ही 
धारा अवाहित हो रही है---आनन्दकी ही तरड्रें उठ रही हैं और 
सर्वत्र आनन्द-ही-आनन्दकी वहार मची हुई है | यह आनन्द कैसा 
है : पूर्ण है, अपार है, शान्‍्त है, धन है, अच है, यद्द धुव, 
नित्य तया सत्य है, यही व्रोधस्वरूप है, यही ज्ञानस्रुरूप है--यह 
आनन्द अचिन्त्य है, सर्वश्रेष्ठ है, सम है, यह आनन्द ही सत्ता है, 
यह आनन्द ही चेतन है, यह आनन्द ही सब कुछ है | जब 
साधक इस प्रकार ब्रह्मक्ेे आनन्दभावकी भावना करते-करते उसीमें 
मग्न द्वो जाता है, तब उसकी स्थिति निम्नलिखित हो जाती है--- 


सुखमात्यन्तिक॑ यक्तदू बुद्धिय्राह्ममतीन्द्रियम्‌ | 
वेत्ति यत्र न चेंचायं स्थितथवरृति तत्ततः ॥ 
(६। २१ ) 
(न्द्रियोंसे अतीत, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिद्यारा प्रहण 
करने योग्य जो अनन्त आनन्द है, उसको जिस अवस्थामें अनुभव 
करता है और जिस अवस्थामें स्थित यह योगी परमात्माके स्वरूपसे 
विचलित होता द्वी नहीं । ? 
यहाँतक जिन उपासनाओंका उल्लेख किया गया है, वे 
ततपदार्थको छक्ष्यमें रखकर दम” रूपसे की जानेवाली हैं | वास्तव- 
में ब्रह्म इंदमः अथवा “अहम? किसी भी दृत्तिका विषय नहीं है । 
त० चि० भा० ६-२८ “- 


४३७ तर्व-चिन्तामणि भाग ५ 


साधककी उपासनाके लिये ही उसका इृत््यारूढ रूपसे वर्णन किया 
जाता है | जैसे ऊपर 'इदम? वृत्तिके द्वारा होनेबाली उपासनाका 
वर्णन हुआ, वैसे ही “त्म” पदके लक्ष्यार्वको दृष्टिमें रखकर “अहम? 
बुद्धिसि होनेबाली उपासनाकी पद्धति नीचे बतछूयी जाती हैं। 

(३ ) सर्व यदयमात्या? (ब्रु० उ० २।०। ६) इस 
श्रुतिकि अनुसार जो कुछ है, वह सब आत्मा ही है अर्थात्‌ सब 
कुछ मेरा ह्वी स्वरूप है, मुझसे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है | 
ज्ञाननिष्ठाके अनुसार इस तृतीय साधनके अवान्तर-भेद लिखे जाते 
हैं | इसके केवल तीन प्रकार ही बतलाये जाते हैं। प्रथममें यह 
दृष्टि रस्खी गयी है कि समस्त भूत-प्राणी आत्माके अन्तर्गत हैं | दूसरे- 
में यह दृष्टि रक्खी गयी है कि भूत और आत्मा ओतग्रोत हैं। तीसरे- 
में सबके ुख-दुःखको आत्मसद्श अनुभव करनेकी बात है । उनका 
बिवरण निम्नलिखित है--- 

( के ) साधकको चाहिये कि तस्त्वदर्शो महात्मा पुरुषोंकी 
सेवामें उपस्थित होकर ज्ञाननिष्ठाके तत्तको सरल्तासे समझे, और 
अज्ञानजनित देहात्मबुद्धिको हटाकर नित्यविज्ञानानन्द्धन परमात्माके 
स्वरूपमें एकीभावसे स्थित हो जाय और अपने अनन्त चेतन आत्म- 
स्नररूपके अन्तर्गत सारे चराचर भूत-प्राणियोंको एक भशमें स्थित 
समझे । वह ऐसा अभ्यास करे कि जैसे आकाशसे उत्पन्न वायु, 
जल, तेज और पृथ्वी उसके एक अंशमें स्थित हैं, वैसे ही मुझ 
अनन्त नित्य-विज्ञानानन्द्घन आत्माके एक अंशमे यह सारा ससार 
स्थित है ! इस प्रकार पुन.-पुनः अम्यास करनेसे साधक संच्चिदा- 
नन्‍्दधन परमात्माको अमेदरूपसे प्राप्त कर लेता है | « 


शानयोगके अनुसार विविध साधन ४३५ 


तद्विद्वि प्णिपातेन परिप्रस्नेन सेवया | 
उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तखदर्शिनः ।। 
(४। डे४ ) 
“उस ज्ञानको तू त्वदर्शी ज्ञानियोंके पास जाकर समझ; 
उनको भरीमाँति दण्डवत्‌-प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे 
और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करनेसे वे परमात्मतत्तत- 
को मछीभाँति जाननेवाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्वज्ञानका 
उपदेश करेंगे |? 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मेहिमेव॑ यास्पसि पाण्डव । 
येन मूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथी मयि |। 
(४ । ३५ ) 
“जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा 
तथा हे भर्जुन ! जिस ज्ञानके द्वारा त्‌ सम्पूर्ण भूतोंको निःशेषभावसे 
पहले अपनेमें और पीछे मुझ सचिदानन्द्धन परमात्मामें देखेगा [? 
( ख ) जो कुछ जड़-वेतन, चराचर प्रतीत होता है, वह 
सब ब्रह्म है । त्रह्म ही आत्मा है, इसलिये सब मेरा ही खरूप है | 
जैसे सर्वव्यापी आकाश सम्पूर्ण बादलोमें सर्वत्र समानभावसे व्यापक 
रहता है, वैसे ही इन समस्त चराचर भूत-आणियोंमें आत्मा 
समानभावसे व्यापक रहता है | जिस प्रकार आकाशसे ही झुंड-के- 
झुंड बादल पैदा होते हैं और उसीमें स्थित रहते हैं, इसलिये सारे 
बादलोंका कारण और आधार आकाश ही है, ठीक वैसे ही समस्त 
भूत-प्राणियोंका कारण और आधार आत्मा है | इस प्रकार समझकर 
चराचर भूत-प्राणियोंकी अपना स्वरूप ही समझना चाहिये और 


५६३६ तसव-चिन्तामणि भाग 5 


सबको अपनी आत्मामें तथा आत्माको सारे भूत-आणियेमिं समभावसे 
देखना चाहिये | इस प्रकारके अम्याससे मनुप्य विज्ञानानन्द्धन 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 


सर्व यूतस्थमात्मानं सर्वभूृतानि चात्मनि । 
ईश्वते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः । 
(६।२९ ) 
धसर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीमावसे स्थितिरूप योगसे युक्त 
आत्मावाला तथा सबमें समरभावसे ठेखनेवाला योगी आत्माकों सम्पूर्ण 
भूतोंमें और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें देखता है | 


(ग ) जैसे देहामिमानी मनुष्य अपने देहके हाथ-पैर आदि 
सारे अब्डोंमें अपने आपको और छुख-दुःखोंकी प्रात्ेकों सममाबसे 
देखता है, वैसे ही साधकको चाहिये कि सम्पूर्ण विश्वको आत्मा 
समझकर समस्त चराचर भूत-प्राणियोंमें अपने आपको और उनके 
चुख-दुःखोंकोी सममावसे देखनेका अभ्यास करे | अभिग्राय यद्द है 
कि जैसे मनुष्य अपने आपको कभी किसी प्रकार जरा भी दुःख 
पहुँचाना नहीं चाहता तथा स्वाभाविक ही निरन्तर सुख पानेंके लिये 
अथक प्रयत्न करता है, वैसे दी साधक विश्वके किप्ती भी व्यक्तिको 
कभी किसी प्रकार किश्चिन्मात्र भी दुःख न पहुँचाकर सदा तत्परताके 
साथ उसके झुखके डिये चेष्टा करे | इस प्रकार समस्त भूततोंकों आत्मा 
'समझकर उनके द्वितकी चेष्टा करनेसे मनुष्य सच्चिदानन्दघन परबनह्म 


प्ररमात्माको प्राप्त हो जाता है । गीतामें इस भावको इस प्रकार 
प्रकट किया गया दै- 


शानयोगके अनुसार विविध साधन ४३७ 


आत्मौपम्पेन सर्वत्र सम॑ पश्यति यो5छुन । 
सुख वा यदि वा दु/खं स योगी. परमो मतः ॥ 
(६ । ३२ ) 
"हे अजुन ! जो योगी अपनी भोंति सम्पूर्ण भूतोंमें सम देखता 
है और छुख अथवा दु.खको भी सबमें सम देखता है, वह योगी 
परम श्रेष्ठ माना गया है | 


(9 ) शरीर आदि जितने भी हृश्यपदार्थ हैं, वे सब 
नाशवान्‌, क्षणमक्वर और अनित्य होनेके कारण वास्तबमें नहीं हैं | 
(्वम? पदका लक्ष्याथ आत्मा अविनाशी नित्य, अक्रिय, नि्विकार 
और सनातन होनेसे सत्य वस्तु है | ज्ञाननिष्ठाके अनुसार इस चतुर्थ 
साधनके कुछ अवान्तर-मेद बतलाये जाते हैं | 


(क ) आत्मा अर्थात्‌ अहमः पदका छक्ष्याथ अजन्मा, 
अचिन्त्य, अचल, अक्रिय, सर्वव्यापी और अब्यक्त है | वह शाश्वत, 
अन्यय, अक्षर और नित्य होनेके कारण सत्य है | उस अविनाशीके 
ये प्रतीत होनेवाले विनाशशील, अनित्य और क्षणभह्ठुर देह आदि 
असत्य हैं, क्योंकि उस अधिष्ठानरूप, सत्यस्ररूप आत्माके स्वप्तवत्त्‌ 
संकल्पके आधारपर ही ये टिके हुए हैं। इस प्रकार समझकर 
आत्माके सिवा सब विनाशशील जड़वर्गका अत्यन्त अभाव करके 
अपने अविनाशी सत्यस्वरूप आत्मामें ही नित्य-निरन्‍्तर बुद्धिको 
लगाना चाहिये | जब इस प्रकारके अम्याससे बृत्ति आत्माकार हो 
जाती है, तब शेषमें एक आत्मा ही बच रहता है और वही अपना 
स्वरूप दै | इस प्रकार वार-बार अभ्यास करनेसे इस क्षणमहुर 


४३८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ६ 


एवं जड हइृश्यत्रगंका अत्यन्त अमाव हो जाता है और नित्य 
विज्ञानानन्दधन ब्ह्मकी प्राप्ति हो जाती है | 
नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः | 
उभमयोरपि दरृष्टोड्न्तस्त्वनयोस्तखदर्शि भि; | 
(२। १६ ) 
'असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और सत्‌का अभाव नहीं 
है । इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त ज्ञानी पुरुपोद्रारा देखा गया है |? 
अविनाशि तु तदू विद्धि येन सर्वेर्तिदं ततम । 
विनाशमव्ययस्यास्थ न कथित्‌ कतुमहंति ॥ 
अन्तचन्त इसे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनो5प्रमेयस्थ तस्थाद्‌ युध्यध्व भारत ॥ 


(२। १७१८ ) 
'नाशरहित तो त्‌ उसको जान, जिससे यह सम्पूर्ण जगतू--- 


दृश्यवर्ग---व्याप्त है | इस अविनाशीका विनाश करनेमें कोई भी 
समर्थ नहीं है | इस नाशरहित, अगप्रमेय, नित्यस्वरूप जीवात्माके ये 
सब शरीर नाशवान्‌ कहे गये हैं | इसलिये हे भरतबशी अर्जुन ! 
तू युद्ध कर | 
य एन वेत्ति हन्तारं यश्चैन॑ मन्यते हतस। 
उभी तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हम्यते | 
(२। १९ ) 
जो इस आत्माको मारनेवाठा समझता है तथा जो इसको 
मरा मानता है, ने दोनों द्दी नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा 
वास्तवमें न तो किसीको मारता ह्व और न किसीके द्वारा मारा जाता है |? 


शानयोगके अनुसार विविध साधन ४३९ 


न जायते प्रियते वा कदाचि- 
ज्ञाय॑ भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्य; शाइवतो5यं पुराणो 
न हन्यते हन्यपाने शरीरे।। 
(२।२० ) 
ध्यह आध्मा किसी कालमें भी न तो जन्मता है और न मरता 
ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाछा ही है। क्योंकि 
यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है; शरीरके मारे जानेपर 
भी यद्द नहीं मारा जाता |? 

( ख ) जिस प्रकार विनाशी पदार्थोर्मे विधान अविनाशी 
वस्तुकी सत्ताको प्रधानता देकर उपर्युक्त उपासना द्वोती है, वैसे ही 
इन जड पदार्थोका अभाव करके साक्षी और द्रष्टाके रूपमें चेतनको 
प्रधानता देकर भी होती है। यह ससार क्षणभल्‍्लुए, नाशवान, 
अनित्य एवं जड है । इससे इन्द्रियोंकोी हठाकर अहंता, मधता, कामना 
और आसक्तिका त्यागकर विवेक एवं वैराग्ययुक्त बुद्धिसे निःसड्डल्पताका 
अम्पास करना चाहिये---अथीत्‌ जो कुछ इश्य सामने जावे, उसको 
अनित्य और नाशवान्‌ समझकर उसके अभावका अभ्यास करना 
चाहिये | उनकी विनाशिता और अनित्यताका विचार इसमें सहायक 
द्वोता है। इस प्रकार पुन -पुनः सबके अमाव तथा निःसईल्यताका 
अम्पास करते-करते अन्तर्में केवल चेतन पुरुष ही बच रहता है । 
वही ब्रह्म है | यह बात समझकर अम्यास करनेसे अचिन्त्य 
विज्ञानानन्द्घन आह्मस्वरूप अरह्मकी श्राति द्वो जाती है । गीताने 

यह बात इस प्रकार कही गयी है--- 


४४० तत्व-चिन्तामणि भाग दि 


शने! शमरुपरमेद्‌ बुद्धघा धतिग्रहीतया । 
आत्मसंस्थं मन! कृत्दा न किश्विद्पि चिन्तयेत्‌ ॥ 
(६। २५ ) 
कऋम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरामताको प्राप्त हो तथा 
पैययुक्त बुद्धिके द्वारा मनको आत्मामें स्थित करके आत्माके सिवा 
और कुछ भी चिन्तन न करे |? 


क्षेत्रक्षेत्रज्यो रेवमन्तरं ज्ञानचक्षुपा । 
भूतप्रकृतिमोक्त॑ च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌॥ 
(१३। ३४ ) 


(एस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्षक भेदको तथा कार्यसह्वित 
प्रकृतिके अभावकों जो पुरुष ज्ञाननेत्रोंद्वारा तत्वसे जानते हैं, वे मद्दात्मा- 
जन परमत्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं |? 

( ग ) जिस प्रकार सतकी प्रधानता और चेतनकी प्रधानतासे 
अहम ( त्वम्‌) पद छक्ष्यार्थ अह्मकी उपासना होती है,ब्रैसे ही आनन्दकी 
प्रधानतासे भी ब्रह्मकी उपासना होती है। साधकको चाहिये कि दृश्यमात्र- 
को नाशवान्‌, क्षणभह्लुर, अनित्य और दुःखरूप समझकर सबको मनसे 
त्याग दे और एकमात्र आत्मानन्दका ही चिन्तन करे | आनन्द ही 
ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है। ऐसा समझकर यह अनुभव करे 
कि पूर्ण आनन्द, अपार आनन्द, शान्त आनन्द, घन आनन्द, 
अचल आनन्द, छुव आनन्द, नित्य आनन्द, सत्य आनन्द, बोधस्ररूप 
आनन्द, ज्ञानसरूप आनन्द, अचिन्त्य आनन्द, परम आनन्द, 
अत्यन्त आनन्द, सम आनन्द, चेतन आनन्द, एक आनन्दक्े सिवा 
और दुछ नहीं है | वह आनन्द ही भात्मा है। आनन्द ही मेरा 


शानयोगके अनुसार विविध साधन ४४१ 


स्वरूप है | मुझ आनन्दस्वरूपके अतिरिक्ति और कुछ भी नहीं है--- 
इस प्रकारका अम्यास करते-करते अपनेकी उस आनन्दसागर 
आत्मस्वरूपमें इस प्रकार विलीन कर दे जैसे जल्में बर्फकी डली । 
इस प्रकारके अम्याससे साधक संसारसे मुक्त होकर विज्ञानानन्दधन 
ब्रह्मको ग्राप्त हो जाता है । गीताजीमें कहा है--- 
वाह्मस्पशेप्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्‌ सुखम््‌ | 


स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा. सुखमक्षयमब्लुते ॥ 
(५।२१) 


बाहरके विषयों आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला साधक 
आत्मामें स्थित जो ध्यानननित साखिक आनन्द है, उसको प्राप्त 
दोता है; तदनन्तर वह सचिदानन्दधन परत्नह्म परमात्माके ध्यानरूप 
योगमें अमिन्नभावसे स्थित पुरुष अक्षय आनन्दका अनुमव करता है |? 

( ध) जिस प्रकार सत्‌, चित्‌ और आनन्दको अल्ग-भल्ग 
प्रधानता देकर उपासना की जाती है, वैसे ही उनको एक साथ मिलाकर 
भी चित्‌ अर्थात्‌ ज्ञान और आनन्द दोनोंकी प्रधानतासे इस प्रकार उपासना 
करनी चाहिये | सम्पूर्ण पदार्थ और क्रियाओंकी मायामय समझकर सारे 
सड्डल्पोंसे रह्षित हो जाय और “अहं ब्रह्मास्मिः (चूह॒दा ० १ ।३ १० ) 
रस श्रुतिके अनुसार एक नित्य विज्ञानानन्द्घधन ब्रह्मको ही आत्मा 
समझकर अर्थात्‌ वह संचिंदानन्दघन मेरा स्वरूप ही है-श्स 
ज्ञानपूर्वक दृढ़ निश्चयके साथ उसमें अमेदरूपसे स्थित होना चाहिये | 
उसमें स्थित होकर विज्ञानानन्दधन आत्मस्वरूपका इस प्रकार चिन्तन 
करना चाहिये | आत्मस्वरूप वास्तवमें परिपूर्ण चेतन, अपार अचठ, 
घुव नित्य, परम सम, अनन्त पू्णोनन्‍्द एवं परम झान्तिमय है| 


४७४ तत्व-चिन्तामणि भाग ६ 


आत्मामें भज्ञानान्‍न्धकाररूपिणी माया नहीं है | वह उससे अत्यन्त 
विलक्षण, परम देदीप्यमान प्रकाश और परम विज्ञान तथा 
आनन्दस्वरूप है | इस प्रकार समझकर उसका निरन्तर चिन्तन 
करते हुए उसीमें रमते हुए तन्‍्मय होकर आनन्दमग्न रहना चाहिये । 
ऐसे अभ्याससे उस परमपद, अचिन्त्यस्वरूप, परअह्म परमात्माकी 
ग्राति हो जाती है 

यो5न्त।सुखो5न्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरिव य । 

स योगी बद्वनिर्धाणं ब्रह्मभ्ृतोईघिगच्छति ॥ 

(गीता ५। २४ ) 

'जो पुरुष निश्चयपूर्वक अन्तरात्मामें ही सुखवालय है, आत्मामें 
ही रमण करनेवाछा है तथा जो आत्मामें ही ज्ञानवाला है, वह 
सचिदानन्दधन परत्रह्म परमात्माके साथ एकीमाबको प्राप्त साख्ययोगी 
शान्त त्रह्मको प्राप्त होता है [?% 

(ड) अहंता, ममता, राग-द्वेष, काम-क्रोप, लोभ-मोह, 
प्रमाद-आल्स्य, निद्रा और पाप आदिसे रहित द्ोकर अपने 
विज्ञानानन्द्धन अनन्त आत्मस्वरूपमें एकीमावसे स्थित हो जाय और 
इस शरीर तथा संसारकी अपने आत्माके एक अंशमें संकल्पके 
जाधारपर स्थित समझकर शरीर, इन्द्रिय, प्राण और मनके द्वारा 
लोकदृष्टसे की जानेवाडी समस्त क्रियार्थोके द्ोते समय यद्द समझे 
कि यह सब मायामय गुणोके कार्यरूप मन, प्राण, इन्द्रिय आदि 
अपने-अपने मायामय गुर्णके कार्यरूप विषयोंमें विचर रहे हैं- 


१७-७८ ता ररप 333. >+मनन शनि शक कि निश किम _सल9त-नकरजतााछ+ फाने+मायद अ-पफरमनक्. 
# यह साधन ध्यानकी दइृश्टिसे है---अब आगेका साधन व्यवहारकी 
दृष्टिसे बतलाया जाता है | 


शानयोगके अनुसार विविध साधन ४४३ 


वात्तवमें न तो कुछ दो दी रद्दा है और न मेरा इनसे कुछ सम्बन्ध 
द्वी है अर्थात्‌ नेत्रेन्तिय रूप देख रही है---श्रवणेन्त्रिय शब्द छुन 
रही है, स्पर्जेन्विय स्पर्श कर रही है---प्राणेन्द्रिय सूँघ रही है 
रसना रस ले रह्दी है---वागिन्द्रिय वोल रही है---इसी प्रकार सब 
इन्द्रियों अपने-अपने विषयोंमें बरत रही हैं---इन सबके साथ मुझ 
चेतन द्रष्टा साक्षी आत्माका किश्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है | इस प्रकार 
कर्तापनके अभिमानसे रहित हो नित्य विज्ञानानन्द्धन आत्मस्वरूपको 
छक्ष्यमें रखते हुए सम्पूर्ण पदार्थ और क्रियाओंको मायामय समझकर 
द्रष्ट साक्षी होकर विचरे--तात्पयर्य यह है कि मन, इन्द्रियाँ और 
उनके विषय जो कुछ भी देखने और समझनेमें आते हैं, वे सब 
सत्त, रज और तम--इन तीनों गरुर्णोके कार्यरूप होनेके कारण 
गुण ही दैं--इसलिये जो कुछ भी क्रिया अर्थात्‌ चेश द्वोती है, 
वह गुणोमें द्वी होती है | यह सब्र क्षणमछुर, जड और मायाम॑य 
होनेके कारण अनित्य हैं | “अहम्‌ः पदका छक्ष्यार्थ आत्मा द्वष्टा, 
साक्षी और चेतन होनेके कारण नित्य, सत्य और उनसे अत्यन्त 
विलक्षण है, इसलिये उठते-बैठते, खाते-पीते, चछते-सोते, सब समय 
इन मायामय पदार्थों और कर्मोंका अभाव समझकर चिन्मय, साक्षी 
आत्माको उन सबसे अछग और निर्लेप अनुभव करना चाहिये और 
अचल तथा नित्यरूपसे स्थित रहना चाहिये | जो कुछ दृस्यमान 
पदार्थ हैं, वे मायामरीचिकाकी भाँति बिना हुए ही प्रतीत होते 
हैँ--.वास्तवमें एक द्वष्ठ साक्षी चेतन, निर्लेप आत्मा दी है | इस 
प्रकार अम्पास करते-करते दृश्यमान संसतारका अत्यन्त अमाव हो 
जाता है और नित्य विज्ञानानन्दघन परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है | 





४४४ तरत्व-चिन्तामणि भांग ६ 


नैब किड्चित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत दच््ववित्‌ । 
पश्यव्थृण्पन्‌ स्प्शसिप्रमश्नन्‌ गच्छन स्वपञ्धसन्‌॥ 
प्रदझषनू पिसजनू. गृहन्तुन्सिपन्निमिपन्नपि ।' 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेंपु वतेन्त इति धारयन्‌ | 
(गीता ५ । ८-९ ) 
धतत्वको जाननेवाला साख्ययोगी तो देखता हुआ, छुनता हुआ; 
स्पश करता हुआ, सूँघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता 
हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, 
ग्रहण करता हुआ तथा आँखेंको खोलता और मूँदता हुआ भी, 
सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अथोंमें बरत रही हैं---इस प्रकार समझकर 
निःसन्देह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ।? 
नान्‍्यें गुणेम्यः कतौर॑ यदा द्रशनुपस्यति। 
गुणेम्यश्व परं॑ वेत्ति मद्भावं सोष्घिगच्छति॥ 
(गीता १४ | १९ ) 
(जिप्त समय द्रष्ट तीनों शुणोंके अतिरिक्त अन्य किसतीको 
कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणोंसे अत्यन्त परे सचिदानन्दधनस्वरूप 
मुझ परमात्माको तखसे जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूपको 
प्राप्त होता है ।? 
यह साधन सब प्रकारके विहित कर्मोंको करते. हुए भी 
चलता रहता है | 
( च ) यह साधना, विचारकालकी है । इसके द्वारा आत्माके 
परत्रका विचार होकर परमात्माकी प्रातति हो जाती है | इसकी पद्धति 
यद्द है कि यद् दृश्यमान शरीर पृथ्वीपर स्थित है, इसलिये परथ्वी 


शानयोगके अनुसार विविध साधन चछ० 


इससे परे है । पृथ्वीसे तेज, वायु, आकाश, समष्टि मन और 
महत्त्व ( समष्टि बुद्धि ) उत्तरोत्तर पर हैं. । महत्तत्वसे भी पर 
अव्याज्त माया है और उससे भी परे परम पुरुष परमात्मा है । 
परमात्मासे परे और कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि वह सबकी सीमा 
है । इस प्रकार बाह्यइष्टिसे नित्य विज्ञानानन्द्धन तत्ततको पर-से-पर 
विचार करके आम्यन्तर इष्टिसे पर-से-पर आत्माका चिन्तन करना 
चाहिये । स्थूछ शरीरसे परे सूक्ष्म और आभ्यन्तर प्राण हैं । प्राणोंसे 
इन्द्रियों, मन और बुद्धि उत्तरोत्तर पर, सूक्ष्म एवं आभ्यन्तर है। तदनन्तर 
स्वभाव अर्थात्‌ अव्याकृत मायाका अंश है। उससे पर और आम्यन्तर 
आत्मा है | वही अपना स्वरूप है | उससे सूक्ष्म और आम्यन्तर 
कुछ भी नहीं है । वह स्वयं ही अपने आप है, और सबकी सीमा 
है । आत्मासे लेकर परमात्मातक जो कुछ भी दृश्यव्ग है वह 
मायामय है--मायाका कार्य है । इसीके कारण आत्मा और 
परमात्मारमें घटाकाश और महाकाशकी भाँति भेद-सा प्रतीत होता 
है । वास्तवमें किसी प्रकारका भेद नहीं है | जिस प्रकार घटके 
नाशसे घंटाकाश और महाकाशकी एकता प्रत्यक्ष दीखने छगती है, 
वैसे ही तत्तज्ञानके द्वारा मायामय अज्ञानका नाश होनेपर आत्मा और 
परमात्माकी एकताका साक्षात्कार हो जाता है 'अतएव मायाके 
कार्यरूप इश्यमान जड जगत्‌को कल्पित, अथवा अतीतिमात्र समझकर 
इसके चिन्तनसे रहित हो जाना चाहिये, और 'एक नित्य 
विज्ञनानन्दघन आत्माके स्वयंसिद्ध स्वरुपमें (स्थित हो जाना चाहिये; 
इस अकारके अभ्याससे मनुष्य परमगतिस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो 
जाता दे | 'यही बात गीता और -कठोपनिषद्‌ सी कहती है--. 


४४६ तत्व-चिन्तामणि भाग दे 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य!ः पर मनः | 
मनप्स्तु परा बुद्धियों बुद्धे! परतस्तु स।॥ 
(१३।४२ ) 
'न्द्रियोंकी स्थूछः शरीरसे पर यानी श्रेष्ठ, बलवान्‌ और 
सूक्ष्म कद्दते हैं; इन इन्द्रियोंसे पर मन है, मनसे भी पर बुद्धि है 
और जो बुद्धिसे भी अत्यन्त पर है, वह आत्मा है |? 


इन्द्रियेम्पः परा हाथो अर्थेस्यथ पर॑ मनः । 
मनसस्तु परा वुद्धिवुद्वेरात्मा महान्‌ परः ॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः | 
पुरुषान्न पर किश्वित्‌ सा काष्टा सा परा गतिः | 


( कठोपनिषद्‌ १। ३। १०-११ ) 
(न्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विषय पर हैं, विषयोंसे मन पर है, 


मनसे बुद्धि पर द्ै और बुद्धिसे भी मह्गान्‌ आत्मा ( महत्तत्त ) पर 
है । मद्त्तच्वसे अव्यक्त ( मूलप्रकृति ) पर है और अव्यक्तसे भी पुरुष 
पर है | पुरुषसे पर और कुछ नहीं है । वही [ सूक्ष्मत्लकी ] 


पराकाष्ठा ( हृद ) है, वही परा गति है |? 


( छ ) परमात्माको भ्राप्त पुर्षकी जैसी स्वाभाविक स्थिति 
होती दे, उसको लक्ष्य करके बैसी ही स्थिति प्राप्त करनेके ढिये 
साधक साधन करता है । इस इष्टिसे साधकको चाहिये कि स्वभसे 
जगनेके बाद जैसे स्वप्तकी सुश्टमें सत्ता, ममता और प्रीति लेशमात्र 
भी नहीं रहती, चैसे द्वी इस संसारकों स्वप्तवत्‌ समझे, एवं ममता और 
आसक्तिसे रहित होकर संसारके बंड़े-से-बडे प्रलोभनोंमें मी न फंसे 


शानयोगके अनुसार विविध साधन ४४७ 


और किसी भी घटनासे किश्विन्मात्र भी विंचठित न हो | साथ 
ही किसीके साथ अपना कोई सम्बन्ध न प्मझे | राग-द्ेष, हर्ष-शोक 
आदि बिकारोंसे रद्दित होकर सदा-स्वदा निर्विकार अवस्थामें स्थित 
रदे और अपने नित्य-पिज्ञानानन्द्घन आत्मस्वरूपका नित्य निरल्तर 
चिन्तन करे | इस प्रकार अपने आत्मामें ही रमण करता हुआ 
आत्मानन्दमें द्वी तन्मप और मग्न रहे। यह अम्याप्त करनेसे मनुष्य 
छेश, कर्म और सम्पूर्ण दुःखोंसे मुक्त होकर परमशान्ति और 
परमानन्दस्वरूप परमात्माकों प्राप्त होता है। नीतामें परमात्माकी 
प्राप्त पुरुषकी स्थितिका वर्णन इस प्रकार है. 
यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मवृप्श्च_ मानव३ । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्स काये न विद्यते॥ 
(३। १७ ) 
जो मनुष्य आत्मामें ही रमण करनेवाछा और आत्मामें ही 
तृप्त तथा थ्ञात्षामें ही सन्तुष्ट हो, उसके लिये कोई कतेव्य नहीं है |? 
इस प्रकार ज्ञाननिष्ठाकी साधनाके अनेक अवान्तर भेद शा्रोमे 
बतलाये गये हैं | यहाँ केवल श्रीमद्भगबद्गीतीाकी इश्सि कुछ बातें 
छिखी गयी हैं । साधकोंकी श्रद्धा, रुचि, धारणा, पद्धति और 
अधिकारभेदसे और भी बहुत-से भेद हो सकते है। पूर्वोक्त साधनोंमेंसे 
किसी भी एक साधनका रूगन और तत्परताके साथ अनुष्ठान 
करनेपर परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है । सभी साधनोंका फछ 
एक ही है । अतएव ज्ञाननिष्ठाके साधकोंको पूर्वोक्त साधनोंमेंसे 
किसी एकको अपनाकर तत्परताके साथ छग जाना चाहिये | 
ड्ः डे >++*-<2+%8-4+-*-- 


निर्शुण-निराकारका ध्यान 
इेश्यका बाघ 


जो कुछ भी दृश्यमात्र है, वह सब मायामय है, खप्नवत्‌ है। 
जैसे स्रप्से जगनेके बाद स्वप्तके संसारक्रा नाम-निशान नहीं है, 
उससे भी बढकर इसका अत्यन्त अभाव है। खम्तका संसार स्वप्तसे 
जगनेके बाद काल्पनिक सत्ताको लिये हुए है अर्थात्‌ कल्पनामात्र 
है। किन्तु परमात्माके स्रूपमें जगनेके बाद अर्थात्‌ परमात्माका 
साक्षात्कार होनेके बाद यहद्द संसार कल्पनामात्र भी नहीं है | क्‍योंकि 
खप्तमं जो ससार जिन मन-सबुद्धिमें प्रतीत हुआ था, जगनेके वाद 
वही मन-बुद्धि हैं, पर उन मन-बुद्धिमें खप्तके संसारकी कोई सत्ता 
कायम नहीं है | इसलिये वह सत्ता कल्पना मानी गयी है | 
परमात्माकी प्राति 'होनेके उत्तरकालमें तो ये मन, बुद्धि मायिक होनेके 
कारण यहद्दीं इस मायामय शरीरमें ही रद्द जाते हैं । इसलिये 
परमात्माके स्वरूपमें इस संपतारका अत्यन्त अभाव है। 
परन्तु जिस व्यक्तिको छोग परमात्माकी प्राप्ति हुई मानते हैं, उस 
व्यक्तिके अन्तःकरणमें यह संस्तार स्वप्ततत्‌ है--रेसा शात्र कढते 
हैं। अतः साधक पुरुषको उचित है कि संसारको मायामात्र, 
स्वप्ततत्‌, आकाशमें प्रतीत होनेबाले तिखरोंकी भाँति अथवा 
मरुमरीचिकाकी तरद, वास्तवमें कोई-पदार्थ है नहीं, केवल प्रतीति 


निर्भुण-निराकारका ध्यान ७४९ 


होती है--- ऐसा समझकर उसका मनसे कतई त्याग कर दे अथवा 
यों कहिये कि सड्डुल्परहित हो जाय, स्फुरणारहित हो जाय, 
संसारकी भुछा दे । 

किसी कविने कहा है--.. 

मन फुरनासे रहित कर, जोनहि बिधिसे होय | 

चाहे भक्ति चाहे ज्ञानसे, चाहे योगसे खोय ॥ 

भद्देत-सिद्धान्त्का सार यह है कि एक सचिदानन्दधन 
परमात्माके सिवा कुछ भी न हुआ है, न है । तीनों का्ोमें इस 
द्श्यका तथा उन तीनों का्ोंका भी अत्यन्त अभाव समझकर एक, 
नित्य विज्ञान-आनन्दधन परमात्माम तन्‍्मय हो रहना चाहिये | 

परमात्माके खरूपका अतिपादन 

परमात्मा सत-चित्‌-आनन्दखरूप है । ये तीनों परमात्माके 
खरूप है | ये विशेषण नहीं हैं; क्योंकि यहाँ विशेषण और विशेष्य- 
का भेद नहीं है । ये उनके गुण भी नहीं हैं, क्योंकि परमात्मामें 
गुण और युणीका भेद नहीं है और न ये उनके घम ही है; 
क्योंकि उनमें धर्म और धर्माका भी भेद नहीं है । 


सत्‌-- 

हमलोगोंकोी सत्‌ एक दूसरी वस्तु श्रतीत होती है, चित्‌ एक 
दूसरी वस्तु प्रतीत होती है और आनन्द एक और ही वस्तु अतीत 
होती है; पर बात ऐसी नहीं है |,जो सत्‌ है, वही चेतन है और 
जो चेतन है, वही भानन्द है | या यो कह्दिये कि जो चेतन है, 
बद्दी सत्‌ है और जो सत्‌- है, वही आनन्द है | अथवा यों कहिये 
कि जो आनन्द है, वह्दी चेतन द्वै और जो चेतन है वही सत्‌. 


त० चि० भा० ६-१९... 


४०० तत्व-चिन्तामणि भाग ६ 


है| जिस सत्‌को हमलोग सत्‌ मानते हैं, वह सत्‌ बास्तवमे परमात्माका 
खरूप नहीं है; क्योंकि परमात्माका खरूप उस सत्से विलक्षण है | 
गीतामे कहा है--- 
शेयं यत्तत्नवक््यामि यज्जात्वामृतमण्नुते | 
अनादिमत्पर॑ ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 
(१३१। १२ ) 
'जो जाननेयोग्य है. तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानन्दको 
प्राप्त द्ोता है, उसको भलीमॉति कहूँगा | वह आदिरहित परम त्रह्म 
न सत्‌ ही कहा जाता है, न अप्तत्‌ ही ।? 
बुद्धिके द्वारा समझमें आनेवाी सत्ता मायिक सत्ता है । 
इसलिये वह मायाका ही कार्य है | साधक पुरुषको उसमें परमात्म- 
बुद्धि करनेसे परमात्माकी प्राप्ति तो हो जाती है, किन्तु वास्तवमें 
वह सत्‌ परमात्माका खरूप नहीं है; क्योंकि यह बुद्धि मायाका 
कार्य होनेसे मायातीत परमात्माका लक्ष्य नहीं कर सकती । उस 
सतको बुद्धिविशिष्ट परमात्माका खरूप कहा जा सकता है, केवल 
निर्विशेष परमात्माका खरूप नहीं | 
चेतन-- 
>जिस चेतनको हमलछोग चेत्तन समझते हैं, चह चेतन भी 
वास्तव परमात्माका खरूप नहीं है | उससे भी परमात्माका खरूप 
अत्यन्त विलक्षण है | इसलिये गीतामें कहा है--- 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्त्मस। परखुच्यते। 
ज्ञानं ज्षेय ज्ञानगम्यं हृदि सर्व विष्ठितम ॥ 
(१३ । १७ ) 


निर्शुण-निराकारका ध्यान ४५१ 


धवह ब्रह्म ज्योतिर्योका भी ज्योति एवं मायासे अत्यन्त परे 
कहा जाता है | ग्ह परमात्मा बोधखरूप, जाननेके योग्य एवं तत्त्व- 
ज्ञानसे प्राप्त करने योग्य है और सबक्रे हृदयमें विशेषरूपसे 
स्थित है |? 

नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा जो ज्योतियों प्रतीत होती हैं 
इनसे तो वुद्धिके द्वारा समझमें आनेवाली ज्योतियों विलक्षण हैं 
अर्थात्‌ प्रकाश आदिकी अपेक्षा त्रिवेक और ज्ञान श्रेष्ठ है । उससे 
भी विलक्षण वह है जो चेतन आत्माके द्वारा चिन्मय वस्तु समझमें 
आती है, क्योंकि बुद्धि नेत्र और नेत्रोंके विषयको जानती है पर नेत्र 
बुद्धि या बुद्धिके विषयकों नहीं समझ सकते | इसी प्रकार आत्मा 
बुद्धि और बुद्धिके विषयको जानता है, पर बुद्धि आत्माको नहीं जान 
सकती | यथपि आत्मा भी, जो अपने खरूपको जानता है, वह 
शुद्ध एवं सूक्ष्म हुई बुद्धिके द्वारा जानता है | 

कठोपनिपद्में कहा हैं--- 

एप सर्वेषु भूतेपु शूहोत्मा ने प्रकाशते। 

दच्यते त्वश्नग्या बुद्धया सक्ष्मपा सह््मदर्शिमिः ॥ 

(१।३१। १२ ) 

सम्पूर्ण भूतोके हृदयमें छिपा हुआ यद्द आत्मा सबको ग्रतीत 
नही होता, परन्तु यह सूक्ष्म वुद्धिवाले महात्मा पुरुषोंसे तीकण और 
सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा ही देखा जाता है !? 

किन्तु बुद्धिके द्वारा भी जो आत्माका स्वरूप जाननेमें आता 
है, वह बुद्धिविशिष्ट परमात्माका खरूप हैं, केवल निर्विशिष स्वरूप तो 


8५२ तत्व-चिन्तामणि भाग ६ 


उससे भी विलक्षण है, जो किसी प्रकार वुद्धिके द्वारा भी जाना नहीं 
जा सकता । 
उपनिपद्में कहा है--- 

/ -येनेद सब विजञानाति त॑ केन विजानीयात्‌ 
स॒ एप नेति नेत्यात्मागृ्यो न हि गृद्तेड्शीयों 
न हि शीरयतेप्सड्े न हि सज्यतेषसितों न व्यथते न 
रिष्यति विज्ञातारमरे बेल विज्ञानीयात्‌ *' !! 

(बूह० ४ । ५। १५ ) 
“जिससे इन सबको जानता है, उसको किप्तसे जाना जाय 
वह ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, भात्ता है, अगृद्य है, ग्रहण नहीं 
किया जाता, अशीर्य है, घिसता नहीं है, असंग है, आसक्त नहीं 
होता, अप्तित है, व्यथाओ प्राप्त नहीं होता, उसका विनाश नहीं 
होता । भरे, उस जाननेवालेको किसके द्वारा जाना जाय » 
जाननेमें आनेवाले सारे ( ज्ञेय ) पदार्थ बुद्धिके ही कार्य हैं । 
उससे ज्ञान सूक्ष और महान्‌ है तथा बुद्धिका कार्य होते हुए भी 
बुद्धिका स्वरूप ही है । उस ज़ानसे भी ज्ञाता अनन्त है. और वह 
बुद्धिसे अत्यन्त विलक्षण है. | अभिप्राय यह कि ज्ञेयकी अपेक्षा ज्ञान 
व्यापक, श्रेष्ठ, उत्तम, सूक्ष्म चेतन और अनन्त है । पातझलयोग- 
दर्शनमें भी कद्दा है-- 
'तदा सर्वावरणमलापेतसस ज्ञानस्थानन्त्याज्जेयमस्पम । 
(४। ३१ ) 
'क्लेश और क्मकी निव्त्ति होनेपर सम्पूण आवरणरूप मलके 
दूर होनेसे ज्ञानकी अनन्ततामें ज्ञेय अल्प है |? 


निर्मुण-मिराकारका ध्यान ४५३ 


तथा ज्ञानकी अपेक्षा आत्मा ( ज्ञाता ) सूक्ष्म, चेतन, आनन्द- 
रूप, महान्‌ भोर विलक्षण है | यह जो आत्माका स्वरूप वर्णन 
किया गया है, इससे भी वह परमात्माका निर्विशेष स्वरूप अत्यन्त 
विलक्षण है । वह जाननेमें नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ ज्ञाता, 
ज्ञान, ज्ेयरूप त्रिपुटी नहीं है | वह प्रापणीय वस्तु है | 
आनन्द--- 

जिस आनन्दको हमलछोग आनन्द समझते है, वह आनन्द भी 
वास्तवमें परमात्माका स्वरूप नहीं है; क्योंकि उससे परमात्माका 
आनन्द-स्वरूप अत्यन्त विलक्षण है | 
गीतामें कहा है--- 

वाह्यस्पशेष्वसक्तात्मा विन्द॒त्यात्मनि यत्सुखम | 

स॒ ब्रक्मयोगयुक्तात्मा सुखमश्षयमश्लुते ॥ 


(५।२१ ) 
धाहरके विषयोमें आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला साधक 


आत्मामें स्थित जो ध्यानजनित सात्तिक आनन्द है, उसको प्राप्त 
होता है; तदनन्तर वह सचिदानन्दधन पर्रक्ष परमात्माक्रे ध्यानरूए 
योगमें अमिन्नभावसे स्थित पुरुष अक्षय आनन्द का अनुभव करता हैं | 

निंद्रा, आल्स्य आदिसे उत्पन्न सुख तो तामसी है । उससे 
तो इन्द्रिय और विषयक संयोगसे होनेवाल सुख राजसी होनेसे श्रेष्ठ 
है| एवं आध्यात्मविषयसे प्राप्त हुआ ध्यानननित सालिक सुख 
उससे भी श्रेष्ठ है;किन्तु परमात्माका जो आनन्दमय स्वरूप बतलाया 
गया है, वह इन सबसे विल्क्षण है | निद्रा, आल्स्यसे होनेवाले 
सुखसे तो वह राजसी छुख इसडिये श्रेष्ठ है कि उसमें तो ज्ञान नहीं 


४५४ तच्च-चिन्ताग्रणि भाग ६ 


रहता और इसमें ज्ञान रहता है । तथा वित्य और इन्द्रियोंकि सयोग- 
से उत्पन्न जो राजत छुख है, वह क्षणिक, नाशवात्‌ एवं परिणामर्मे 
दुःखका हेतु है तथा सालिक सुख उसकी अपेक्षा स्थायी और 
परिणाममें अम्ृततुल्य है | इसलिये अध्यात्मत्रिषयक सात्विक छुखकी 
इष्टिसे राजस छुख भी देय--त्याज्य है| किन्तु परमात्माक्रे स्वरूप- 
की इश्सि तो ध्यानजनित अध्यात्मविषयक साचिक छुख भी अपेक्षा 
कृत निम्न श्रेणीका है | इसलिये उसकी इश्सि यह भी व्याज्य है । 
गीतामें बतलाया है--. 

तत्र सं निर्मलत्वात्पफ्राशकमनामयम्‌ । 

सुखसक्गेन वध्नाति ज्ञानसड़ेव चानथ ॥ 


(१४।६ ) 
हे निष्पाप | उन तीनों गुणोंमें सत्वगुण तो निर्मल होनेके 


कारण प्रकाश करनेवाला और विकाररहित है, वह छुखके सम्बन्धसे 
और ज्ञानके सम्बन्धसे अर्थात्‌ अमिमानसे बॉघता है |? 

ध्यानजनित छुख भी देश काल्से सीमित होने और बुद्धिका 
बिपय होनेके कारण जड, अल्प भर अनित्य हे | 


जाननेवाला चेतन होता है, जाननेमें आनेवाली वस्तु जड़ 
होती है । जाननेमें अल्प चीज ही आती है और जो अल्प होती 
है, वह देश-कालसे सीमित ही होती है; किन्तु वह परमात्मा देश- 


काल्से रहित है। इसलिये परमात्माका आनन्दस्वरूप इन सबसे 
विलक्षण है । 


उस लोकिक आनन्द॒का भान उ्त आनन्दको नहीं द्वोता, 


निर्गुण-नियकारका ध्यान: ४५० 


उप्तका जाननेवाछा कोई दूसरा ही होता है, किन्तु परमात्माका 
स्वरूपभूत जो आनन्द है, उसे स्वयं अपने आपका ज्ञान है, वह 
दूसरेका विषय नहीं हो सकता, इसलिये वह चेतन है; और वह 
देश-कालसे अतोत है, इसलिये नित्य है | किन्तु इस प्रकारसे समझे 
हुए परमात्माके स्वररूपसे भी वह परमात्माका निर्विशेष स्परूप अत्यन्त 
विलक्षण है | जिसका वर्णन किया गया है, यह भी वुद्धिविशिष्ट 
परमात्माका ही स्ररूण है | बुद्धिविशिष्ट परमात्माके स्वरूपको भी 
सूक्ष्म और झुद्ध हुई बुद्विद्दार समझा जा सकता है | इसीको 
बुद्धिम्राद्य, अतीन्रिय कद्दा है--- 

भगवान्‌ कहते हैं-- 

सुबमात्यन्तिक॑ यत्तदुबु द्विग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ | 
चेत्ति यत्र न चेवाय॑ स्थितश्कति तत्तः ॥ 
(गीता ६ | २१ » 

'(इन्द्रियोंसे अतीत केवल झुद्ध हुई सूक्ष्मबुद्धिद्वारा ग्रहण 
करने योग्य जो अनन्त आनन्द है, उसको जिस अवस्थामें अनुभव 
करता है और जिस अवस्थामें स्थित वह कभी परमात्माके स्वरूपसे 
विचलित होता ही नहीं |? 

वह॒जो परमात्माका निविेप स्वरूप है, उसका तो वर्णन 
विधि या निंपेष---किसी भी प्रकारसे नहीं हो सकता, किन्तु फिर 
भी वेद और शाल जिसे रक्ष्यकर जिसकी व्याख्या करते है, उसे 
ध्येय बनाकर मनुष्य साधन करता है तो शाखाचन्द्रन्यायकी भाँति 
वह उस परमात्माको प्राप्त दो जाता है। शाखाचन्द्रन्यायका अभिप्राय 


ड्प्‌द तत्व-चिन्तामणि भाग ५ 


यह है कि द्वितीयाका चन्द्रमा किसी एककों दीख गया और दूसरे 
आदमीको दीखा नहीं | जिसको, दीखता है, वह पुरुष दूसरेको एक 
बृक्षकी शाखाको लक्ष्य बनाकर यों समझाता है कि चन्द्रमा उस 
ब्रृक्षकी शाखासे ठीक चार अंगुढ ऊपर है । एक, तीसरे आदमीको 
समझाता है कि चन्द्रमा उस मकानके कोनेसे सठा हुआ, है। 
असलूमें विचार किया जाय तो दोनों ही बातें गलत हैं, किन्तु, हस 
प्रणालीसे उन्हे चन्द्रदर्शन दो जाता है । इसी प्रकार परमात्माकी 
प्राप्तिते लिये जितने साधन बतन्अये गये हैं और परमात्माका 
जो स्वरूप वतढाया गया है, उसको लक्ष्य बनाकर साधक पुरुष 
परमात्माकी ग्राप्तिक साधन करनेसे परमात्माकी प्राप्ति कर 
सकता है । 


परमाक्माका नो साकार-निराकार, समुण-निगुण, व्यक्त-भव्यक्त 
स्रूप बतलाया गया है, वह सब ठीक भी है, वेठीक भी । क्योंकि 
साधु महात्माओंने, वेद-शा्तरोंने परमात्माके खरूपके विपयमें जो 
वर्णन किया हैं, उसको छक्ष्य बनाकर साधन करनेपर परमात्माकी 
प्राप्ति हो जाती है। इसल्यि तो वह बतलाना ठीक है| और 
वास्तबमे शब्दोके द्वारा जो परमात्माके स्वरूपंकी व्याख्या की गयी है, 
उससे परमात्मा अत्यन्त विलक्षण हैं; क्योंकि परमात्माके स्वरूपका 
वर्णन आर्णीद्वारा हो ही नहीं सकता । ' ! 
सार कारका ध्यान करनेवाले पुरुषोंकी शात्रोम वर्णित 
परुछाफे स्वडवेकी कुन्येधर किसी भी विधिसे तत्परतापूर्वक साधन 
हरा चादिये, इससे स्वतु:_बेज्ततिक स्वरूपकी प्राप्ति हो सकती दै । 





